< 


£ ~ www.akfunworldae nr 


SE ROWLINS 


* समर्पण % 
संकट में साथ देने वाले मित्र 
सिएन पी.एफ. हैरिस को 


हैशे पॉटए और रहस्यमयी तहझाना 


अध्याय - उक 
अबभे बुश जन्मदिन 


यह कोई पहली बार नहीं हुआ था, जब प्रिविट ड्राइव के मकान नबर चार में नाश्ते के समय बहस हुई हो। वरवाँन 
डर्स्की की नींद सुबह जल्दी खुल गई थी। वे अपने भाजे हैरी की मादा उल्लू के चीख़ने की वजह से जाग गए थे। 

वे नाश्ते की टेबल प्र गरज रहे थे, 'इस हफ्ते में यह तीसरी बार हुआ है। अगर तुम उस उल्ल को काबु में नहीं 
रख सकते, तो मैं उसे यहाँ से बाहर निकाल दूँगा!” 

हैरी ने एक बार फिर सफाई देने की कोशिश की। 


उसने कहा, “वह बोर हो गर्ई है। उसे खुले आसमान में उड़ने की आदत है। अगर मैं उसे सिर्फ रात को खुला 
छोड़ दूँ, तो शायद...” 


वर्वाँन अकळ गार्गए, “क्या मैं तुम्हें मूर्ख दिखता है?” यह बोलते समय तले अडे का एक टुकड़ा उनकी घनी मँँछां 


प्र लटक रहा था “मैं जानता हुँ उस उल्लू को बाहर निकालने के बाद क्या होगा!” 
उन्होंने और उनकी पत्नी पेट्रनिया ने एक-दूसरे की तरफ रहस्यमयी अंदाज़ में देखा। 


हैरी ने जवाब देने की कोशिश की, परंतु उसके शब्द डर्स्ली के बेटे डडली की लबी और तेज़ डकार के नीचे दब 
गए 


“मुझे और नाश्ता चाहिए? 


पेट्निया आटी ने अपने भारी-भरकम पुत्र को लाड़ भरी नज़रों से देखते हुए कहा, कड़ाही में और नाश्ता रखा 
है, मेरे लाइले। इतने समय बाद तो हमें तुम्हें जी भर कर खिलाने का मौका मिला है... मुझे नहीं लगता कि स्कूल में तुम्हें 
अच्छा खाना मिलता होगा ...” 


“पेट्रनिया, फालतू की बात मत करो! जब मैं स्मेल्टिग्स में था, तो कभी भूखा नहीं रहा,” वरवॉन अकल ने जोश 
से कहा डडली को वहाँ खाने की कमी नहीं रहती होगी, है ना बेटा? 


डडली इतना मोटा था कि उसके पुट्ठे किचन की कुर्सी के दोनों तरफ लटक रहे थे। वह यह सुनकर मूर्खां की 
तरह मुस्कराया और हैरी की तरफ मुडी 


“मुझे कड़ाही उठाकर दो! 
हैरी ने चिढ़कर कहा, “तुम जादुई शब्द बोलना तो भूल ही गए! 


इस सामान्य से वाक्य का पूरे परिवार प्र अविश्वसनीय असर हुआ : डडली की साँस रुक गई और वह हॉफते 
हुए कुर्सी से इतनी तेज़ी से गिरा कि पूरा किचन हिल गया; मिसेज डर्स्ली ने चीख़कर अपने मुँह प्र हाथ रख लिया; मिस्टर 
डर्स्ली उछलकर खड़े हो गए और उनकी कनपटी की नसें फड़कने लगी। 


हैरी ने तत्काल कहा, “मेरा मतलब यह था कि उसने “प्लीज़!” नहीं कहा था। मेरा मतलब और कुछ नहीं था -? 


उसके अंकल गुस्से में टेबल प्र थूक उड़ाते हुए गरजे, मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारे घर में जादू का 
नाम भी मत लेना” 


“प्रतु मैं तो -! 
व्रवाँत्‌ अकल टेबल पर मुक्का मारते हुए दहाड़े, 'डडली को डराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 
“मैं तो सिर्फ -! 


'मैंने तुम्हे पहले भी चेतावनी दी थी! मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा कि इस छत के नीचे तुम्हारी असामान्य 
हरकतों का जिक्र हो! 


हैरी ने अपने बैंगनी चेहरे वाले अकल से नजरें हटाई और पीले चेहरे वाली आंटी की तरफ देखा, जो डडली को 
उसके पैरों प्र खडा करने की कोशिश कर रही थी। 


हैरी बोला, “ठीक है, टीक हैं. 


व्रवाँत्‌ अकल वापस बैठ गए। बहरहाल, वे अब भी किसी भड़के हुए गेंडे की त्रह हाफ रहे थे और अपनी छोटी, 
तेज आँखों के कोवां से हैरी प्र करीबी निगाह रखे थे 


जब से हैरी गर्मी की छुटिटयों में घर लौटा था, वरवॉव अकल उससे इस तरह बर्ताव कर रहे थे मानो वह कोई 
बम्‌ हो, जो किसी भी समय फट सकता है। इसका कारण यह था कि हैरी सामात्य बच्चा वहीं था । सच तो यह था 
कि वह उतना ही असामान्य था, जितना हुआ जा सकता था 


हैरी पॉटर एक जादूगर था, जो हाँगवर्दस जादूगरी और तत्र के विद्यालय में एक साल तक पढ़ने के बाद घर लौटा 
था और अगर डर्स्ली दंपति छुट्टियाँ में उसके घर आने की वजह से दुखी थे, तो हैरी उनसे भी ज़्यादा दुखी था। 


उसे हाँगवर्दस की इतनी याद आती थी, जैसे उसके पेट में लगातार दर्द हो रहा हो। उसे महल के रहस्यमयी गलियारों 
और भूतां की याद आती थी, अपनी जादू की पढ़ाई (शायद जादुई काढ़े की टीचर स्नेप को छोड़कर), उल्लुओं द्वार लाई 
जाने वाली डाक, बड़े हॉल में दावतें खाना, टॉवर के कमरे में मसहरीदार प्लग प्र सोता, चाबियों और मैदान के रखवाले 
हैग्रिड के अंधेरे जगल के पास बने घर तक जाना याद आता था। उसे सबसे ज़्यादा याद क्विडिच की आती थी, जो जादूगरों 
की दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल था (छह ऊँचे गोलपोस्ट, चार उड़ती गेंदे और जुई झाडुओं प्र उड़ते चौदह खिलाड़ी) 


जैसे ही हैरी घर आया था, वैसे ही वरवाँन अकल ने उसकी मत्र की सारी किताबें, जादुई छड़ी, दृशाले, कड़ाही 
और बेहतरीन निम्बस 2000 झाडू को सीढ़ी के नीचे वाली अलमारी में ताळे में बद कर दिया था पूरी गर्मियों में क्विडिच 
की प्रैक्टिस न करने के कारण अगर हैरी को उसके हाउस की क्विडिच टीम से निकाल दिया जाए, तो डर्स्ली दंपति को 
इसकी क्या प्रवाह थी? अगर हैरी बिना होमवर्क किए स्कूल जाएगा, तो डर्स्ली दंपति को इससे क्या फर्क पड़ता था? डर्स्ली 
दंपति ऐसे लोग थे, जिव्हें जादूगर मगल कहते थे (ऐसे लोग जिनकी नसों में जादुई खून की एक बूँद भी नहीं थी)। उनके 
हिसाब से परिवार में किसी जादूगर का होना सबसे शर्मनाक बात थी। वरान अकल ने हैरी की उल्ळ हेडविग को भी उसके 
पिंजरे में बद करके ताला लगा दिया था, ताकि वह जाद्गरों की दुनिया में किसी के पास संदेश न ले जा सको 


हैरी का हुलिया बाकी परिवार से बिलकुल अलग था। वरवाँन अकल भारी-भरकम थे, उनकी गर्दन न्‌ के बराबर थी 
और उनकी मुँछे बड़ी तथा काली थी। पेटूनिया आंटी का चेहरा पतला और घोड़े की तरह था! डडली सुनहरे बालों 
वाला, गुलाबी और सुअर की तरह मोटा था। दूसरी तरफ हैरी छोटा और दुबला था, उसकी आँखें चमकदार हरी थीं और 
उसके गहरे काले बाल हमेशा बिखरे रहते थे! वह गोल चश्मा पहनता था और उसके माथे पर एक पतला, बिजली गिरने 
के आकार वाला निशान था। 


इस निशान ने ही हैरी को ख़ास तौर प्र असामात्य बना दिया था, बाकी जादूगरों से भी ज़्यादा असामान्य यह 
निशान हैरी क उस रहस्यमय अतीत की इकलौती निशानी था, जिस वजह से उसे ग्यारह साल पहले डर्स्की दपति की चौखट 
प्र छोड़ा गया था। 


एक साल की उम्र में हैरी व जाने कैसे दुनिया के सबसे बड़े शैतावी जादृगर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के शाप से बच गया 
था, जिसका नाम लेने में ज़्यादातर जादूगर और जाद्गरनियाँ आज भी डरते थे। वोल्डेमॉर्ट के हमळे में हैरी के माता-पिता 
मारे गए, परंतु वह बिजली गिरने जैसे निशात के साथ बच गया, और किसी भी तरह - कोई नहीं जानता कि क्यों - जिस 
पल वोल्डेमॉर्ट हैरी को नहीं मार पाया, उसी पल उसकी तमाम शक्तियाँ चली गड्ढी 


इसलिए हैरी को उसकी मूत माँ की बहन और उसके पति ने पाला उसे डर्स्ली परिवार में रहते-रहते दस साल 
हो चुके थे, परंतु वह यह कभी नहीं समझ पाया कि उसके आस-पास अजीब घटनाएँ क्‍यों होती रहती थी। उसे डर्स्ली परिवार 
की इस कहावी प्र विश्वास था कि जिस कार दुर्घटना में उसके माता-पिता मरे थे, उसी में उसके माथे प्र यह निशान 
बना था। 


प्रतु ठीक एक साल पहले हाँगवर्ट्स से हैरी के नाम एक ख़त आया और सारी सच्चाई सामने आ गडी हैरी जादूगरों 
के स्कूल में पढ़ने चला गया, जहाँ वह और उसका निशान दोनों ही मशहूर थे... प्रतु अब स्कूल की छुट्टियाँ शुरू हो 
चुकी थीं, इसलिए वह मजबूरन छुट्टियाँ में डर्स्ली परिवार के साथ रहने के लिए वापस आया था यहाँ उसके साथ ऐसे 
कुत्ते की त्रह बर्ताव किया जाता था, जो किसी गदी जगह में लोट लगाकर आया हो। 


डर्स्की प्रिवार को तो इतना भी याद नहीं था कि आज हैरी का बारहवाँ जव्मदित्‌ है। जाहिर है, उसे उनसे ज़्यादा 
उम्मीदें भी नहीं थी। केक की बात तो रहने ही दें, उन्होंने उसे कभी ढंग का तोहफा भी नहीं दिया था। प्रतु उसके जन्मदिन 
को बिल्कुल अनदेखा कर देना... 


उसी पल वरान अकल ने अपना गला साफ करते हुए महत्वपूर्ण अंदाज़ में कहा, जैसा कि हम सब जातते हैं, 
आज बहुत महत्वपूर्ण दिन्‌ है।! 


हैरी ने ऊपर की तरफ देखा। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था! 
व्र्वाँन अकल ने कहा, “आज के दिन मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा करूंगा? 


हैरी दुबारा अपना टोस्ट खाने लगा उसने कड़वाहट से सोचा, वरवाँत अकल अपनी मूर्खतापूर्ण डिनर पार्टी के बारे 
में बात कर रहे है। पिछले पंद्रह दिनों से वे सिर्फ इसी बारे में बातें कर रहे थे। एक अमीर भवन-निर्माता और उसकी पत्नी 
डित्र प्र आ रहे थे और वरवाँत अकल को उम्मीद थी कि वह भवन-निर्माता उन्हें बहुत बड़ा आर्डर देगा (वरवाँत अगल 
की कपवी ड्रिल बनाती थी) 


व्र्वाँन अकल बोले, “चलो, हम लोग एक बार फिर कार्यक्रम दोहरा लो हम सब आठ बजे अपनी-अपनी जगह 
प्र होंगे। पेट्निया, तुम रहोगी - ? 


“यहाँ बैठक में,” पेटूनिया आटी तत्काल बोलीं, “अपने घर में उनके स्वागत के लिए तैयारी” 
“बहुत बढ़िया और डडली बेटा तुम्‌? 


“दरवाजा खोलने के इंतजार में” डडली ने चेहरे पर एक बनावटी और भद्दी सी मुस्कान लाते हुए कहा “मैसन 
अकल-आटी, लाइए मैं आपके कोट सँभालकर रख द” 


पेट्या आटी गद्गद्‌ होकर बोलीं, “वे सोचेंगे कितना प्यारा बच्चा है!” 


'शाबाश डडली,” वरात अकल ने कहा फिर वे हैरी की तरफ मुड़े! और तुम ? 


५ 


हैरी ने भावहीन स्वर में जवाब दिया, अपने बेडरूम में, बिलकुल चुपचाप, जैसे इस घर में हैँ ही नहीं। 


~ 


बिलकुल ऐसा ही करना,” वरनाँन अकल ने बुरा सा मुँह बनाकर कहा 'पेट्रनिया, मैं उन लोगों को 
आउँगा, तुम्हारा परिचय कराऊँगा और उनके लिए ड्रिंक्स बनाऊँगा सवा आठ बजे - 


बैठक 


ठक्‌ में लेकर 


a 


“मैं कहुँगी, “डिनर तैयार है,” पेटूनिया आटी बोली। 

“और डडली बेटा, तुम बोलोगे -! 

मैसन आटी, आइए मैं आपको डाइनिंग रूम में ले चलँ?” डडली ने अपनी मोटी बाँह एक अदृश्य महिला की 
तरफ बढ़ाते हुए कहा 

पेट्रतिया आटी नाक से साँस खींचते हुए बोलीं, “मेरा आदर्श सभ्य बच्चा? 

“और तुम ?' वरवाँत अकल ने खा जाने वाले अदाज़ में हैरी से पूछा 


~ 


“अपने बेडरूम में, बिलकुल चुपचाप, जैसे इस घर में हुँ ही नहीं,” हैरी ने नीरस अदाज़ में कहा 


बिलकुल ऐसा ही करवा अब हमारा लक्ष्य है डित्र के दौरान उनकी तारीफ में कुछ वाक्य बोलना पेट्रनिया, तुम 
इस्‌ मौके प्र क्या कहोगी? 


“मिस्टर मैसन, वरवाँन ने मुझे बताया है कि आप गोल्फ के बेहतरीत खिलाड़ी हैं... मिसेज मैसन, आपने यह ड्रेस 
कहाँ से ख़रीदी 


'बहुत्‌ बढ़िया... और डडली बेटा, तुम क्या कहोगे?” 


“यह कैसा रहेगा : “हमें स्कूल में अपने आदर्श व्यक्ति पर निबध लिखना था और मैसन अकल, मवे आपक बारे 
में लिखा था?” 

पेट्निया आंटी और हैरी दोनों के लिए इसे पचाना मुश्किल था। पेट्रनिया आटी की आँखों में आँसू आ गए और 
उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया दूसरी तरफ, हैरी ने अपना मुँह टेबल के नीचे छुपा लिया, ताकि कोई उसे हँसते 
हुए न्‌ देख लो। 


“और तुम, लड़के? 


हैरी ने अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए उसे भावहीन बनाने की पूरी कोशिश की। 


उसने कहा, “अपने बेडरूम में, बिलकुल चुपचाप, जैसे इस घर में हुँ ही नही? 


बिलकुल ऐसा ही करना,” वर्नाँन अकल ने जोर देते हुए कहा] मैसन दंपति तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते और 
हम्‌ चाहते भी नहीं हैं कि उन्हें तुम्हारे बारे में पता चलो। पेट्रनिया, डितर ख़त्म होने के बाद तुम मिसेज मैसत को कॉफी 
पिलाने के लिए बैठक में ले जावा और मैं चर्चा को ड्रिल की तरफ मोड़ दुगा अगर किस्मत अच्छी रही, तो दस बजे 
की यूज़ से पहले मैं समझोते पर दस्तखत करवाकर उसे लिफाफे में बद करवा लँगा कल इस समय हम माजोर्का में हाँलिडे 
होम ख़रीद रहे हागे” 


हैरी यह सुनकर बहुत रोमांचित नहीं हुआ उसे उम्मीद नहीं थी कि डर्स्ली दंपति माजोर्का में उसके साथ प्रिविट 
ड्राइव से ज़्यादा अच्छा व्यवहार करेंगे 

“तो फिर ठीक है - अब शहर से डडली और अपने लिए डित्र जैकेट लेकर आता हूँ! और फिर उन्होंने गुर्रकर 
हैरी से कहा, और तुम, जब तुम्हारी आटी सफाई करें, तो उनके रास्ते में मत आवा” 


हैरी पिछले दरवाजे से बाहर चला गया दिन खुशनुमा और सूरज की रोशनी से भरा था। वह लॉन के पार गया, 
बगीचे की बेच प्र बैठा और धीमी आवाज़ में गाने लगा, हैप्पी बर्थडे टु मी... हैप्पी बर्थडे टु मी...” 


न्‌ कोई कार्ड, न कोई तोहफा और वह आज की शाम इस तरह गुजारेगा, जैसे वह इस दुनिया में हो ही नही 
वह दुखी मन से झाड़ियों को एकटक देखने लगा उसे कभी इतना ज़्यादा अकेलापन महसूस नहीं हुआ था। हाँगवर्दस की 
किसी भी चीज़ से ज़्यादा, क्विडिच खेलने से भी ज़्यादा हैरी को अपने सबसे अच्छे दोस्तों रन वीज़्ली और हर्माइनी ग्रेंजर 
की याद आ रही थी। बहरहाल ऐसा लग रहा था, जैसे उन लोगों को उसकी बिलकूल भी याद नहीं आ रही थी। पूरी गर्मियों 
में दोनों में से किसी ने भी उसे चिट्टी तक नहीं लिखी थी, जबकि रॉन ने हैरी से कहा था कि वह उसे अपने घर रहने 
के लिए बुलाएगा। 


अनगिनत बार हैरी जादू से हेडविग के पिजरे का ताला खोलने की कगार प्र था और उसके द्वारा रँ और हर्माइवी 
को चिट्ठी भेजना चाहता था। परंतु यह इतना महत्वपूर्ण काम नहीं था कि इसके लिए इतना बड़ा जोखिम लिया जाए 
नाबालिग जादूगरों को स्कूल के बाहर जादू करने की इजाज़त नहीं थी। हैरी ने यह बात डर्स्ली दंपति को नहीं बताई थी। 
वह जानता था कि वे जादुई छड़ी और जादुई झाड़ू के साथ उसे भी सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी में सिर्फ इसलिए 
बंद नहीं कर रहे थे, क्‍योंकि उन्हें डर था कि हैरी उन सबको गुबरैले कीड़े में बदल देगा डर्स्ली परिवार में लौटने के दो 
सप्ताह बाद तक हैरी अवापशनाप मत्र बोलता था और उसे तब बहुत मज़ा आता था, जब डडली अपनी जान छुड़ाकर थुलथुलळ 
पैरों से कमरे के बाहर भागता था परतु रन और हर्माइनी की लबी खामोशी के कारण हैरी अब ख़ुद को जादुई दुनिया 
से इतना अलग-थलग महसूस कर रहा था कि उसे डडली को सताने में भी मज़ा नहीं आ रहा था - और अब तो रान 
और हर्माइनी उसका जन्मदिन भी भूल गए थे। 


हॉगवर्टस से अगर एक भी खत आ जाए, तो बदले में वह इस समय कुछ भी दे सकता था। किसी भी जाद्गरवी 
या जादूगर के ख़त के बदले में! यहाँ तक कि अपने जावी दुश्मन ड्रेको मैल्फाँय की शकक्‍्छ देखकर भी वह एक तरह से 
खुश ही होगा, क्योंकि उसे यकीन हो जाएगा कि यह सब महज एक सपना नहीं था... 


ऐसा नहीं था कि उसने हॉगवर्टस में पिछले साल मौज-मस्ती ही की हो! साल के आख़िर में हैरी ने किसी और 
का नहीं, बल्कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का सामना किया था। वोल्डेमॉर्ट अब पहले जितना शक्तिशाली तो नहीं था, प्रतु वह अब 
भी डरावना था, अब भी चालाक था, अब भी दुबारा शक्तिशाली बनने की जीतोड़ कोशिश कर रहा था। हैरी दूसरी बार 
वोल्डेमॉर्ट के चुगल से बच निकला था, परंतु इस बार वह बिलकुल बाल-बाल बचा था। हालाँकि यह घटना कई सप्ताह 
पुरानी हो चुकी थी, परतु वह अब भी उसकी यादों की वजह से वह रात को जाग जाता था, ठंडे पसीने में नहा जाता 
था और सोचने लगता था कि वोल्डेमाट इस समय जाने कहाँ होगा उसे वोल्डेमॉर्ट का लाल चेहरा और उसकी गुस्से से 
भरी बड़ी-बड़ी आँखें याद आ जाती थीं 


हैरी अचानक बगीचे की बेंच प्र तनकर बैठ गया वह झाड़ियों को यूँ ही घूर रहा था - प्रतु अचानक झाड़ियाँ 
पलटकर उसे घूरते लगीं । पत्तियों के बीच दो बड़ी हरी आँखें उभर आई थी 


जैसे ही हैरी उछलकर खड़ा हुआ, लॉन के दूसरी तरफ से एक चिढ़ाने वाली आवाज तैरती हुई आई 


डडली बतख जैसी चाल चलते हुए उसकी तरफ आ रहा था और गा रहा था, "मैं जानता हुँ, आज कौन सा दिन 


है 
बड़ी-बड़ी आँखें झपकी और गायब हो गड्ढी 
क्या? हैरी ने पूछा उसने अब भी अपनी आँखें झाड़ियों पर से नहीं हटाई 
“मैं जानता हैं, आज कौन सा दिन है,” डडली ने उसके बिलकुल पास आते हुए दोहराया 


“बहुत अच्छे,” हैरी ने कहा “चलो, अब तुम्हें सप्ताह के दिन तो याद हो गए? 


डडली ने ताना मारा, “आज तुम्हारा जन्मदिन है। परंतु यह तो बताओ, तुम्हें किसी ने भी कार्ड क्‍यों नहीं भेजा? 
क्या उस अजीब जगह पर तुम्हारा एक दोस्त भी नहीं है? 


हैरी ने ठंडेपत से जवाब दिया, बेहतर होगा कि तुम्हारी माँ यह न सुन्‌ लें कि तुम मेरे स्कूल के बारे में बात कर 
रहे हो।! 

डडली ने अपना पैंट ऊपर सरकाया, जो उसकी मोटी कमर से वीचे सरक रहा था। 

उसने सदेह भरे स्वर में पूछा, “तुम झाड़ियों को क्‍यों घूर रहे थे? 

हैरी ने कहा, मैं यह सोच रहा था कि इनमें आग लगाने के लिए सबसे अच्छा मत्र कौन सा होगा? 

डडली तत्काल पीछे की ओर लड़खड़ाया और उसके मोटे चेहरे प्र दहशत के भाव उभर आए। 


“तुम ऐसा नहीं कर सकते। डैडी ने तुम्हें जादू करने के लिए मना किया है। उन्होंने कहा है कि वे तुम्हें घर से बाहर 
निकाल देंगे और तुम कहीं दूसरी जगह जाकर रह भी नहीं सकते। तुम्हारा तो कोई दोस्‍त भी नहीं है, जो तुम्हें अपने घर 


'छुमतर काली कतर!” हैरी खँखार आवाज़ में मत्र पढ़ने लगा! "तेरा वचन न जाए खाली... जल तू जलाल 


“मम्मी... मी... मी...!” डडली चीख़ते हुए जान छुड़ाकर गिरते-प्ड़ते हुए घर की तरफ भागा “मम्मी! देखिए, 
वह क्या कर रहा है!” 


हैरी ने एक पल के इस आनद की बहुत भारी कीमत चुकाई। चूँकि डडली या झाड़ियों को कोई नुकसान नहीं हुआ 
था, इसलिए पेट्रनिया आटी समझ गई कि उसने सचमुच कोई जादू नहीं किया था! फिर भी उन्होंने साबुन लगा फ्राइंग पैन 
हैरी प्र फंककर दे मारा और उसे झुककर अपना सिर बचाना पड़ा इसके बाद पेट्निया आटी ने उसे बहुत से काम दे 
दिए और यह भी बता दिया कि जब तक वह काम पूरे नहीं कर लेगा, तब तक उसे खाना नहीं मिलेगा 


जब हैरी खिड़कियाँ साफ कर रहा था, कार धो रहा था, लॉन तराश रहा था, फूलों की क्यारियां को व्यवस्थित 
कर रहा था, गुलाब के पौधों की छँटाई करके उनमें पानी दे रहा था तथा बगीचे की बेंच पर पेंट कर रहा था, तब डडली 
जीभ लप्लपाते हुए आइसक्रीम चाट रहा था और टहलते हुए उसे देख रहा था। आसमान में सूरज तेज़ी से चमक रहा 
था और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को जला रहा था। हैरी जानता था कि उसे डडली के जाल में नहीं फँसवा चाहिए 
था, प्रतु डडली ने बिलकुल वही बात कह दी थी, जो हैरी खुद सोच रहा था... शायद हाँगवर्टस में उसका एक भी दोस्त 
नहीं है 


फूलों की क्यारियां में खाद फैलाते समय उसने गुस्से सोचा, “काश वे इस समय मशहूर हैरी पॉटर को देख पाते!” 
उसकी कमर दुख रही थी और चेहरे से पसीने की बँँदें टपक रही थी। 


आखिर, शाम को साढ़े सात बजे थके-मादे हैरी ने सुना कि पेट्रनिया आंटी उसे आवाज़ लगा रही थीं 

यहाँ अदर आओ! और अख़बार प्र पैर रखकर आवा!” 

हैरी ख़ुशी से चमकदार किचन में अदर आ गया। फ्रिज प्र रात्‌ की पुडिंग रखी थीः फटी हुई क्रीम का एक बड़ा 
ढेर और मिठाई ओवन में गोश्त भुन रहा था 

“जल्दी आओ! मैसन दंपति बस आते ही होंगे! पेट्रनिया आटी ने उसे फटकारते हुए किचन की टेबल प्र रखी 
ब्रेड की दो स्लाइस और चीज़ के एक टुकड़े की तरफ इशारा किया! वे अपनी नारगी-गुलाबी काँकटेल ड्रेस पहन चुकी थी 


हैरी ने हाथ धोकर बेस्वाद भोजन को जैसे-तैसे गले से नीचे उतारा जिस पल उसने आखिरी कौर उठाया, पेट्निया 
आंटी ने झपटकर उसकी प्लेट हटा दी “अपने कमरे में जाओ! जल्दी!” 


जब हैरी ड्राइंग रूम के दरवाज़े के पास से गुजरा, तो उसे वरवाँन अकल और डडली की झलक दिखी, जो डित्र 
जैकेट पहन चुके थे। वह अभी बस ऊपरी मंजिल की आखिरी सीढ़ी तक ही पहुँचा था कि तभी दरवाज़े की घटी बजी। 
तत्काल वरान अकल का तमतमाया हुआ चेहरा सीढ़ियों के नीचे दिखाई दिया 


याद रखना, लड़के - जरा सी भी आवाज की तो ...! 
हैरी दबे पाँव अपने कमरे तक पहुँचा, अंदर गया, दरवाज़ा बंद किया और इसके बाद वह अपने बिस्तर पर लुढ़कने 
के लिए तैयार था। 


समस्या यह थी कि कोई उस प्र पहले से ही बैठा हुआ था। 


अध्याय - ढो 
डॉबी की चेतावनी 


हैरी जैसे-तैसे अपनी चीख रोकने में कामयाब हो गया, परंतु यह बहुत करीबी मामला था। बिस्तर प्र बैठे उस छोटे 
से जीव के कान चमगादड़ जितने बड़े थे! उसकी बाहर निकलती हरी आँखें टेनिस की गेंद जितनी बड़ी थीं। हैरी तुरत समझ 
गया कि यही जीव सुबह बगीचे की झाड़ियों में से उसे देख रहा था 


जब वे एक-दूसरे की तरफ घूर रहे थे, तभी हैरी को हॉल से आने वाली डडली की आवाज़ सुनाई दी। 


मैसन अंकल-आंटी, लाइए मैं आपके कोट सँभालकर रख दूँ? 


वह जीव बिस्तर से उतरा और उसने अभिवादन में अपना सिर इतना नीचे झुकाया कि उसकी लंबी पतली नाक 
गलीचे को छूने लगी। वह एक ऐसी चीज़ पहने था, जो किसी तकिए के पुराने कवर जैसी दिख रही थी, जिसमें हाथ-पैर 
डालने के लिए छेद कर दिए गए हा 


हैरी ने परेशानी भरे अंदाज़ में कहा, “आह - हैलो? 


हैरी पॉटर!” उस जीव ने ऊँचे सुर वाली आवाज़ में कहा, जिसे सुनते ही हैरी को विश्‍वास हो गया कि यह आवाज 
सीढ़ियों के नीचे तक ज़रूर पहुँचेगी। 'डॉबी बहुत समय से आपसे मिलता चाहता था, सर... यह बड़े सम्मान की बात 


'ध-धन्यवाद,” हैरी ने कहा और दीवार के किनारे से चलते हुए अपनी कुर्सी में धस गया इस कुर्सी के पास ही 
वह बड़ा पिजूर रखा था, जिसमें हेडविग सो रही थी। हैरी पूछना चाहता था, तुम क्या हो?” परंतु फिर उसने सोचा कि 
ऐसा पूछना असभ्यता होगी, इसलिए उसने पूछा, "तुम कौन हो? 


उस विचित्र जीव ने जवाब दिया, 'डॉबी, सरी सिफ डॉबी। डॉबी, एक घरेल जिला! 


~ 


“अच्छा - सचमुच? हैरी ने कहा देखो, मुझे गलत मत समझना, परतु - मेरे बेडरूम में घरेळ जिन्न के आने 


लिए यह कोई बहुत अच्छा समय नहीं है! 


Et न. 


ड्राइंग रूम से पेटूनिया आटी की तेज़ बनावटी हंसी सुनाई दे रही थी। घरेलू जिन्न ने अपना सिर लटका लिया। 


हैरी ने तुरंत कहा, “ऐसी बात नहीं है कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी नहीं हुई, परतु क्या तुम किसी ख़ास कारण 
यहाँ आए हो? 


हक 


“ओह, हाँ, सर,” डॉबी ने गभीरता से कहा, 'डॉबी आपको यह बताने आया है, सर... यह मुश्किल है, सर... डॉबी 
समझ नहीं पा रहा है कि कहाँ से शुरू करे. 


बैठ जाओ,” हैरी ने बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए विनम्रता से कहा 


वह दहशत में आ गया, जब घरेल जिन्न फूट-फूटकर रोने लगा... और जोर-जोर से आवाजें निकालते हुए आँसू 
बहाने लगा। 


'ब-बैट जाऊँ!” घरेल जिन दहाडे मारकर रो रहा था। 'कभी वहीं... कभी भी नहीं: 
हैरी को लग रहा था, जैसे नीचे से आ रही आवाजें अब बीच-बीच में रुकने लगी थी 


वह फुसफुसाया, “माफ करना। मैं तुम्हें दुखी नहीं करवा चाहता था? 


“दुखी और डॉबी को!” घरेलू जिन्न की जैसे साँस अटक गई। “डॉबी को कभी किसी जादूगर ने बैठने के लिए नहीं 
कहा - वो भी अपने साथ -! 


हैरी “३...२...९ कहते हुए एक साथ जिन्न को चुप करने और खुद खुश दिखने की कोशिश कर रहा था। उसने 
डॉबी को दुबारा बिस्तर प्र बिठाया, जहाँ वह हिचकी लेते हुए बैठ गया। वह किसी बड़ी और बहुत बदसूरत गुड़िया की 
तरह दिख रहा था आखिरकार उसने ख़ुद को सँभाला और फिर अपनी बड़ी आँखों में आँसू भरकर हैरी को भक्ति-भाव 
से एकटक देखने लगा 


हैरी ने उसे खुश करने की कोशिश करते हुए कहा, “तब तो तुम्हें अच्छे जादूगर नहीं मिले होंगे” 
डॉबी ने अपना सिर हिलाया। फिर बिना किसी चेतावनी के वह उछला अपना सिर तेजी से खिड़की प्र प्टकने 
लगा साथ ही वह चिल्लाता जा रहा था, “बुरा डॉबी! बुरा डॉबी!” 


“मत्‌ करो - यह तुम क्या कर रहे हो? हैरी गुरराया और उसने उछलकर डॉबी को दुबारा बिस्तर प्र खींच लिया। 
इस्‌ उठाप्टक से हेडविग जाग गई। एक बार तेजी से चीख़ने के बाद वह पिंजरे की छड़ों प्र बेतहाशा पख मारने लगी। 


“डॉबी को ख़ुद को सज़ा देवा ही थी, सर,” घरेळ जिन्न ने भेंगे अंदाज़ में देखते हुए कहा 'डॉबी ने अपने मालिक 
की बुराई की थी, सर...” 


“तुम्हारा मालिक ? 


“वह जादूगर परिवार, जहाँ डॉबी गुलाम है, सर... डॉबी एक घरेलू जिन्न है। डॉबी जिंदगी भर उस परिवार की गुलामी 
करने के लिए मजबूर है 


'क्या उन्हें पता है कि तुम यहाँ आए हो? हैरी ने उत्सुकता से पूछा 
डॉबी काँप गया 


“अरे नहीं सर, बिलकुल नहीं... आपसे मिलने आने के लिए डॉबी ख़ुद को बहुत बुरी सज़ा देगा इसके लिए डॉबी 
अपने कान ओवन में बंद करेगा अगर उन्हें कभी पता पड़ जाए, सर -! 


“प्रतु अगर तुमने अपने कान ओवन में बद कर लिए, तो क्या उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा?” 

“डॉबी को इस्‌ बारे में शक है, सरी डॉबी किसी न किसी बात के लिए हमेशा खुद को सज़ा देता रहता है, सरी 
वे डॉबी को यह करने देते हैं, सरो कई बार तो वे डॉबी को खुद को सज़ा देने की याद भी दिलाते हैं 

“परंतु तुम उन्हें छोड क्‍यों नहीं देते? वहाँ से भाग क्यों नहीं जाते ? 

'घरेल जिन्न को आज़ाद करना पड़ता है, सरो और वह परिवार डॉबी को कभी आजाद नहीं करेगा... डॉबी को 
म्रते दम्‌ तक उस परिवार की गुलामी करना पड़ेगी, सर...” 

हैरी उसे घुरने लगा 

हैरी बोला, “और मैं इस बात प्र परेशान हो रहा था कि मुझे यहाँ चार सप्ताह और रुकना पड़ेगा तुम्हारी बात 
सुनकर तो डर्स्ली दंपति लगभग इंसान लगने लगे हैं। क्या कोई तुम्हारी मदद कर सकता है? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? 

यह कहते ही हैरी एकदम से समझ गया कि उसे यह नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि डॉबी एक बार फिर जोर-जोर 
से कृतज्ञता के आँसू बहाने लगा 

हैरी बेचैन होकर फुसफुसाया, “मेहरबानी करके शांत रहो। अगर डर्स्ली दंपति ने सुत लिया, अगर उन्हें पता चल 
गया कि तुम यहाँ हो 


“हैरी पॉटर पूछ रहे हैं कि क्‍या वे डॉबी की मदद कर सकते हैं... डॉबी ने आपकी महानता के बारे में सुवा था 
स्र, प्रतु डॉबी को यह पता नहीं था कि आप इतने दयालु हैं 


हैरी का चेहरा लाळ हो गया। उसने कहा, 'तुमने मेरी महानता के बारे में जो भी सुना है, वह सब बकवास है। 
मैं हागवर्टस में अपनी क्लास में फर्स्ट तक नहीं आया, हर्माइनी आई थी, वह -! 


प्रतु उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि हर्माइनी के बारे में सोचना कष्टकारी था। 


“हैरी पॉटर विनम्र और सज्जन हैं,” डॉबी ने सम्मान से कहा उसकी गेंद जैसी आँखें अब चमक रही थीं। हैरी पॉटर 
ने उस जाद्गर को हराने का जिक्र तक नहीं किया, जिसका हम नाम नहीं ले सकते! 

हैरी बोला, 'वोल्डेमॉर्ट?” 

डॉबी अपने चमगादड़ जैसे कानों प्र हाथ ठाकते हुए दर्द भरी आवाज़ में बोला, उसका नाम मत लीजिए, सर! 
नाम मत्‌ लीजिए!” 


सॉरी,” हैरी ने तुरत कहा “मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, जो उसका नाम लेना पसंद नहीं करते। मेरा दोस्त 
रान्‌...” 


वृह एक बार फिर रुक गया। रॉनत्‌ के बारे में सोचना भी कष्टकारी था। 
डॉबी हैरी की तरफ झुका और उसकी आँखें किसी हेडलाइट की तरह चौड़ी दिख रही थी 


वह भरे गले से बोला, 'डॉबी ने सुना है कि अभी कुछ सप्ताह पहले ही हैरी पॉटर उस शैतानी जादूगर से दूसरी 
बार टक्राया था... और एक बार फिर हैरी पॉटर बच गया!” 


हैरी ने सिर झुकाया और डॉबी की आँखें अचानक आँसुआं से चमकने लगी। 


“आह सर,” उसने हाँफते हुए कहा गदे तकिए जैसी जो चीज़ उसने पहन रखी थी, उसके कोने से अपना मुँह पाँछते 
हुए वह आगे बोला, “ हैरी पॉटर बहादुर और साहसी है! वह बहुत से ख़तरों को जीत चुका है! परतु डॉबी हैरी पॉटर को 
बचाने आया है, उसे सावधान करने आया है, चाहे बाद में डॉबी को इसके लिए अपने कात ओवन में बद करना 
पड़े... हैरी पॉटर को हाँगवर्ट्य वापस नहीं जावा चाहिए” 


एक ख़ामोशी सी छा गई, जो सिर्फ नीचे की मंजिल से आ रही छुरी-काँटां और वरान अकल की आवाजों से 
टूट रही थी 


“क-क्या? हैरी ने हकलाते हुए कहा। “परतु मुझे वापस जाना ही होगा। स्कूल एक सितबर से शुरू होगा। इसी कारण 
तो मुझे यह सब बर्दाश्त करने की शक्ति मिल रही है। तुम नहीं जानते कि यहाँ रहना कितवा मुश्किल है। मेरी जगह इव 
लोगों की दुनिया में नहीं है। मेरी जगह तुम्हारी दुनिया में - हॉगवर्टस में - है! 

“नहीं, नहीं, नहीं,” डॉबी ने चूँ-चूँ करते हुए कहा और इतनी तेज़ी से अपना सिर हिलाया कि उसके कात फड़फड़ाने 
लगे। हैरी पॉटर को वहीं रुकना चाहिए, जहाँ वह सुरक्षित रहे! वह इतना ज़्यादा महान है, इतना ज़्यादा नेक है कि उसे 
गँवाया नहीं जा सकता) अगर हैरी पॉटर हॉगवर्टस जाएगा, तो उसकी जान को खतरा है।” 


हैरी ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? 


“एक साजिश है, हैरी पॉटर! इस साल हॉगवर्टस जादूगरी और तत्र के विद्यालय में भयानक घटनाएँ होने वाली हैं 
डॉबी फुसफुसाया और अचानक काँप गया 'डॉबी यह बात महीनों से जानता है, सरो हैरी पॉटर को अपनी जान जोखिम 
में नहीं डालना चाहिए आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, सर!” 


हैरी ने तत्काल पूछा, 'कौन सी भयानक घटनाएँ? यह साजिश कौन कर रहा है? 

डॉबी ने गला रुँधने जैसी एक अजीब सी आवाज़ निकाली और पागलां की तरह अपना सिर दीवार प्र प्टकने लगा 

हैरी चिल्लाया ठीक है!” और उसने डॉबी को रोकने के लिए उसकी बाह पकड़ ली। मैं समझ गया, तुम नहीं 
बता सकते। परंतु तुम मुझे चेतावनी क्‍यों दे रहे हो” अचानक उसके मन में एक अप्रिय विचार आया। “जरा ठहरो - कहीं 
इसका संबंध वोल - माफ करना - तुम-जानते-हो-कौन से तो नहीं है? तुम सिर्फ हाँ या ना में सिर हिला दो,” उसने तेज़ी 
से जोड़ा, जब डॉबी का सिर एक बार फिर चिंताजनक रूप से दीवार के पास पर्चा 


डॉबी ने धीमे से इकार में अपना सिर हिलाया। 
नहीं - वह नहीं है, जिसका ताम वहीं लिया जा सकता, सरो” 


प्रतु डॉबी की आँखें चौड़ी थीं और ऐसा लग रहा था, जैसे वह हैरी को कोई सुराग देने की कोशिश कर रहा 
हो बहरहाल, हैरी को कुछ समझ में नहीं आया 


“उसका कोई भाई तो नहीं है? 
डॉबी ने एक बार फिर इकार में सिर हिलाया अब उसकी आँखे पहले से भी ज्यादा चौड़ी हो गई थी। 


“तो फिर, मुझे नहीं पता कि हॉगवर्दस में भयानक घटनाएँ और कौन करवा सकता है,” हैरी बोला “मेरा मतलब 
है, एक बात तो यह है कि वहाँ डम्बलडोर हैं - तुम उम्बलडोर को तो जानते होगे, नहीं क्या?” 

डॉबी ने अपना सिर झुकाया। 

“एल्बस डम्बलडोर हाँगवर्ट्स के अब तक के सबसे महान हेडमास्टर हैं। डॉबी यह बात जानता है, सरी डॉबी ने यह 
भी सुन रखा है कि जब तुम-जानते-हो-कौन अपनी शक्तियों के शिखर प्र था, तब भी वह डम्बलडोर से ज़्यादा शक्तिशाली 
नहीं था। प्रतु सर,” डॉबी की आवाज़ बहुत महत्वपूर्ण फुसफुसाहट में बदल गई, “ऐसी शक्तियाँ हैं, जिनका डम्बलडोर 
कभी... ऐसी शक्तियाँ है, जिनका कोई भला जादूगर कभी 

और इससे पहले हैरी उसे रोक पाए, डॉबी ने बिस्तर से कूदकर हैरी का टेबल लैप उठाया और उसे अपने सिर 
प्र मारने लगा साथ में वह कानफोडू चीखें भी निकालता जा रहा था 

अचानक नीचे की मंजिल प्र खामोशी छा गडी हैरी का दिल तुफानी रफ़्तार से भागने लगा! दो सेकंड बाद उसने 
सुना कि वरवाँन अकल हॉल में यह कहते हुए ऊपर आ रहे थे, “लगता है डडली ने एक बार फिर अपना टेलीविजन चाळ 
छोड़ दिया है, बदमाश कहीं का!” 

“जल्दी! अलमारी में!” हैरी ने फुसफुसाते हुए कहा इसके बाद उसने डॉबी को जल्दी से अलमारी के अदर ठुँस 
दिया और जब कमरे के दरवाज़े का हैंडल घूमा, तब तक वह झपटकर बिस्तर प्र लेट चुका था 

दाँत किटकिटाकर अपना चेहरा बिलकुल हैरी के करीब लाते हुए वरनॉन अकल बोले, “शैतान - के - वाती - तुम 
- क्या - कर - रहे - थे? तुमने मेरे मोट्‌-पतळल चुटकले का मज़ा किरकिरा कर दिया... अब अगर तुमने एक भी आवाज 
निकाली, तो तुम यह इच्छा करने लगोगे कि काश तुम कभी पैदा ही नहीं हुए होते!” 

वे कमरे से उलटे पैर लौट गए 

कौपते हुए हैरी ने डॉबी से को अलमारी से बाहर निकाला 

उसने कहा, देखा, यहाँ पर कैसा माहौल है? अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मुझे दुबारा हॉगवर्टस क्यों 
जाना पड़ेगा? वही इकलौती जगह है, जहाँ मेरे - यानी मैं सोचता हुँ, जहाँ मेरे दोस्त है! 


“दोस्त, जो हैरी पॉटर को ख़त भी नहीं लिखते? डॉबी ने चालाकी से पूछा 


“मुझे उम्मीद है कि वे सिर्फ - प्रतु ज़रा ठहरो,” हैरी ने त्योरियाँ चढ़ाकर पूछा, “तुम यह बात कैसे जानते हो कि 
मेरे दोस्त मुझे ख़त नहीं लिख रहे हैं? 

डॉबी ने अपने पैर इधर-उधर किए। 

'हैरी पॉटर, डॉबी प्र गुस्सा मत करना - डॉबी ने यह हैरी पॉटर की भलाई के लिए किया था...” 

“क्या तुमने मेरे ख़त बीच में रोक लिए थे? 

घरेलू जिन बोला, “डॉबी के पास आपके सारे ख़त रखे हैं, सरो” तेज़ी से हैरी की पहुँच से बाहर हटते हुए उसने 
अपने तकिए के कवर के भीतर से (जिसे वह पहने हुए था) चिट॒टियों का मोटा पुलिदा निकाला इन चिट््‌टियों में हैरी 
ने हमडिती की साफ-सुथरी लिखावट पहचान ली। उसे रॉत की गदी लिखाई भी दिख रही थी और एक घसीटामार घिचपिच 
भी, जो हॉगवर्टस के मैदान के रखवाले हैग्रिड की लिखावट लग रही थी। 

डॉबी ने हैरी की तरफ चिता से देखते हुए पलक झपकाईी 


“हैरी पॉटर, गुस्सा मत होना... डॉबी को आशा थी... अगर हैरी पॉटर को लगा कि उसके दोस्त उसे भूल गए 
हैं... तो वह दुबारा स्कूल नहीं जाएगा, सर...” 


हैरी कुछ सुत्‌ नहीं रहा था। वह चिट॒टियों की तरफ झपटा, प्रतु डॉबी उसकी पहुँच से दूर हट गया। 

“हैरी पॉटर को सारे ख़त मिल सकते हैं सर, अगर वह डॉबी से वायदा करे कि वह हॉगवर्टस वहीं जाएगा देखिए 
स्र, यह एक ऐसा जोखिम है, जो आपको नहीं लेना चाहिए! बस इतना कह दीजिए सर कि आप वापस नहीं जाएँगे!” 

“नहीं,” हैरी ने गुस्से से कहा “मुझे मेरे दोस्तों के ख़त दो!” 

“तब तो डॉबी के पास कोई और रास्ता नहीं है,” घरेल जिन्न दुखी स्वर में बोला 

इससे पहले कि हैरी हिल भी सके, डॉबी बेडरूम के दरवाज़े की तरफ लपका, उसे खोला - और तेज़ी से दौड़कर 
सीढ़ियाँ उत्रने लगा 

सूखते मुँह और धड़कते दिल के साथ हैरी उसके पीछे कूदा और उसने कोशिश की कि कोई आवाज न हो। वह 
आखिरी छह सीढ़ियाँ एक छलाँग में कूद गया और हॉल के गलीचे प्र बिल्ली की तरह जाकर गिरा उसने डॉबी को हर 
तरफ ढूँढ़ने की कोशिश की। उसने सुवा, डाइनिंग रूम में वरवाँत अकल कह रहे हैं, “...मिस्टर मैसन, पेट्रनिया को अमेरिकी 
प्लबरों वाला वह मज़ेदार किस्सा तो सुवाइए वह उसे सुनने के लिए बेताब है 


हैरी हॉल से दौड़ता हुआ किचन में घुसा और उसे लगा कि उसकी जान निकल गई है। 


पेट्निया आटी की बनाई हुई बेहतरीन पुडिंग, क्रीम और मिठाई का पहाड़ छत के पास हवा में तैर रहा था! डॉबी 
एक अलमारी के ऊपर कोने में दुबका हुआ था 


हैरी ने टर्र-टर जैसी आवाज़ में कहा, “नहीं, प्लीज... वे मुझे जान से मार डालेंगे... 
“हेरी पॉटर कहे कि वह दुबारा स्कूल नहीं जाएगा -! 

'डॉबी... प्लीज 

“कहिए, सर...” 


“मैं नहीं कह सकता!” 


डॉबी ने उसे दुख भरी निगाहों से देखा 
“तब तो डॉबी को यह करना ही पड़ेगा, सर... हैरी पॉटर के भूले के लिए! 


दिल दहलाने वाली आवाज़ के साथ पुडिंग फर्श प्र गिरी कौच का बर्तन टूटने की वजह से क्रीम खिड़कियों और 
दीवारों प्र फैल गई। छड़ी घुमाने जैसी आवाज़ के साथ डॉबी गायब हो गया। 


डाइनिग रूम से चीखें सुनाई दीं और वरनाॉँन अंकल तेज़ी से किचन में घुसे। उन्होंने देखा कि हैरी सदमे में खड़ा 
था और सिर से पैर तक पेट्रनिया आटी की पुडिंग में नहा गया था 


पहले तो ऐसा लगा, जैसे वरनँन अकल सारी घटना की सफाई देने में सफल हो जाएँगे (हमारा भाजा है - थोड़ा 
पागल है - अजनबियों से मिळवा इसे पसंद नहीं है, इसलिए हम इसे ऊपर की मंजिल पर ही रखते हैं...”)। वरताँव अंकल 
हैरान-प्रेशान मैसन दंपति को वापस डाइनिग रूम में ले गए और हैरी से वायदा किया कि मेहमानों के जाने के बाद वे 
कोड़े मार-मारकर उसकी चमड़ी उधेड़ देंगे! जाते-जाते उन्होने उसे एक झाडू पकड़ा दी। पेटूनिया आटी ने फ्रीजर से थोड़ी 
सी आइसक्रीम खोजकर निकाली और हैरी, जो अब भी काँप रहा था, किचन साफ करने में जुट गया 


वर्वाँन अकल अब भी अपना सौदा करने में कामयाब हो जाते - अगर बीच में उल्लू नहीं आया होता। 


पेट्निया आंटी डिनर के बाद मेहमानों के सामने मिट रख रही थीं कि तभी एक बड़ा कैल उल्ल पंख फड़फड़ाते 
हुए डाइनिंग रूम की खिड़की से अदर घुसा और मिसेज मैसन के सिर प्र एक चिट्ठी टपकाकर बाहर उड़ गया। मिसेज 
मैसन किसी राक्षसी की तरह चिघाड़ी और पागलां की तरह चीख़ती हुई घर से बाहर भाग गई। मिस्टर मैसन डर्स्ली दंपति 
को सिर्फ यह बताने के लिए रुके कि उनकी पत्नी पक्षियों से बुरी तरह डरती थीं और उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यह 
मज़ाक पसंद नहीं आया था। 


हैरी किचन में सहारे के लिए झाडू पकड़कर खड़ा था कि तभी वरान अकल उसके पास आए और उनकी छोटी 
आँखों में शैतानी चमक थी। 

“इसे पढ़ो!” उन्होंने दुष्टता से फुफकारते हुए कहा। वे उल्लू के टपकाए हुए ख़त को लहरा रहे थे! “चलो - इसे 
पढ़ो!” 


हैरी ने उसे अपने हाथ में ले लिया उसमें जन्मदिन की बधाइया नहीं थी। 


धिय कक्षिस्टर पॉटर, 


डने यूह गुव सचना रनि्ली है /कि आवळे तविय बर 
अन रात्‌ नो बनकर बारड निनद पर वादतविचरण न का 
पयोग डा हे 


नैया कि आप नानते डे. बाबालिव नाद्गरों को 
स्कूल को बाहर नों के प्रयोग कीं हनानव न्नी हे/ मादिष्य 
में अगार आपने किसी न का प्रयोग किया. चो आपको 
स्कूल रे (निष्कारिव किया ना सकचा डे (वाबालिय नादगरी 
पर तारिक प्राति आशिनियम 7875. खाड सर) / 


डम आणो यह मी याद दिलाच चाहेंगे रकि नाद्‌ की 
टेसी कोई गी गदिदिकि, /निसे गैर-नादर्ड यद्यय (लगलो) 


ब्यय देखे नाने का खदरय डो, आंवरखक्ूीय नादगयर संगठन 
को गोच्नायदा आधषिनियन को अचच्छेद 73 के अर्ग एक 
क्षर आपस है 


अर्च्नी छट़िटयों का आनद लें 


ञ्च 

नाछाल्डा बचकर्ळ 

न्द्‌ छा अनाचित प्रयोग कार्यालय 
न्द्‌ नचालय्‌ 


हैरी ने पत्र पढ़ने के बाद ऊपर की तरफ देखा और थूक निगला 


“तुमने तो हमें यह बताया ही नहीं था कि तुम्हें स्कूल से बाहर जादू करने की इजाजत नहीं है,” यह कहते समय 
व्रवाँत्‌ अकल की आँखों में पागलपन की चमक साफ दिख रही थी। “मुझे लगता है, शायद तुम इसका जिक्र करना भूल 
गए होगे... तुम्हारे दिमाग से उत्र गया होगा...” 


वे एक बड़े बुलडॉँग की तरह दाँत निकालते हुए हैरी की तरफ झुक रहे थे। अब मैं तुम्हें एक ख़बर सुवाना चाहता 
है, लड़के... मैं तुम्हें ऊपर ताले में बद कर रहा हुँ... तुम अब दुबारा कभी उस स्कूल में नहीं जाओगे... कभी नहीं... और 
अगर तुमने जादू से बाहर निकलने की कोशिश की - तो वे तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे!” 


इसके बाद पागलां की तरह हँसते हुए वे हैरी को घसीटकर ऊपर की मंजिल तक ले गएी 


x हैरी 


व्रताँग अंकल अपने बुरे वायदे जितने ही बुरे निकले अगली सुबह उन्होंने हैरी की खिड़कियों पर छड़ें लगवाने के 
लिए एक आदमी को पैसे दिए। उन्होंने उसके बेडरूम के दरवाज़े प्र कैट-फ्लैप अपने हाथों से लगाया, ताकि दिन में तीन्‌ 
बार थोड़ा सा भोजन अंदर धकेला जा सके वे हैरी को सुबह-शाम सिर्फ बाथरूम के लिए बाहर निकालते थे। इसके अलावा 
वह चौबीसां घटे अपने कमरे में बद रहता था! 


न 


तीन दिन बाद भी डर्स्ली दंपति किसी तरह की छूट देने के मूड में नहीं दिख रहे थे और हैरी को इस स्थिति 
से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपने बिस्तर प्र लेटकर खिड़की प्र लगी छड़ो के पीछे सूरज 
को डूबते हुए देख रहा था और दुखी मन से सोच रहा था कि उसके साथ न जाने क्या होने वाला है। 


खुद को जादू से बाहर निकालने से भी क्या फायदा होगा, अगर ऐसा करने के बाद उसे हॉगवर्ट्स से निकाल दिया 
जाए? प्रतु प्रिविट ड्राइव में जीवन अब तक सबसे निराशाजनक स्थिति में प्च गया था। अब जब डर्स्ली दंपति यह जान 
गए थे कि हैरी उन्हें नींद में चमगादड़ नहीं बना देगा, तो उसका इकलीता हथियार भी हाथ से चला गया था डॉबी ने 
हैरी को हॉगवर्टस की भयानक घटनाओं से तो बचा लिया था, प्रतु जिस तरह से घटनाएँ हो रही थी, उससे ऐसा लगता 
था कि वह शायद भूखा मर जाएगा 


कैट-फ्लैप की आवाज आई और पेट्निया आटी का हाथ दिखाई दिया, जिसने सूप का एक कटोरा कमरे के अदर 
खिसकाया। हैरी की अतड़ियाँ भूख के मारे कुलबुला रही थी वह बिस्तर से कूदा और उसने लपककर कटोरा उठा लिया। 
सूप बर्फ की तरह ठंडा था, प्रतु एक घूँट में ही उसने आधा सूप गटक लिया! फिर वह कमरे के दूसरी तरफ रखे हेडविग 
के पिजरे के पास गया और कटारे में नीचे पड़ी गीली सब्जियाँ निकालकर हेडविग की खाली तश्तरी में रख दी हेडविग 
ने अपने पंख फड़फड़ाकर हैरी को बहुत हिकारत से देखा। 


हैरी ने उदासी से कहा, “मुझे चांच दिखाने से कोई फायदा नहीं है, हमारे पास बस इतना ही है! 


उसने अपने खाली कटोरे को फर्श पर कैट-फ़्लैप के बगल में रख दिया और फिर से बिस्तर प्र लेट गया। सूप 
पीने से पहले वह जितना भूखा था, न जाने क्‍यों सूप पीने के बाद उसे पहले से भी ज़्यादा भूख लग रही थी। 

मान लें वह किसी तरह चार सप्ताह तक और जिंदा रह ले, प्रतु अगर वह हाँगवर्टस न पहुँचे, तो क्या होगा? 
क्या किसी को यह पता करने के लिए भेजा जाएगा कि वह क्यों नहीं लौटा? क्या वे कभी डर्स्ली दंपति को उसे भेजने 
के लिए राज़ी कर पाएँगे? 


कमरे में अंधेरा छा रहा था। वह थका हुआ था, उसका पेट भूख से कुळबुला रहा था, उसका दिमाग उन्हीं सवालों 
प्र चकरघिन्नी होता जा रहा था, जिनका कोई जवाब नहीं था ...और फिर हैरी एक बेचैन सी नींद में सो गया 


उसने सपना देखा कि वह एक चिड़ियाघर में एक पिजरे में कैद है। उसके पिंजरे प्र लगे बोर्ड प्र “नाबालिग जादूगर” 
लिखा है। लोग छड़ों के पार से उसे देख रहे है और वह भूखा और कमजोर हालत में भूसे के बिस्तर पर पड़ा हुआ है। 
उसे भीड़ में डॉबी का चेहरा दिखता है और वह मदद मांगने के लिए चिल्लाता है, प्रतु डॉबी बोलता है, हैरी पॉटर यहाँ 
सुरक्षित है, सर! और फिर गायब हो जाता है। इसके बाद उसे डर्स्ली दंपति दिखते हैं और डडली उसके पिंजरे की छड़ों 
को खड़खड़ाते हुए उस प्र हैंसता है। 

जब खड़खड़ाहट से उसका सिर भन्नाने लगा, तो हैरी बुदबुदाया, “इसे बद करो... मुझे अकेला छोड़ दो... यह सब 
रहते दो... मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ 

उसने अपनी आँखें खोली। चंद्रमा के रोशनी खिड़की की छड़ों से अदर आ रही थी। और छड़ों के उस पार से 
कोई उसकी तरफ देख रहा था : उसके चेहरे प्र चकत्ते थे, उसके बाल लाल थे और उसकी नाक लबी थी। 


हैरी की खिड़की के बाहर रान्‌ वीज्ळी था, जो अदर झाँक रहा था 


अध्याय - तीन 
रॉन का घर 


'रॉत्‌/” हैरी दबी आवाज़ में बोला फिर वह दबे पाँव खिड़की तक आया और उसके पलले को ऊपर उठाया, ताकि 
छड़ों के बीच से बात हो सके “रॉव तुम कैसे - क्या - ? 

हैरी जो देख रहा था, जब उसे उसका मतलब समझ में आया, तो उसका मुँह खुला रह गया। फीरोजी रंग की 
एक्‌ पुरानी कार हवा में खड़ी हुई थी और रॉव उसकी पिछली खिड़की से बाहर झुका हुआ था। आगे की सीट पर रॉन 
के बड़े जुडवाँ भाई फ्रेड और जार्ज थे, जो हैरी की तरफ देखकर मुस्करा रहे थे 

“सब टीक है, हैरी ?” 

रॉत ने पूछा, क्या बात है ? तुमने मेरी चिटिठयों का जवाब क्यों नहीं दिया ? मैंने तुम्हें बारह बार अपने घर 
आने का सदेश भिजवाया था। फिर डैडी ने घर पर बताया कि मगलुआं के सामने जादू करने की वज़ह से जादू मत्रालय 
ने तुम्हें चेतावनी दी है 

“वह मैंने नहीं किया - और उन्हे कैसे पता चला ? 

'वे जादू मंत्रालय में काम करते हैं,” शॉन ने कहा “तुम जानते हो, हमें स्कूल के बाहर मंत्रों का प्रयोग नहीं करवा 
चाहिए -! 

“यह बात तुम कह रहे हो ? हैरी हवा में झूलती हुई कार की तरफ घूरते हुए बोला 

रॉत ने कहा, “अरे, यह उस गिनती में नहीं आएगा, हमने तो यह कार सिर्फ उधार ली है। यह डैडी की कार है। 
हमने इस प्र जादू नहीं किया है। प्रतु जिन मगलुओं के साथ तुम रहते हो, उनके सामने जादू करना...” 

“मैंने तुम लोगों से कहा वा, मैंने जादू नहीं किया - परतु पूरी बात समझाने में बहुत वक्त लगेगा देखो, क्या 
तुम हॉगवर्टस में जाकर यह बता सकते हो कि मेरे अकल-आटी ने मुझे ताले में बद कर रखा है और वे मुझे वापस नहीं 
लौटने दे रहे है? जाहिर है, मैं ख़ुद को जादू से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि मत्रालय यह सोचेगा कि मैंने तीन दिन 
में दूसरी बार मत्र का प्रयोग किया है, इसलिए -! 


“फालतू की बातें मत करो,” रॉत बोला, हम तुम्हें अपने साथ घर ले जाने के लिए आए है! 
“प्रंतु तुम भी मुझे जादू से बाहर नहीं निकाळ सकते-! 


“हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी,” रन ने अपना सिर अगली सीट की तरफ झटके के साथ घुमाकर मुस्कराते हुए 
कहा “तुम भूल रहे हो कि मेरे साथ कौन हैं! 


“इसे छड़ों में बाँध दो,” फ्रेड ने हैरी की तरफ रस्सी का एक सिरा उछालते हुए कहा 
“अगर डर्स्ली दंपति जाग गए, तो मुझे जान से मार डालेंगे,” हैरी रस्सी को छड़ में बाँधते हुए बोला 
“चिंता मत करो,” फ्रेड ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, और पीछे हट जाओ!” 


हैरी पीछे हटकर छाया में हेडविग के पास खड़ा हो गया ऐसा लग रहा था जैसे हैडविग को यह एहसास हो गया 
था कि यह काम कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए वह स्थिर और खामोश रही कार के इजन की गड़गड़ाहट तेज़ होती गई 
और जब फ्रेड ने कार हवा में तेज़ी के साथ आगे बढ़ाई, तो अचानक धमाके की आवाज़ के साथ छड़ें खिड़की से अलग 
हो गई। हैरी लपककर खिड़की के पास पहुँचा। उसने देखा कि छड़ें ज़मीन से कुछ फुट ऊपर लटक रही थीं और हाँफता 


हुआ रान उन्हें कार में ऊपर की तरफ खींच रहा था। तनावग्रस्त हैरी ने कान लगाकर सुना, परंतु उसे डर्स्ली दंपति के बेडरूम 
से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। 


जब रॉन ने छड़ें कार की पिछली सीट प्र रख लीं, तो फ्रेड ने कार पीछे करके हैरी की खिड़की से चिपकाकर 
खड़ी कर दी। 


रान्‌ बोला, “अंदर आ जाओ! 

“प्रतु मेरा हाँगवर्टस का सामान... मेरी छड़ी... मेरी जादुई झाड़ू 

“ये सब सामान कहाँ रखा है? 

“सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी में ताले में बद है और मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकता-? 
कोई दिक्कत नहीं है,” जॉर्ज आगे की सीट से बोला “शस्ते से हट जाओ, हैरी” 


फ्रेड और जॉर्ज सावधानीपूर्वक खिड़की से होते हुए हैरी के कमरे में आए जब जॉर्ज अपनी जेब से एक साधारण 
हेय्रपिन निकालकर उससे ताला खोलने लगा, तो हैरी ने सोचा, इन लोगों का लोहा मानवा होगा 


फ्रेड बोला, “बहुत से जादूगर सोचते है कि मगलुआं की यह तरकीब सीखना समय की बर्बादी है। परतु हमें लगता 
है यह एक ऐसी कला है, जिसे सीखना बहुत फायदेमंद है, हालाँकि इसमें समय ज़्यादा लगता है।! 

एक हल्की क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया 

जॉर्ज फुसफुसाया, “अब हम तुम्हारा संदूक लेकर आते हैं! तब तक तुम कमरे से अपना सारा ज़रूरी सामान बटोरकर 
रान्‌ को दे दो! 

जब जुडवाँ भाई अंधेरे में सीढ़ियों पर उतरने लगे, तो हैरी ने उन्हें धीमे स्वर में चेतावनी दी, “सबसे नीचे वाली 
सीढ़ी से बचकर जाना, वह आवाज़ करती है!” 


हैरी कमरे में चारों तरफ भागा और उसने अपना सारा सामान बटोरकर खिड़की में से रान को दे दिया! फिर वह 
संदूक को सीढ़ियों से ऊपर उठाकर लाने में फ्रेड और जॉर्ज की मदद करने लगा हैरी को वरवॉत अंकल के खाँसने की 
आवाज सुनाई दी। 


आखिरकार वे तीनों हाँफते हुए ऊपर पहुँचे! फिर हैरी के कमरे से होते हुए वे सदूक को खुली खिड़की तक ले 
गए। फ्रेड कार में पहुंचकर रँँन के साथ मिलकर सदूक खींचने लगा हैरी और जॉर्ज कमरे की तरफ से सदूक धका रहे 
थे। एक-एक इच करके संदूक खिड़की से बाहर खिसकने लगा 


ब्रवाँन अंकल दुबारा खाँसे। 
कार के अंदर से संदक खींच रहे फ्रेड ने हाँफते हुए कहा, थोडा सा और... बस एक जोर का धक्का...” 


हैरी और जॉर्ज ने सदूक पर अपने कथां का पूरा जोर लगाया और वह खिड़की से होता हुआ कार की पिछली 
सीट प्र पहुँच गया 


“ठीक है, अब हम चलते हैं,” जॉर्ज फुसफुसाया 


प्रतु जैसे ही हैरी खिड़की की चौखट प्र चढ़ा, अचानक पीछे से उल्लू की ज़ोरदार चीख सुनाई दी इसके तत्काल 
बाद उसने वरात अकल के गरजने की आवाज़ सुनी! 


यह बेहूदा उल्ळू! 


“मैं हेडविग को तो भूल ही गया था!” 

जब तक हैरी कमरे में वापस आया, तब तक बाहर का बल्ब जल चुका था। उसने हेडविग का पिंजरा उठाया, भागकर 
खिड़की तक आया और पिंजरा रॉन को दे दिया। वह खिड़की की मुडेर पर चढ़ ही रहा था कि तभी वरवॉन अंकल ने 
खुले ताले वाले दरवाजे प्र हथौड़ा मारा - और वो झटके से खुल गया। 

एक्‌ पल के लिए तो वर्बाँन अकल दरवाज़े प्र ही किसी मूर्ति की तरह स्तब्ध खड़े रह गए फिर भड़के हुए साँड 
की तरह गरजते हुए उन्होंने हैरी की तरफ छलाँग लगाई और उसके पैर के पजे को पकड़ लिया 


रॉन्‌, फ्रेड और जॉर्ज हैरी के हाथ पकड़कर अपनी पूरी ताकत से खींचने लगे। 
“पेटूनिया,? वरवाँन अकल गरजे, “वह भाग रहा है! वह भाग रहा है !! 


वीज़्ली बंधुओं ने एक जोरदार झटका दिया और हैरी का पैर वरान अकल की पकड़ से छूट गया। जैसे ही हैरी 
कार में आया और उन लोगों ने दरवाजा बद किया, रॉव चीखा, “गाड़ी भगाओ, फ्रेड!” और कार चाँद की तरफ बढ़ने लगी। 


हैरी को यकीन नहीं हो रहा था - वह आजाद था। उसने कार की खिड़की का काँच नीचे कर लिया और रात 
की हवा उसके बाल उड़ाने लगी। उसने मुड़कर प्रिविट ड्राइव की छोटी होती जा रही छतों की तरफ देखा। वरान अकल, 
पेट्निया आटी तथा डडली मुँह फाड़कर हैरी की खिड़की से बाहर लटककर झाक रहे थो 


हैरी चिल्लाया, “अगली गर्मियों में मिलेंगे!” 
वीज़्ली बधु हंसी के मारे दोहरे हो गए और हैरी मुँह फाड़कर मुस्कराते हुए अपनी सीट प्र आराम से बैठ गया। 


उसने रान से कहा, 'हेडविग को बाहर निकाल दो। वह हमारे पीछे उड़ सकती है। उसे एक ज़माने से अपने पख 
फैलाने का मौका नहीं मिला है! 


जॉर्ज ने रॉव को हेयरपिन दी और एक पल बाद हेडविग ख़ुशी से खिड़की के बाहर उड़ रही थी। वह किसी उड़ते 
हुए भूत की तरह लग रही थी। 


“तो - अब पूरी कहानी सुनाओ, हैरी?” रॉव ने अधीरता से कहा या हुआ था? 


हैरी ने उन लोगों को डॉबी के बारे में सारी बातें बताई! उसने उन्हें डॉबी की चेतावनी और पुडिंग की दुर्घटना के 
बारे में बताया! जब उसने अपनी बात पूरी कर ली, तो सदमे से भरी एक लबी खामोशी छा गई 


आखिरकार फ्रेड बोला, बड़ा संदिग्ध मामला है! 


जॉर्ज सहमत था, “निश्चित रूप से चालबाजी है। तो उसने तुम्हें यह नहीं बताया कि यह साजिश कौन कर रहा 
था ? 

हैरी ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि वह बता सकता था। मैंने तुमसे कहा ना, हर बार जब भी वह कोई महत्वपूर्ण 
बात बताने वाला होता था, तो वह दीवार प्र अपना सिर ठोंकने लगता था? 

उसने देखा कि फ्रेड और जॉर्ज एक-दूसरे की तरफ देख रहे थो 

'क्या तुम्हें लगता है कि वह मुझसे झूठ बोल रहा था? हैरी ने पूछा 

फ्रेड ने कहा, “इसे इस तरह से देखो - घरेळ जिनों के पास भी जादू की काफी शक्ति होती है, प्रतु आम तौर 
प्र वे अपने मालिकों की अनुमति के बिना इसका प्रयोग नहीं कर सकते। मेरा अंदाज़ा है कि डॉबी को तुम्हारे पास इसलिए 


भेजा गया था, ताकि तुम हॉगवर्टस वापस न लौटो। किसी ने तुम्हारे साथ मज़ाक किया है। क्या स्कूल में तुम्हारा कोई दुश्मन 
ह्टै 2? 


हाँ,” हैरी और रॉन तत्काल एक साथ बोले! 


ड्रेको मैल्फॉय,” हैरी ने सपष्ट किया। “वह मुझसे नफरत करता है।' 


ड्रैको मैल्फॉय?” जॉर्ज ने मुड़ते हुए पूछा 'लळसियस मैल्फॉय का बेटा तो नहीं? 


“वही होगा, यह कोई बहुत प्रचलित सरनेम नहीं है।” हैरी बोला “क्यों? 

“मैंने डैडी को उसके बारे में बातें करते सुना है,” जॉर्ज बोला। 'वह तुम-जानते-हो-कौन का बहुत बड़ा समर्थक है।' 

“और जब तुम-जातते-हो-कौत गायब हो गया,” फ्रेड हैरी की तरफ गर्दन मोड़ते हुए बोला, “तो लसियस मैल्फॉय 
यह कहते हुए वापस लौट आया कि उसे गलत समझा गया था! फालतू की बकवास - डैडी सोचते हैं कि वह 
तुम-जानते-हो-कौन के सबसे ख़ास लोगों में से एक था! 

हैरी ने मैल्फॉय परिवार के बारे में ये अफवाहें पहले भी सुवी थीं और उन्हें सुनकर उसे ज़रा भी आश्चर्य नहीं हुआ 
ड्रेको मैल्फाँय के सामने डडली डर्स्ळी एक दयालु, विचारशील और संवेदनशील बच्चा नजर आता था। 

हैरी ने कहा, मैं नहीं जानता कि मैल्फॉय परिवार के पास कोई घरेलू जिन्न है भी या नहीं 

फ्रेंड बोला, देखो, जो भी उसका मालिक होगा, वह कोई पुराना जादूगर परिवार होगा और बहुत अमीर होगा” 

हॉ, मम्मी हमेशा कहती हैं कि काश हमारे पास कपड़ों पर प्रेस करने के लिए घरेलू जिन होता,” जॉर्ज ने कहा 
“प्रतु हमारे पास तो बस अटारी में एक गदा बूढ़ा पिशाच है और बगीचे में बौने है। घरेलू जिन्न बहुत पुरानी जागीरों और 
महलों जैसी जगहों पर रहते हैं। वह हमारे घर जैसी जगह पर नहीं मिल सकता...” 

हैरी खामोश था चूँकि ड्रेको मैल्फाँय के पास हर चीज़ आम तौर पर सर्वश्रेष्ठ होती थी और उसका परिवार बहुत 
अमीर था, इसलिए वह यह कल्पता भी कर सकता था कि मैल्फाँय एक बड़ी जागीर के महल में अकड़कर चल रहा है। 
परिवार के सेवक को भेजकर हैरी को हाँगवर्टस पहुँचने से रोकने की हरकत भी टीक वैसी ही थी, जो मैल्फॉँय कर सकता 
था क्या हैरी इतना मूर्ख था कि उसने डॉबी की बातों को गभीरता से ले लिया था? 

रॉन्‌ ने कहा, चाहे जो हो, मुझे ख़ुशी है कि हम तुम्हें लेने पहुँच गए जब तुमने मेरे एक भी खत का जवाब 
नहीं दिया, तो मैं सचमुच चिंतित हो रहा था। मैं पहले तो यही सोचता रहा कि यह एरळ की गलती थी -! 


'एरल कौन है?” 


“हमारा उल्ळी वह बहुत बूढ़ा हो गया है। यह पहली बार नहीं होगा, जब वह खत न पहुँचा पाया हो! इसलिए 
मैंने हर्मीज़ को उधार लेने की कोशिश की 


किसको ?” 


'उस्‌ उल्ळ को, जिसे मम्मी-डैडी ने पर्सी को प्रिफेक्ट बनने प्र ख़रीदकर दिया था,” फ्रेड आगे की सीट से बोला 


“परंतु पर्सी उसे उधार देने को तैयार नहीं हुआ,” राँन ने बताया उसने कहा कि उसे उसकी ज़रूरत थी।' 


जॉर्ज ने त्योरियाँ चढ़ाते हुए कहा, पर्सी इन छुटिटयों में बहुत अजीब अवहार कर रहा है। वह बहुत सी चिटिठयाँ 
भेज रहा है और ज़्यादातर समय अपने कमरे में बद रहता है... मेरा मतलब है कोई अपने प्रिफेक्ट वाले बिल्ले को आखिर 
कितवी बार पॉलिश कर सकता है... तुम पश्चिम दिशा में ज़्यादा आगे जा रहे हो, फ्रेड,” उसने डैशबोर्ड प्र लगे दिशासूचक 
यंत्र की तरफ इशारा करते हुए कहा। फ्रेड ने स्टीयरिंग घुमाया। 


क्या तुम्हारे डैडी जानते हैं कि तुम उनकी कार लाए हो? हैरी ने पूछा, और जवाब का अंदाज़ा लगा लिया 


“अरे नहीं,” रॉव ने कहा उन्हें गत को ऑफिस में काम था उम्मीद है कि हम गैरेज में कार वापस खड़ी कर 
देंगे और माँ को भी यह पता नहीं चल पाएगा कि हमने कार उड़ाई थी।' 


“वैसे तुम्हारे डैडी जादू मंत्रालय में क्या काम करते हैं?” 
रॉत ने कहा, “वे सबसे बोरिंग विभाग में काम करते हैं, मगर वस्तु कृपयोग विभाग में! 
क्या? 


“इसका संबंध जादूगरों द्वारा मगलुआं की चीज़ों पर जादू करने से है, ताकि कहीं वे बाद में गलती से किसी मगल 
दुकान या घर पर न पहुँच जाएँ जैसे पिछले साल एक बूढ़ी जादृगरती मर गई और उसका टी सेट मगलुओं की पुरानी 
वस्तुओं की दुकान में पहुँच गया एक मगल महिला उसे ख़्रीदकर घर ले गई और उसमें अपने मित्रों को चाय पिलाने 
लगी। यह एक बुरे सपने की तरह था - डैडी को हफ्तों तक ओवर्टाइम करना पड़ा? 


हुआ क्या था ? 


केतली बेकाबु हो गई! उसने उबलती हुई चाय सब तरफ फैला दी। यही नही, एक आदमी हस्मताल में भर्ती हुआ, 
क्योंकि शुगर क्यूब उठाने वाळे चिमटे ने उसकी नाक को कसकर पकड़ लिया था। डैडी को पागलां की तरह काम करवा 
पड़ा! आँफिस में वे और बूढ़े पर्किन्स ही थे, जिन्हें इस मामले को दबाने के लिए याददाशत्‌ मिटाने के मत्र पढ़ता पड़े 
और बाकी सारी चीज़ें करनी पड़ी 


“प्रतु तुम्हारे डैडी... यह कार...” 


फ्रेड हसा, हाँ, डैडी मगलुआं की हर चीज़ के दीवाने हैं। हमारा गैरेज मगलुओं के सामान से भरा है। वे उनका 
पुर्जा-पुर्जा खोलकर उन्‌ पर मंत्र पढ़ते हैं और पुर्जा को फिर से जोड़ देते हैं। अगर वे अपने ही घर पर छापा मारं, तो 
उन्हें खुद को सीधे गिरफ्तार करना पड़ेगा इससे माँ गुस्से में पागल हो जाती हैं! 


जॉर्ज ने विडस्क्रीन से नीचे झाँकते हुए कहा, “वो रही मुख्य सड़की हम वहाँ दस मिनट में पहुँच जाएँगे... यह ठीक 
भी रहेगा, क्योंकि उजाला होने वाला है 


पूर्व दिशा के आसमान में हलकी गुलाबी चमक दिखने लगी थी। 
फ्रेड ने कार थोड़ी नीचे की! अब हैरी खेतों और पेड़ों की काली आकृतियाँ दिखी 


जॉर्ज ने कहा, “हम अपने गाँव के थोड़ा बाहर है, जिसका नाम है ऑटरी सेंट कैचपोल...” 


उड़ने वाली कार नीचे उतरती गई! चमकते लाल सूरज का किनारा पेड़ों के बीच से चमक रहा था 


“उत्र गए!” फ्रेड बोला, जब कार हलके झटके के साथ ज़मीन पर उतरी। वे एक छोटे अहाते में एक ट्टे-फूटे गैरेज 
के पास उतरे थे! और तब हैरी ने पहली बार शॉन का घर देखा 


यह ऐसा दिख रहा था, मानो कभी पत्थर से बना सुअर का बड़ा दड़बा रहा हो और बाद में इसमें यहाँ-वहाँ 
अतिरिक्त कमरे बनाए गए हों, जब तक कि यह कई मंजिल ऊँचा नहीं बन गया हो! रॉव का घर इतना टेढ़ा दिख रहा 
था, जैसे जादू के बल प्र खड़ा हो (हैरी ने सोचा, हो सकता है यह जाद्‌ के बळ पर ही खड़ा हो)। चार-पाँच थुँए वाली 
चिमनियाँ लाल छत्‌ के ऊपर टिकी हुई थी। प्रवेश द्वार के पास ज़मीन पर एक तिरछा साइनबोर्ड लगा था, जिस प्र लिखा 
था, “द बरोए घर के प्रवेशद्वार के पास वेलिगटन जूतों का ढेर लगा था और एक बहुत जग लगी कड़ाही रखी थी कई 
मोटी भूरी मुर्गियाँ आँगन में चांच मारती हुई घुम रही थी। 


रन्‌ बोला, “घर कोई ख़ास नहीं है!” 


“यह तो बहुत बढ़िया है,” हैरी ने प्रिविट ड्राइव के बारे में सोचते हुए खुशी-ख़ुशी कहा! 


वे कार से उतरकर बाहर आ गए। 
फ्रेड बोला, “अब हम बिलकुल चुपचाप ऊपर की मंजिल पर चलते हैं और इंतज़ार करते हैं कि मम्मी हमें नाश्ते 


लिए बुलाएँ। फिर रान्‌, तुम सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आना और कहना, “मम्मी, देखो रात को कौन आया है!” फिर 
हैरी को देखकर खुश हो जाएँगी और किसी को भी यह पता नहीं चलेगा कि हमने कार उड़ाई थी!” 


वे 
"टीक है,” रन बोला 'आ जाओ हैरी, मेरा कमरा वहाँ है 
रान्‌ के चेहरे का रग अचानक मटमैला हरा हो गया। उसकी आँखें घर प्र जमी हुई थी बाकी तीनों पीछे देखने 


के लिए घूमी 
मिसेज वीज़्ली मुर्गियों को तितरूबितर करते हुए आँगन पार करती हुई आ रही थी ख़ास बात यह थी कि नाटी, 


मोटी और दयालु चेहरे वाळी यह महिला इस समय ख्ँखार शेरनी की तरह दिख रही थी। 


आह,” फ्रेड बोला 

“ओह डियर,” जॉर्ज ने कहा 

मिसेज वीज्ली उनके सामने आकर रुक गट्टी कमर प्र हाथ रखकर वे अपराधी भाव वाले एक चेहरे से अपराधी 
भाव वाले दूसरे चेहरे की तरफ देख रही थी। उन्होंने फूलों के प्रिंट वाला एप्रन पहन रखा था और उनकी जेब से एक छड़ी 


बाहर निकल रही थी। 
“तो,! उन्होंने कहा 
“गुड मॉर्निंग मम्मी,” जॉर्ज ऐसी आवाज़ में बोला, जो उसके हिसाब से बहुत जोशीली और सम्मोहक थी। 


मिसेज वीज़्ली कहर ढ़ाने वाले अंदाज़ में फुसफुसाई, "तुम्हें पता है, मैं कितनी चिता कर रही थी? 


सॉरी, मम्मी, प्रतु देखिए, हमें यह करना ही था-? 
मिसेज वीज़्ली के तीनों बेटे उनसे लबे थे, प्रतु अपनी माँ के गुस्से के सामने उनकी गर्दन झुक गी 
"बिस्तर खाली! कार्ड चिट्टी वही! कार गायब... दुर्घटवा हो सकती थी... मैं चिता के मारे पागल हो रही 
थी... प्रतु तुम्हें जग भी परवाह है? ...जब तक मैं जिदा हूँ, यह नहीं चलेगा... ज़रा टहरो, तुम्हारे डैडी को लौटने दो 
हमें कभी बिल, चार्ली या पर्सी के साथ ऐसी दिक्कत वहीं हुई...” 
“पर्सी तो आदर्श है,” फ्रेड बुदबुदाया। 
“पूर्सी को देखकर तुम भी तो कुछ शिक्षा ले सकते हो!” मिसेज़ वीज़्ली फ्रेड के सीने में एक उँगली चुभोते 
हुए चीखीं। “तुम्हारी जात जा सकती थी, कोई तुम्हें देख सकता था, तुम्हारे पिता की नौकरी जा सकती थी -! 
ऐसा लगा, जैसे उवकी डॉट घंटों तक चली। चिल्ला-चिल्लाकर जब मिसेज वीज़्ली का गला बैठ गया, तब कहीं 


जाकर वे हैरी की त्रफ मुड़ी, जो पीछे दुबक गया था 
उन्होंने कहा, "तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हुँ मेरे बच्चे, अदर आओ और नाश्ता कर लो!” 
वे प्छटकर घर के अदर चली गईं हैरी घबराकर रॉव की तरफ देखने लगा, परंतु जब रॉग ने उसका उत्साह बढ़ाते 


हुए सिर हिलाया, तो हैरी उनके पीछे चल दिया 


किचन छोटा था और उसमें जगह कम थी। ठीक बीच में लकड़ी की टेबल-कुर्सियाँ रखी थीं। हैरी चारों तरफ देखते 
हुए एक कुर्सी के कोने पर बैठ गया! वह इससे पहले कभी किसी जादूगर के घर में वहीं गया था 


उसके सामने एक दीवारघड़ी लगी थी, जिसमें सिर्फ एक ही कौटा था और उसमें अंक भी नहीं थे! उनके बजाय 
इसके किनारे प्र इस तरह की बातें लिखी थीं, जैसे “चाय बनाने का समय,” भमुर्गियों को दावा डालने का समय! और 
तुम्हें देर हो गई है! ऊपर की अलमारी में पुस्तक तीन लाइनों में गहराई तक एक के ऊपर एक लगी हुई थी। पुस्तकों 
के शीर्षक कुछ इस तरह थे - अपने ख़ुद के बवाए पतीर पर जाद करें” बेकिंग का जाद”ः और एक मिनट में 
दावत - जादू से” और हैरी के कान उसे धोखा नहीं दे रहे थे, तो सिक के पास रखे पुराने रेडियो ने अभी यह घोषणा 
की थी कि जल्दी ही “जाद्गरनियां का फरमाइशी कार्यक्रम” पेश होने वाला है, जिसमें लोकप्रिय जादूगरनी सेलिस्टिना वारबेक 
गाएँगी।! 


मिसेज वीज़्ली चारों तरफ घूमते हुए खड़खड़ कर रही थीं और थोड़ी लापरवाही से नाश्ता बना रही थी अपने बेटों 
को गुस्से से घूरते हुए उन्होंने फ्राइंग पैन में कबाब डाले। रह-रहकर वे इस तरह की बातें बुदबुदा रही थीं, जैसे “नहीं जानती 
थी कि तुम्हारे ऐसे इरादे थे” और “कभी इस पर यकीन नहीं किया होता” 

“इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है,” उन्होंने हैरी को आश्वस्त किया और उसकी प्लेट में आठ-वौ कबाब डाल दिए। 
'आर्थर और मैं भी तुम्हें लेकर प्रेशाव थे। अभी पिछली रात को ही हम बातें कर रहे थे कि अगर तुम शुक्रवार तक रान 
की चिट्टी का जवाब नहीं दोगे, तो हम तुम्हें ख़ुद लेने आएँगे। प्रतु यह तो हद हो गई” (अब वे उसकी प्लेट में तीन्‌ 
तले अडे रख रही थीं), “एक गैरकातूनी कार उड़ाकर आधे देश की सैर करता - कोई भी तुम्हें देख सकता था-! 

उन्होंने लापरवाही से सिक में रखे बर्तनों की तरफ अपनी छड़ी हिलाई बर्तन अपने आप साफ होने लगे और उनके 
टकराने की हलकी-हलकी आवाजें आने ळगी। 

“आसमान में बादल थे, मम्मी!” फ्रेड बोला 

“खाते समय अपना मुँह बंद रखो! मिसेज वीज़्ली ने डॉटते हुए कहा 

जॉर्ज ने कहा, “मम्मी, वे उसे भूखा रख रहे थे!” 

“और तुम भी चुप रहो!” मिसेज वीज़्ली बोलीं, परंतु यह सुनने के बाद वे थोड़ी नरमी से हैरी के लिए ब्रेड काटकर 
उस्‌ प्र मक्खन लगाने लगी। 

उसी पल एक ऐसा ग़वधान हुआ, जिससे बातचीत का विषय ही बदल गया लाळ बालों वाली एक छोटी लड़की 
लंबी नाइटट्रेस में किचन में आई, चीखी और दौड़कर बाहर चली गडी 

रॉन्‌ ने धीमे से हैरी को बताया, “जिनी मेरी बहनो वह पूरी गर्मियों भर तुम्हारे बारे में बातें करती रही है! 

हाँ हैरी, वह तुम्हारा ऑटोग्राफ लेगा चाहेगी,” फ्रेड ने मुस्कराते हुए कहा, प्रतु तभी उसकी आँखें अपनी माँ की 
आँखों से मिली ओर उसने आगे कुछ कहे बगैर अपनी प्लेट प्र चेहरा झुका लिया चारों प्लेटें खाली होने तक किसी ने 
कुछ भी नहीं कहा, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम समय लगा। 

फ्रेड जम्हाई लेते हुए बोला, 'ऑफ्फो, मैं थक गया हुँ! उसने अपना छुरी-काँटा रखते हुए कहा, “मुझे लगता है 
कि अब मैं सो जाऊँ और -? 

“तुम नहीं सोओगे,” मिसेज वीज़ळी ने उसकी बात काटते हुए कहा “तुम अपनी गलती की वजह से सारी रात जागे 
हो. तुम आज बगीचे के बौनों का सफाया करोगे; वे हाथ से निकलते जा रहे हैं! 


“ओह, मम्मी-” 


“और तुम दोनों भी,” उन्होंने रब और जॉर्ज प्र कहर ढाती निगाहें डालते हुए कहा। परतु हैरी की त्रफ देखते हुए 
वे बोलीं, “तुम सोने जा सकते हो, बेटे! तुमने इनसे उस कमबख्त कार को उड़ाने के लिए नहीं कहा था? 

प्रतु हैरी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह जल्दी से बोला, “मैं रन की मदद करूँगा; मैंने कभी बौनों का 
सफाया होते नहीं देखा है।! 

“मदद करने का तुम्हारा इरादा बहुत अच्छा है बेटे, प्रतु यह बहुत नीरस काम है,” मिसेज वीज़्ली ने कहा “चलो 
देखते हैं, इस विषय पर लॉकहार्ट क्या कहते हैं!” 


उन्होंने अलमारी में रखी किताबों के ढेर से एक भारी किताब खींचकर निकाली। जॉर्ज ने दर्द भरी आह निकाली! 
“मम्मी, हमें मालूम है बगीचे से बौतों का सफाया कैसे किया जाता है! 


हैरी ने मिसेज वीज़्ली के हाथां में रखी पुस्तक का कवर देखा उस प्र चमकदार सुनहरे अक्षरों में ये शब्द लिखे 
थे : शिल्द्राय लाँकहार्ट की घरेल कीटनाशक मार्गदर्शिका आगे एक बड़ा चित्र था, जिसमें उड़ते सुनहरे बालों और चमकती 
नीली आँखों वाला एक बहुत ही आकर्षक जादूगर था। जैसा जादू की दुनिया में हमेशा होता था, चित्र हिल रहा था हैरी 
समझ गया कि यही गिल्ड्राँय होगा वह जादूगर सबकी तरफ ढीठ अंदाज़ में आँख मारता रहा और मिसेज वीज़्ली उसे देखकर 
खुश होती रही 

उन्होंने कहा, “बड़े कमाल के जादूगर हैं। घरेलू कीटां के बारे में वे सब कुछ जानते हैं। इस पुस्तक का जवाब 
नहीं...” 


फ्रेड ने सबको सुनवाई देने वाली फुसफुसाहट में कहा, “मम्मी लाँकहार्ट की बहुत बड़ी फैन ही! 


मिसेज वीज़्ली के गाल थोड़े गुलाबी हो गए, जब वे बोली, 'बेवकूफों जैसी बातें मत करो। अच्छा ठीक है, अगर 
तुम सोचते हो कि तुममे लॉकहार्ट से ज़्यादा ज्ञान है, तों तुम जाओ और यह काम करके बता दो। जब मैं बगीचे की जाँच 
करने आऊँगी, तब अगर मुझे वहाँ एक भी बौना मिल गया, तो तुम्हारी खैर नहीं है।' 


उबासी लेते और बड़बड़ाते हुए वीज़्ली बधु धीमे कदमों से बाहर की तरफ चल दिए हैरी उनके पीछे था। बगीचा 
बड़ा था और हैरी के हिसाब से यह बिलकुल वैसा ही था, जैसा बगीचे को होना चाहिए डर्स्ली दंपति को यह पसद वहीं 
आया होता - इसमें बहुत खरपतवार उग आई थी और घास भी बहुत बड़ी हो चुकी थी। इसकी दीवारों के चारों तरफ 
गाँठदार पेड़ थे! हर क्यारी में ऐसे पौधे लगे थे, जिन्हें हैरी ने पहले कभी नहीं देखा था और मेंढकों से भरा एक बड़ा 
हरा तालाब था 


“क्या तुम जानते हो कि मगलुआं के बगीचां में भी बौने होते हैं,” हैरी ने लॉन पार करते समय रॉन को बताया 


हाँ, मैने उन चीज़ों को देखा है, जिसे मगळ बौवा समझते हैं,” रान ने कहा और अपने सिर को झाड़ी में अदर 
डालते हुए कहा “जैसे क्रिसमस के समय उगने वाले मछली पकड़ने की छड़ी जैसे मोटे और नाटे पौधे...” 

जोरदार हाथापाई की आवाज़ आई, झाड़ी हिळी और रान सीधा खड़ा हो गया “यह एक बौना है,” उसने सजीदगी 
से कहा 

“मुझे छोड़ दो! मुझे छोड़ दो! बौना चीखा। 

यह बौता क्रिसमस के समय उगने वाळे पौधे की तरह कतई नहीं था। यह छोटा और चमड़े जैसा दिख रहा था, 
जिसका बड़ा, गाँठदार और गजा सिर बिलकुल आल जैसा था। रन ने उसे एक हाथ की दूरी प्र पकड़े रखा! इस बीच 
बौना अपने सींगदार छोटे पैरों से उसे मारने की कोशिश कर रहा था रन ने उसे टखनों के पास से पकड़ा और उलटा 
लटका दिया 


रॉत्‌ बोला, यही करता पड़ता है/ उसने बौने को अपने सिर के ऊपर उठाया (“मुझे छोड़ दो!) और फदे की तरह 
लबे चक्कर में गोल-गोल घुमाने लगा। हैरी के चेहरे पर सदमे के भाव देखकर रॉव ने आगे कहा, “इससे उन्हें चोट नहीं 
पहुँचती - आपको बस उन्हें सचमुच चकराता होता है, ताकि वे दुबारा अपने बिल का रास्ता न खोज सके! 

फिर उसने बौने के टखने छोड़ दिए : वह हवा में बीस फुट उड़ा और धम्म की आवाज़ के साथ बागड़ के उस 
पार मैदान में जाकर गिणो 

कोई खास नहीं है,” फ्रेड बोला “मैं शर्त लगा सकता हुँ कि मेरा बौवा उस टुँठ के पार जाकर गिरेगा” 

हैरी ने जल्दी ही यह सीख लिया कि बौनों के लिए दुखी नहीं होवा चाहिए जब उसने अपना पहला बौवा पकड़ा, 
तो उसने फैसला किया कि वह उसे सिर्फ बागड़ के पार फंकेगा, परतु बौने ने उसकी कमजोरी भाँप ली और अपने ब्लेड 
की तरह नुकीले दाँत हैरी की उँगली में गड़ा दिए। हैरी को उसे खुद से दूर हटाने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ी, जब 
तक कि यह आवाज़ नहीं आई - 


“वाह, हैरी - यह पचास फुट दूर गिरा होगा...” 


हवा जल्दी ही उड़ते हुए बौनों से भर गईी 


“देखो, उनमें ज़्यादा बुद्धि नहीं होती,” जॉर्ज ने पाँच-छह बौनो को एक साथ पकड़ते हुए कहा “जैसे ही उन्हें पता 
चलता है कि बौनो का सफाया हो रहा है, तो वे इसे देखने के लिए बाहर निकल आते हैं। अब तक तो उन्हें अदर रहना 
सीख लेना चाहिए था!” 

जल्दी ही, मैदान में गिरे बहुत सारे बौने अलग-अलग लाइनें बनाकर दूर जाने लगे; उनके छोटे कथे झुके हुए थे। 

जब वे बौनों को मैदान के दूसरी तरफ की बागड़ में गायब होते देख रहे थे, तो रॉन बोला, वे दुबारा लौट आएँगे 
उन्हें यह जगह बहुत पसंद है... डैडी उनके प्रति बहुत वर्म हैं, उन्हें बौने बहुत मज़ेदार लगते हैं 

तभी अगला दरवाज़ा धड़ाम से बद हुआ 

वे लौट आए हैं!” जॉर्ज ने कहा डैडी घर आ गए हैं!” 

वे लोग बगीचे से जल्दी-जल्दी भागते हुए घर में घुस गए! 

मिस्टर वीज़्ली अपना चश्मा उतार चुके थे और आँखें बंद करके किचन में एक कुर्सी पर बैठे थो वे दुबळे थे और 
गजे हो रहे थे, परंतु उनके सिर प्र जो थोड़े-बहुत बाल बचे थे, वे भी उनके बच्चों की तरह ही लाल थे। वे लबा हरा 
दुशाला पहने थे, जो यात्रा की वजह से धूल और सिलवटों से भरा था 


जब सब बच्चे उनके चारों तरफ बैठ गए, तो वे चाय की केतली को टटोलते हुए बुदबुदाए, “आज बहुत काम 
था नौ छापे मारे! वो! और बूढ़े मत्डगस फ़्लेचर ने मुझ पर तब हमला करने की कोशिश की, जब मेरी पीठ उसकी तरफ 
थी...” 


मिस्टर वीज्ली ने चाय का एक लबा चूँट लिया और आह भरी। 


फ्रेड ने उत्सुकता से पूछा, 'कुछ मिला, डैडी? 


मिस्टर वीज़्ली ने उबासी लेते हुए कहा, “मुझे सिफ कुछ सिकुड़ने वाली चाबियाँ और एक काटने वाली केतली मिली। 
कुछ बहुत गभीर सामान भी था, जो मेरे विभाग में नहीं आता था मॉर्टलेक को कुछ बहुत अजीब सी बिल्लियाँ के बारे 
में पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है, प्रतु भगवान का शुक्र है कि यह प्रायोगिक मत्रों की समिति का काम 


EN 


हैः 


जॉर्ज ने पूछा, “कोई दरवाज़े की चाबियों को सिकुड़ने वाली क्‍यों बनाता है? 


“सिर्फ मगलुओं को परेशाव करने के लिए,” मिस्टर वीज़्ली ने आह भरते हुए कहा “उन्हें ऐसी चाबी बेच दो, जो 
सिकुड़ते-सिकुड़ते गायब हो जाए, ताकि जब उन्हें उसकी जरूरत पड़े, तो वह उन्हें कभी व मिले। ... ज़ाहिर है, किसी को 
इस बात्‌ के लिए अपराधी सिद्ध करता बहुत कठिन होता है, क्योंकि कोई भी मगल यह मानने को तैयार नहीं होगा कि 
उसकी चाबी सिकुड़ती रहती है - वे इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी चाबी हमेशा उनसे खो जाती है। भगवान उनका 
भला करे, वे जादू को नजरअंदाज करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वह उनकी आँखों के सामने ही 
क्यों न हो रहा हो... परंतु तुम यकीन नहीं करोगे कि हमारे जादूगर किस त्रह की चीज़ों प्र जादू करते है -! 


जैसे कारों पर ?” 


मिसेज वीज़्ली आ गई थीं और एक लबे पोकर को तलवार की तरह लहरा रही थी मिस्टर वीज़्ली की आँखें तत्काल 
खुल ग़ वे अपराधी भाव से अपनी पत्नी को घूरते रहे। 

'क्‌-कार, मॉली? 

हाँ आर्थर, कार,” मिसेज वीज़्ली बोलीं और उनकी आँखों से जैसे चिगारियाँ निकल रही थी। “ज़रा कल्पना करो 
कि एक जादूगर एक जूग लगी पुरानी कार ख़रीदता है और अपनी पत्नी से कहता है कि वह सिर्फ इसके पुर्जे अलग-अलग 
करके यह देखना चाहता है कि यह किस तरह काम करती है, जबकि दरअसल वह इसे उड़ाने के लिए इस पर जादू करना 
चाहता है।” 

मिस्टर वीज़्ली पलक झपकाने लगे। 

डार्लिंग मैं यह सोचता हुँ, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि वह यह काम कानून के भीतर रहकर कर रहा है, 
हालाँकि यह बेहतर होता कि वह अपनी पत्नी को सच्चाई बता देता... तुम्हें यह पता नहीं है कि कावून में एक बचाव 
का रास्ता है... जब तक कि वह कार को उड़ाने का इणदा न रखता हो, तब तक यह तथ्य कि कार उड़ सकती है, उसे 
अपराधी नहीं-” 


मिसेज वीज्ळी चिल्लाकर बोलीं, “आर्थर वीज़्ली, जब तुमने यह कातून लिखा था, तो तुमने जान-बूझकर इसमें बचाव 
का यह रास्ता छोड़ा था! ताकि तुम अपने गैरेज में मगलुआं के कबाड़ के साथ उठापटक करते रहो! और तुम्हारी जानकारी 
के लिए मैं बता दूँ कि हैरी आज सुबह उसी कार में आया है, जिसे तुम उड़ाने का इरादा नहीं रखते थे!” 


हैरी?” मिस्टर वीज़्ली ने सपाट अंदाज़ में पूछा “कौन हैरी?” 

उन्होंने चारों तरफ देखा। हैरी को देखते ही वे उछल पढ़े! 

“हे भगवान, क्या यह हैरी पॉटर है? तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, रॉन ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है 
“तुम्हारे बेटे कल रणात को कार उड़ाकर हैरी के घर तक गए और वहाँ से उसे ल आए!” मिसेज वीज़्ली चिल्लाईी 
“इस बारे में तुम्हें क्या कहना है?” 

“क्या सचमुच?” मिस्टर वीज़्ली ने उत्सुकता से पूछा। “कार कैसी उड़ी? मेरा - मेरा मतलब है,” परंतु जब उन्होंने 
मिसेज वीज़ली की आँखों से अगारे निकलते देखे, तो अटकते हुए बोले, “तुमने बहुत गलत्‌ काम किया है, लड़कों - सचमुच 
बहुत गलत काम किया है 

जैसे ही मिसेज वीज़्ली किसी बड़े मंढक की तरह फूलने लगीं, राँन ने हैरी से बुदबुदाकर कहा, "हम इन्हें आपस 
में यह मामला निबटाने देते हैं।” 


वे किचन से बाहर निकले और एक सँकरे गलियारे से होते हुए ऊबड़-खाबड़ सीढ़ियों प्र आए, जो लहराती हुई 


घ्र के ऊपरी हिस्से में जा रही थी तीसरी मंजिल प्र एक दरवाज़ा आधा खुला था हैरी को उसमें से चमकती भूरी आँखें 
दिखीं, जो उसकी तरफ घूर रही थी इसके बाद दरवाज़ा जल्दी से बंद हो गया 


“जिनी,” रॉव बोला! “तुम नहीं जानते कि उसका शर्माता कितवी अजीब बात है। वह आम तौर पर कभी चुप नहीं 
रहती -! 


वे दो मंजिल और चढ़े, जब तक कि एक ऐसे दरवाज़े प्र नहीं पहुँच गए, जिसका पेंट उखड़ा था और जिस प्र 
एक छोटी त्ती लगी थी, "रोनाल्ड का कमरा” 


हैरी अंदर घुसा! उसका सिर कमरे की लगभग ढलवाँ छत को छू रहा था और उसने पलक झपकाईी ऐसा लग 
रहा था जैसे वह किसी भट्टी में घुस गया हो, क्योंकि रॉव के कमरे की लगभग हर चीज भड़कीले नारंगी रंग की 
थी : बिस्तर की चादर, दीवारें, यहाँ तक कि छत भी। फिर हैरी को एहसास हुआ कि रान ने फटे-पुराने वॉलपेपर को सात 
जादूगरनियां और जादूगरों के पोस्टर से पूरी तरह दैक रखा था, जो सब भड़कीले नारंगी दुशाले पहने थे, जादुई झाडुएँ थामे 
थे और उत्साह से हाथ हिला रहे थो 

“तुम्हारी क्विडिच टीम? हैरी ने पूछा 


“द चडली कँनन्स,” रॉव ने नारंगी चादर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस प्र काले अक्षरों में दो बड़े सी 
लिखे थे और एक तेज़ गति से चलता तोप का गोला बना था लीग में नवें स्थान प्री” 


रॉव की स्कूल की मंत्रों वाली किताबों का ढेर एक कोने में अस्त-व्यस्त तरीके से लगा था पास ही कॉमिक्स का 
ढेर था, जिन सभी में पागल मरगळ मार्टित मिग्स क रहस्यमय कारवामे थे! रन की जादुई छड़ी मछली के टैंक के ऊपर 
पड़ी थी, जो खिड़की की दहलीज प्र रखा था और मेंढक के अडां से भरा था उसके बगल में रान का मोटा भूरा चूहा 
स्कैबरर्स लेटा था, जो सूरज की रोशनी में झपकी ले रहा था 

हैरी फर्श प्र पड़े अपने आप फिटने वाले ताश के प्ताँ की गड्डी को लाँघते हुए छोटी खिड़की से बाहर देखने 
लगा बहुत नीचे मैदान में उसे बौनों का झुंड दिख रहा था, जो एक-एक करके बगीचे की बागड़ के अदर दुबारा घुस 
रहे थे! फिर वह राँन की तरफ देखने के लिए पलटा, जो उसकी तरफ लगभग अधीरता से देख रहा था, जैसे उसकी राय 
जानने का इंतज़ार कर रहा हो! 

“यह थोड़ा छोटा है,” रान ने तत्काल कहा “उस कमरे की तरह नहीं है, जो उन मगलुओं के साथ रहते समय तुम्हारे 
पास था। और मैं सीधे अटारी में रहने वाले पिशाच के नीचे रहता हूँ, जो हमेशा पाइप को जोर-जोर से बजाता रहता है 
और चीख़ता रहता है 

प्रतु हैरी एक चौड़ी मुस्कान के साथ बोला, “मैं जितने भी घरों में रहा हूँ, यह उनमें सबसे अच्छा घर है! 


रान्‌ के कान्‌ गुलाबी हो गए 


अध्याय - चार 
किताबों की दुकान 


रॉन्‌ के घर का माहौल प्रिविट ड्राइव के माहौल से बिलकूल अलग था। डर्स्ली परिवार कायदे और करीने से रखी 
चीज़ों को पसंद करता था, जबकि वीज़्ली परिवार में अजीब और अप्रत्याशित चीज़ें सामान्य समझी जाती थीं। जब हैरी ने 
किचन में लगे आईने में पहली बार देखा, तो वह सतब्ध रह गया, क्योंकि उसके देखते ही आईना चिल्लाया, “गदे कहीं 
के, अपनी शर्ट अदर करो!” अटारी के पिशाच को जब भी घर में शांति महसूस होती थी, तो वह चीख़वे लगता था और 
पाइप पटक देता था फ्रेड और जॉर्ज के कमरे में होने वाळे छुटपुट धमाके भी बिलकुल सामात्य समझे जाते थे। बहरहाल, 
हैरी को रॉत के परिवार में सबसे असामान्य बात यह नहीं लगी कि आईना बोलता था या पिशाच हल्ला मचाता था; उसे 
सबसे असामान्य बात यह लगी कि वहाँ सब लोग उसे पसंद करते थे 


मिसेज वीज़्ली उसके मोजों की दुर्दशा पर चिता व्यक्त करती थीं और हर बार डाइनिग टेबल पर उसे ज़्यादा खिलाने 
की कोशिश करती थी। मिस्टर वीज़्ली डाइनिग टेबल प्र हैरी को अपने पास बैठाना पसंद करते थे, ताकि वे मगलुआं के 
जीवन के बारे में उस प्र सवालों की बमबारी कर सके उनके मन मं यह जानने की जिज्ञासा थी कि बिजली के प्लग और 
डाक सेवा कैसे काम करते हैं। 

जब हैरी ने उन्हें बताया कि टेलीफोन का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो वे बोले, “अद्भुत! बुद्धिमत्तायूर्ण! कमाल 
है, मगलुओं ने जादू के बिना अच्छी तरह जीने के कितने सारे तरीके खोज लिए हैं? 


रान्‌ के घर पहुँचने के लगभग एक सप्ताह बाद एक खुशनुमा सुबह हैरी को हॉगवर्टस से एक संदेश मिला! जब 
हैरी और रान नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल प्र पहुँचे, तो वहाँ मिस्टर और मिसेज वीज़्ली तथा जिनी पहले से ही बैठे थे। 
जिस पल जिनी ने हैरी को देखा, उसने हड़बड़ी में अपवी दलिए की कटोरी जोरदार आवाज़ के साथ फर्श पर गिरा दी। 
यह अक्सर होता था! जब भी हैरी कमरे में घुसता था, तो जिनी के हाथ से चीज़ें छूटकर ज़मीन प्र गिर जाती थी वह 
कटोरी उठाने के लिए टेबल के नीचे झुकी और जब उसका चेहरा ऊपर आया, तो वह डूबते सूरज की तरह चमक राहा 
था। हैरी ऐसा अभिनय करते हुए बैठ गया, जैसे उसने यह देखा ही न हो! फिर उसने वह टोस्ट ले लिया, जो मिसेज वीज़्ली 
ने उसकी ओर बढ़ाया था 


मिस्टर वीज़्ली बोले, स्कूल से खत आए हैं!” उन्होंने हैरी और रॉव की तरफ पीले चर्मपत्र के एक जैसे लिफाफे 
बढ़ाए, जिन प्र हरी स्याही से लिखा हुआ था। हैरी, डम्बलडोर पहले से ही जानते हैं कि तुम यहाँ हो। उनसे कुछ छुपा 
नहीं रहता तुम दोनों के भी ख़त आए हैं,” उन्होंने आखिरी वाक्य फ्रेड और जॉर्ज से कहा, जो अदर आ गए थो। वे अब 
भी अपने पायजामां में ही थे। 

जब उन लोगों ने अपने ख़त पढ़े, तो कुछ समय के लिए वहाँ खामोशी छाई रही। हैरी के ख़त में लिखा था कि 
वह पहले की तरह एक सितंबर को किग्स क्रॉस स्टेशन से हॉगवर्टस एक्सप्रेस पकड़े! अगले साल उसे जिन नई पुस्तकों की 
जरूरत पड़ेगी, उनकी सूची भी साथ लगी थी : 


सेकंड ईयर के विद्यार्थियों को निम्न पुस्तकों की आवश्यकता होगी : 


मंत्रों की मावक किताब, भाग 2 : मिरान्डा गोशाँक 
हू ख़तरनाक परी को भगाना : गिल्ड्राय लॉकहार्ट 
कं पिशाचा के साथ भटकता : गिल्ड्राय लॉकहार्ट 
चुड़ैलों के साथ छुटिटयाँ : गिल्द्राय लॉकहार्ट 


न दैत्यां के साथ सफर : गिल्ड्राय लॉकहार्ट 


क खून यीते वाले पिशाचा के साथ ख़तरवाक समुद्री यात्राएँ : गिल्द्राय लॉकहार्ट 
न आदम भेड़िया के साथ भ्रमण : गिल्ड्राय लॉकहार्ट 
र हिम्‌ मानव के साथ एक वर्ष : गिल्ड्राय लाँकहार्ट 


फ्रेड ने अपनी किताबों की सूची पूरी पढ़ ली, तो वह हैरी के कधे के ऊपर से झाँककर उसकी सूची पढ़ने लगा 


वह बोला, तो तुम्हें भी लॉकहार्ट की सारी किताबें लाने के लिए कहा गया है! लगता है गुप्त कलाओं से रक्षा 
का नया टीचर उनका बहुत बड़ा फँव है - मैं शर्त लगा सकता हुँ कि वह टीचर जरूर कोई जाद्गरनी होगी!” 


यह कहते ही फ्रेड की नज़रें अपनी माँ से मिली और वह तत्काल मुरब्बा खने में व्यस्त हो गया। 


जॉर्ज ने अपने माता-पिता को कनखियां से देखते हुए कहा, 'ये किताबें सस्ती नहीं हांगी। लॉकहार्ट की किताबें 
सचमुच महँगी होती हैं 


"हम्‌ व्यवस्था कर लेंगे,” मिसेज़ वीज़्ली बोलीं, परंतु वे चिंतित लग रही थी। 
“मुझे आशा है कि हमें जिनी की कई चीज़ें सेकड-हैंड मिल जाएँगी” 
यह सुनकर हैरी ने जिवी से पूछा, “अच्छा, तो तुम भी इस साल हाँगवर्टस में पढ़ोगी?” 


उसने सहमति में सिर हिलाया। शर्म के मारे जिनी का चेहरा भी उसके बालों की तरह लाल दिखने लगा और 
घबराहट में उसने अपनी कोहनी मक्खन के कटोरे में डुबा दी! खुशकिस्मती से हैरी के सिवाय किसी और ने यह नहीं देखा, 
क्योंकि उसी समय रॉँन का बड़ा भाई पर्सी अंदर आ गया था। वह पूरी तरह तैयार हो चुका था और हाँगवर्ट्स प्रिफेक्ट 
का उसका बिल्ला उसके बुने हुए जैकेट प्र पिन से लगा था। 


पर्सी ने तेजी से कहा, “गुड मार्निंगो बड़ा सुहावना दिन है!” 

वह एकमात्र खाली कुर्सी प्र बैठ गया, प्रतु तत्काळ ही उछलकर खड़ा भी हो गया। उसने हाथ डालकर अपने वीचे 
से भूरे पंखों का एक रोएँदार डस्टर उठाया - कम से कम हैरी तो यही समझा था, जब तक कि उसने यह नहीं देखा 
कि डस्टर साँस ले रहा था। 

“एरलू!” यह कहते हुए रान ने पर्सी से मरियल उल्ल को ले लिया और उसके पंख के वीचे से एक पत्र निकाला। 
आख़िर वह हर्माइनी का जवाब ले ही आया मैंने हर्माइनी को खत लिखकर बताया था कि हम तुम्हें डर्स्की परिवार से 
आजाद कराने की कोशिश करने वाळे है। 

रॉव एरल को पिछले दरवाज़े के ठीक पास रखे स्टैंड की ओर ले गया और उसे वहाँ प्र खड़े करने की कोशिश 
की, प्रतु एरळ एकदम से गिर गया, इसलिए रान ने उसे लिटा दिया और बुदबुदाया, बिचारा!” फिर वह हर्माइनी का ख़त 
खोलकर जोर से पढ़ने लगा : 

प्रिय रान, और हैरी, अगर वम भी वहाँ हो, 


मुझे आथा है कि सब कुछ अच्छी तरह से हो गया 
होगा और हैरी ठीक होगा। और रान, मझे यह भी आशा है 
कि तुमने उसे बाहर निकालने के लिए कोई गेर-काननी 
काम नही किया होगा, क्‍योंकि इससे हेरी भी मूरिकल में पड़ 
जाएगा। मैं सचमच चिंतित हैँ और अगर हैरी ठीक-ठाक है, 
तो मुझे तत्काल ख़बर भेनना। परंत शायद यह बेहतर होगा 
कि तुम किसी दसरे उल्ल को भेजो, क्योंकि मझे लगता है कि 


एक औरर यात्रा में इस उल्ल का दम निकल नाएगा। 


जाहिर है, में स्कूल की पढ़ाई में बहुत व्यस्त हैँ (यह 
कैसे हो सकता है?' रॉन ने दहशत में कहा। 'हमारी तो 
छुट्टियाँ चल रही हैं!) हम अगले बुधवार को नई प॒स्तकें 
खरीदने के लिए लंदन नाएँगे। क्यों न हम लोग छमंतर 
गली में मिलें? 


जितनी जल्‍दी हो सके, मुझे बताओ कि क्या हो रहा 
है। प्रेम सहित, हर्माइनी। 


“टीक है, यह बिलकुल टीक रहेगा हम भी बुधवार को चलकर तुम्हारा सामान ख़रीद लेते है,” मिसेज वीज़्ली ने 
टेबल साफ करते हुए कहा “वैसे आज तुम्हारी क्या योजना है? तुम लोग क्या करने वाले हो? 

हैरी, रान, फ्रेड और जॉर्ज पहाड़ी प्र बने वीज़ली परिवार के छोटे बाड़े में जाने की योजना बना रहे थे। बाड़े के 
चारों तरफ पेड़ लगे थे, इसलिए नीचे के गाँव से वह जगह नहीं दिखती थी। इसका मतलब यह था कि अगर वे ज़्यादा 
ऊँचाई पर न उड़े, तो वहाँ क्विडिच की प्रैक्टिस कर सकते थे। वे क्विडिच की असली गेंदों का प्रयोग नहीं कर सकते थे, 
क्योंकि अगर वे उनके हाथ से छूटकर गाँव में पहुँच जातीं, तो उनका स्पष्टीकरण देना मुश्किल होता! इसके बजाय उन्होंने 
एक-दूसरे की त्रफ सेवफल फेक वे बारी-बारी से हैरी की निम्बस 2000 पर चढ़े, जो निश्चित रूप्‌ से सर्वश्रेष्ठ झाड़ू थी। 
रॉन्‌ की पुरानी शूटिंग स्टार का तो यह हाल था कि तितलियाँ भी अक्सर इससे तेज़ उड़कर पास से निकल जाती थी। 


पाँच मिनट बाद वे पहाड़ी पर चढ़ रहे थे और उनके कधों प्र झाडुएँ थी। उन्होंने पर्सी से पूछा था कि क्या वह 
भी उनके साथ चलना चाहता है, प्रतु उसने कहा कि वह व्यस्त है। हैरी ने पर्सी को अब तक सिर्फ खाने या नाश्ते के 
वक़्त ही देखा था! बाकी समय वह अपने कमरे में ही बद रहता था! 


फ्रेड ने त्योरियाँ चढ़ाते हुए कहा, “काश मुझे पता चल जाता कि उसके इरादे क्या हैं। वह अब पहले जैसा नहीं 
है, बल्कि बदला-बदला लग रहा है। तुम्हारे आने से एक दिन पहले ही उसकी परीक्षा क परिणाम आए थे उसे बारह 
ओ.डब्ल्यू.एल. मिले हैं, प्रतु वह ज़रा भी खुश नहीं हुआ! 

हैरी के चेहरे प्र परेशानी के भाव देखकर जॉर्ज ने स्पष्ट किया, “ऑर्डिवरी विजार्डिंग लेवली बिल को भी बारह मिले 
थे! अगर हम्‌ सर्तक नहीं रहे, तो हमारे परिवार का एक और सदस्य हेड बॉय बन जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मैं इस 
शर्म को झेल पारऊँगा।' 

भाइयों में बिल वीज़्ली सबसे बड़ा था। वह और उससे छोटा भाई चार्ली पहले ही हॉगवर्टस से निकल चुके थे 
हैरी उन्‌ दोनों से कभी नहीं मिला था, प्रतु वह जानता था कि चार्ली रूमानिया में ड्रैगनां का अध्ययन कर रहा था और 
बिल मिस्र में जादूगरों के बैंक ग्रिगॉट के लिए काम कर रहा था 


जॉर्ज ने कुछ समय बाद कहा, मैं नहीं जानता कि मम्मी-डैडी इस साल हमारी किताबों का खर्चा कैसे उठा पाएँगे। 
लॉकहार्ट की किताबों के पाँच सेट! और जिनी को दुशाले, छड़ी और बाकी सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी...” 


हैरी कुछ नहीं बोला वह थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था लदन में ग्रिगॉट के भूमिगत तहख़ाने में उसके पास 
एक छोटा सा खज़ाना था, जो उसके माता-पिता उसके लिए छोड़ गए थे। जाहिर है, वह सिर्फ जादूगरों की दुनिया में ही 
अमीर था मगलुआं की दुकानों में जाद्गरों की मुद्रा यानी गैलियन्स, सिकल्स और नट्स का प्रयोग नहीं हो सकता था। 
उसने डर्स्ळी परिवार से कभी ग्रिगॉट के अपने बैंक खाते का जिक्र नहीं किया था! उसे लगता था कि जादू की दुनिया 
की बाकी चीजों से उन्हें कितनी ही दहशत होती हो, परंतु शायद सोने के बड़े ढ़ेर से उन्हें दहशत नहीं होगी। 


न 


मिसेज वीज़्ली ने अगले बुधवार को सबको जल्दी जगा दिया। सबने जल्दी से छह-छह बेकन्‌ सैंडविच खाकर अपने 
कोट पहने! इसके बाद मिसेज वीज़्ली ने किचन के स्टैंड से फूलदान उठाया और उसके अंदर झौँंककर देखा! 


वे आह भरते हुए बोलीं, “यह ख़त्म हो रहा है। हमें आज थोड़ा और ख़रीदना पड़ेगा ... अच्छा चलो! पहले मेहमान! 
हैरी बेटा, हम लोग तुम्हारे बाद आएँगे!” 


और उन्होंने फूलदाव हैरी के सामने कर दिया। 

हैरी उन्‌ सबको घूरता रहा और वे भी उसे एकटक देख रहे थे 

फिर उसने हकलाते हुए कहा, “प-प्र मुझे करना क्या है?” 

रन अचानक बोला, “वह पहले कभी छू पाउडर से नहीं गया है। माफ करवा हैरी, मैं यह तो भूल ही गया था? 


मिस्टर वीज़्ली बोले, “छ पाउडर से कभी नहीं गए? फिर तुम पिछले साल अपने स्कूल का सामान खरीदने के लिए 
छूमतर गली तक कैसे गए थे? 

मैं ट्रेत से गया था -! 

“क्या सचमुच?” मिस्टर वीज़्ली ने उत्सुकता से कहा या वहाँ पर रस्कपटर्स यानी स्वचलित सीढ़ियाँ थीं? बिलकुल 
टीक-टीक बताओ किस तरह -! 


“अभी नहीं, आर्थर,” मिसेज वीज़्ली बोली “छ पाउडर उससे बहुत जल्दी पुँचाता है। परतु अब क्या होगा, अगर 
हैरी पहले कभी छू पाउडर से नहीं गया है -! 


फ्रेड बोला, वह ठीक तरह से पहुँच जाएगा, मम्मी। हैरी, पहले हमें देखो कि हम कैसे जाते है! 


उसने फूलदान से चुटकी भर चमकता हुआ पाउडर निकाला, आग के पास पहुँचा और पाउडर को लप्टां में फेक 
दिया 


गरज की आवाज के साथ आग पन्ने की तरह हरी हो गई और फ्रेड से भी ज़्यादा ऊँची लपटें निकलने लगी। फ्रेड 
सीधे लपटों के अदर चला गया और चिल्लाकर बोला, छूमतर गली!” और फिर वह गायब हो गया 


जब जॉर्ज फूलदान में अपना हाथ डाल रहा था, तो मिसेज़ वीज़्ली ने हैरी को सलाह दी, ‘बिलकुल साफ बोलना, 
बेटा और यह भी ध्यान रखना कि सही अंगीठी से ही बाहर निकलो 


"कौन सी सही चीज? हैरी ने घबराते हुए पूछा, जब आग गरजी और जॉर्ज भी गायब हो गया। 


“देखो, बहुत से जादूगरों की अँगीठियाँ खुली रहती हैं, जिनमें से चुनना पड़ता है। परंतु अगर तुमने साफ बोला 
है, तो चिता करने की कोई बात नहीं है।” 


“वह ठीक-ठाक पहुँच जाएगा माँली, अब उसे ज़्यादा मत सताओ,” मिस्टर वीज्ली ने छू पाउडर लेते हुए कहा 


“प्रंतु अगर वह गुम गया, तो मैं उसके अकल-आटी को क्या जवाब दुँगी?” 


हैरी ने उन्हें आश्वस्त किया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा! अगर मैं किसी चिमनी के ऊपर पहुँच जाऊँ, तो डडली 
को यह सुनकर बहुत मजा आ जाएगा इस बारे में चिता न करी? 


“अच्छा ... ठीक है ... तुम आर्थर के बाद जाना,” मिसेज़ वीज्ळी बोली। “देखो, जब तुम आग के अदर पहुँच जाओ, 
तो बिलकुल साफ बोलना कि तुम्हें कहाँ जाना है -! 


“और अपनी कोहनी भी अदर की तरफ स्खना,” रॉन ने सलाह दी। 


“और अपनी आँखें भी बंद रखना,” मिसेज वीज़्ली बोली “राख -! 
“हिलना-डुलना मती वरना तुम गलत्‌ अँगीठी से बाहर निकल जाओगे-! 


“प्रतु घबराता मत! और सही जगह प्र पहुँचने से पहले जल्दबाजी में बाहर निकलने की कोशिश मत करना! जब 
तक तुम फ्रेड और जॉर्ज को देख न लो, तब तक इंतजार करना? 


इत्‌ सब बातों को अपने दिमाग में याद रखने की बहुत कोशिश करते हुए हैरी ने छू पाउडर की चुटकी भरी! फिर 
वह आग के बिलकुल करीब पहुँचा उसने एक गहरी साँस ली, पाउडर को लप्टों प्र डाला और आगे कदम बढ़ाया आग 
गर्म हवा की तरह लग्‌ रही थी। उसने जैसे ही अपना मुँह खोला, तत्काल उसके गले में बहुत सी गर्म राख घुस गट्टी 


उसने खाँसते हुए कहा, 'शू-शू-मत्र गली?” 


ऐसा लगा जैसे किसी बड़े भँवर ने उसे चूस लिया हो। वह बहुत तेज़ी से गोल-गोल घूम रहा था ...उसके कानां 
में गरज सुनाई दे रही थी, जो कान के पर्द फोड़ने वाली थी .. उसने अपनी आँखें खुळी रखने की कोशिश की, परतु 
हरी लपटों में तेज़ी से घूमने के कारण उसे चक्कर आने लगे थे ...कोई कठोर चीज़ उसकी कोहनी से टकराई और उसने 
कोहनी जल्दी से अदर कर ली। वह अब भी गोल-गोल घूम रहा था, लगातार घूम रहा था ...अब उसे ऐसा लग रहा था, 
जैसे ठंडे हाथ उसके चेहरे प्र तमाचे मार रहे हों ...अपने चश्मे से अधखुली आँखों से देखने प्र उसे अंगीठियां की 
धैधली कतार और उनके पार कमरे दिखे ...उसके पेट में बेकन सैंडविच हिलडुल रहे थे ...उसने अपनी आँखें दुबारा बद 
कर लीं और वह चाहता था कि यह सब रुक जाए, और फिर - वह ठंडे पत्थर प्र चेहरे के बल गिर गया और उसने अपने 
चश्मे को टूटते हुए महसूस किया 


हैरी का सिर चकरा रहा था। उसे चोट लगी थी वह राख में पूरी तरह सना हुआ था! लड़खड़ाते हुए वह अपने 
पैरों प्र खड़ा हुआ अपने टूटे चश्मे को उठाकर उसने अपनी आँखों के सामने रखा वह बिलकुल अकेला था और उसे 
इस्‌ बात का कतई अंदाज़ा नहीं था कि वह कहाँ था। वह तो सिर्फ इतना बता सकता था कि वह किसी जादूगर की बड़ी 
और कम रोशनी वाली दुकान की पत्थर की अँगीटी में खड़ा था। बहरहाल इस दुकान में जिस तरह का सामान रखा था, 
उसमें से एक के भी हॉगवर्टस की सूची में शामिल होने की दुरूदूर तक सभाववा नहीं थी। 


पास ही में काँच का शोकेस रखा था, जिसमें बिछी गद्दी प्र एक टूटा हुआ सूखा हाथ रखा था। उसके पास 
ही खन से सनी ताश की गड़डी और घुरती हुई काच की आँखें भी रखी थी। शैतानी मुखौटे दीवारों से नीचे देख रहे 
थे। काउंटर प्र इसानों की हडिडयों का ढेर रखा था और छत से जग लगे नुकीले यत्र लटक रहे थे। इससे भी बुरी बात 
यह थी कि धूल भरी दुकान की खिड़की से हैरी को यह साफ नज़र आ रहा था कि बाहर जो अँधेरी और सँकरी सड़क 
दिख रही थी, वह छूमतर गली नहीं है। 


उसने सोचा, वह जितनी जल्दी बाहर निकल सके, उतना ही बेहतर है। उसकी नाक अब भी दुख रही थी, क्योंकि 
गिरते समय नाक पत्थर से बुरी तरह टकराई थी। हैरी ने चुपचाप दरवाज़े की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए, प्रतु वह अभी 
आधी दूर तक भी नहीं पहुँच पाया था कि तभी काच के दरवाज़े के पार उसे दो लोग दिखाई दिए उनमें से एक ऐसा 
था, जिससे हैरी इस स्थिति में कतई नहीं मिळना चाहता था, जबकि वह रास्ता भटक गया था, राख में सना था और 
ट्टा हुआ चश्मा पहने था! वह व्यक्ति कोई और नहीं, ड्रेको मैल्फाँय था 

हैरी ने तत्काल चारों तरफ देखा उसे बाई तरफ एक बड़ी काली अलमारी दिखी। वह लपककर उसके अदर घुस 
गया और दरवाज़े बद कर लिए। उसने दरवाज़े में सिर्फ छोटी सी दरार छोड़ दी थी, ताकि वह बाहर देख सको कुछ पल 
बाद घटी बजी और मैल्फाँय ने दुकान के अंदर कदम रखा। 

उसके पीछे जो व्यक्ति अदर आया, वह उसके पिता ही हो सकते थे। उनका चेहरा भी उतना पीला और नुकीला 
था तथा उनकी आँखें भी वैसी ही ठंडी और भूरी थी। मिस्टर मैल्फॉँय काउंटर तक आए और अलसाए अंदाज़ में शोकेस 


में रखे सामान को देखा। फिर उन्होंने काउंटर पर रखी घटी बजाई और अपने पुत्र की तरफ मुड़ते हुए कहा, 'ट्रेको, कोई 
चीज छूना मती” 

मैल्फॉय, जो उस समय काँच की आँख उठाने ही वाला था, बोला, मैं सोच रहा था कि आप यहाँ से मेरे लिए 
कोई तोहफा खरीदने वाले ही! 


“मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए उड़ने वाली झाड़ ख़रीद दूँगा,” उसके पिता बोले और अपनी उँगलियों से 
काउंटर प्र तबला बजाने लगे। 


मैल्फाँय ने चिढ़कर गुस्से से कहा, “अगर मुझे अपने हाउस की टीम में शामिल नहीं किया गया, तो झाडू खरीदने 
का क्या फायदा? हैरी पॉटर को पिछले साल विम्बस 2000 मिल गई थी। उसे डम्बलडोर ने ग्छुड्द्वार की तरफ से खेलते 
की विशेष अनुमति दी थी इसलिए नहीं क्योंकि वह बहुत अच्छा खेलता है... बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मशहूर 
है... माथे प्र एक मूर्खतापूर्ण निशान होने की वजह से मशहूर...” 


मैल्फॉय ने नीचे झुककर एक शेल्फ को गौर से देखने लगा, जिसमें खोपड़ियाँ भरी थी। 


`... हर कोई सोचता है कि वह इतना स्मार्ट है, अपने निशान और अपनी जादुर्ड झाइ के साथ इतना चमत्कारी 
ह्टै हि 

“तुम यह बात मुझे पहले भी कम से कम दस बार बता चुके हो,” मिस्टर मैल्फॉय ने अपने पुत्र को कहर ढाती 
नजरों से देखते हुए कहा, और मैं तुम्हें याद दिला दूँ, यह - समझदारी - नहीं है कि लोगों को लगे कि हम हैरी पॉटर 
को पसंद नहीं करते हैं, जबकि ज़्यादातर जादूगर उसे अपना हीरो मानते हैं, क्योंकि उसने सबसे बड़े शैतावी जादूगर को 
हराया है - आह, मिस्टर बोर्गिती” 


एक्‌ झुका हुआ व्यक्ति काउंटर के पीछे प्रकट हो गया था। वह अपने चिपचिपे बालों को चेहरे से हटाते हुए उन्‌ 
प्र हाथ फेर रहा था 


बोर्गिन ने अपने बालां की तरह ही चिकनी-चुपड़ी आवाज़ में कहा, “मिस्टर मैल्फाँय, बहुत ख़ुशी हुई कि एक बार 
फिर आपसे मुलाकात हो गई। मैं धन्य हो गया-और मास्टर मैल्फॉँय भी आए हैं - बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपकी 
क्या सेवा कर सकता हुँ? मैं आपको कुछ ख़ास चीजें दिखाता है, जो आज ही आई हैं और उनकी कीमत भी ज़्यादा नहीं 


EN 


ह ~? 


मिस्टर मैल्फॉय बोले, “मिस्टर बोर्गिन्‌, मैं आज खरीदने नहीं, बेचने आया है।! 
बेचने?” बोर्गित के चेहरे की मुस्कान थोड़ी कम हो गई 


कहते हुए 
घर छापा 


“जाहिर है, आपने सुना ही होगा कि मत्रालय आजकल बहुत छापे मार रहा है,” मिस्टर मैल्फॉय ने 
अदर वाळी जेब से चर्मपत्र का रोल निकालकर उसे खोला, ताकि बोर्गिव उसे पढ़ सके “अगर मत्रालय ने 
मारा, तो वहाँ प्र कुछ ऐसा सामान है, जो मुझे मुश्किल में डाल सकता है ...! 


यह 
मेरे 


बोर्गिन ने लटकने वाला चश्मा अपनी नाक पर चढ़ाकर सूची प्र नज़र डाली 
“निश्चित रूप्‌ से मत्रालय आपको कष्ट देने की जुर्रत नहीं करेगा, सर? 
मिस्टर मैल्फाँय का होंठ सिकुड़ गया 


“वे अब तक मेरे घर की चौखट तक नहीं आए हैं। मैल्फॉँय नाम का अब भी कुछ सम्मान होता है, परंतु मंत्रालय 
दिनोदिन ज्यादा दख़लदाजी कर रहा है। किसी नए मगळ सरक्षण अधिनियम के बारे में अफवाहें फैल रही हैं - बेशक इसके 
पीछे उस नीच, मगळ प्रेमी, मूर्ख आर्थर वीज़ली का ही हाथ होगा -! 


हैरी को अपने अदर गुस्से का तेज झोंका महसूस हुआ 

“- और जैसा आप देख सकते हैं, इनमें से कुछ जहर ऐसे हैं -! 

“जाहिर है, मैं समझता है, सर,” बोर्गिव ने कहा “मुझे देखने दें 

'क्या मैं वह ले सकता हूँ?” गद्दी पर रखे सूखे हाथ की तरफ इशारा करते हुए ड्रेको बीच में बोला! 


बोर्गिन ने मिस्टर मैल्फॉय की सूची पर से ध्यान हटाया और ड्रेको के पास लपकते हुए कहा, “अच्छा, 
वह-हाथ-जो-संपत्ति-दिलाए! बस इसके अंदर एक मोमबती डालो और वह मोमबती सिर्फ इसे थामे रखने वाले को ही रोशनी 
देगी! चोर-उचक्कों का सबसे अच्छा दोस्त! आपके बेटे की पसंद बहुत बढ़िया है, सरी? 

“बोर्गित, मुझे आशा है कि मेरा बेटा चोर-उचक्के से बेहतर बनेगा,” मिस्टर मैल्फॉय ने ठंडे लहजे में कहा मिस्टर 
बोर्गिन तत्काल बोले, "मेरा मतलब यह नहीं था, सर, कतई नहीं था -! 

“हालाँकि अगर उसके स्कूल के नंबर नहीं सुधरेंगे,” मिस्टर मैल्फॉय और भी ठंडे लहज़े में बोले, “तो वह शायद 
चोर-उचक्के के सिवाय और कुछ बन भी नहीं पाएगा” 

ड्रेको ने प्लटक्र कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हर्माइनी ग्रेजर सारे टीचर्स की चहेती है-” 


मिस्टर मैल्फॉँय ने फटकारते हुए कहा, "तुम्हें शर्म आना चाहिए कि मगल परिवार की एक लड़की हर विषय में 
तुमसे ज़्यादा नबर लाई है! 


हां! हैरी ने मन्‌ ही मन कहा और वह यह देखकर खुश था कि ड्रेको शर्मिंदा भी था और क्रोधित भी। 

बोर्गिन ने अपनी चिकनी-चुपड़ी आवाज में कहा, 'सब जगह यही हाल है शुद्ध ख़ून वाले जाद्गरों का महत्व हर 
जगह घटता जा रहा है -! 

मिस्टर मैल्फॉय ने अपने बे नथुने फुलाते हुए कहा, “परंतु मेरी नजरों में नही” 

“मेरी नजरों में भी नहीं सर,” बोर्गिन ने बहुत नीचे झुकते हुए कहा 

“अगर ऐसा है, तो हम एक बार फिर मेरी सूची पर आ जाएँ,” मिस्टर मैल्फॉय ने थोड़े रूखेपन से कहा "मैं थोड़ी 
जल्दी में हूँ, बोर्गिनो मुझे आज कहीं और जाकर एक महत्वपूर्ण काम करवा है! 

वे मोल-भाव करने लगे। हैरी घबरा गया, जब उसने यह देखा कि ड्रेको उसकी छुपने की जगह के करीब आता 
जा रहा था और दुकान में रखे सामानों को गौर से देख रहा था वह फाँसी के फदे की लबी रस्सी को देखने के लिए 
रुका! फिर वह मोतियों के बहुत सुन्दर नेकलेस प्र लगे कार्ड को पढ़ने लगा: चेतावनी : इसे त छुएँ। शाषित - अब तक 
उनीस्‌ सगळ मालकियों की जाव ले चुका है। 


ड्रेको मुड़ा और उसे अपने ठीक सामने अलमारी दिखी वह आगे बढ़ा... उसने हैंडल की तरफ अपना हाथ 
बढ़ाया... 


“ठीक है,” मिस्टर मैल्फॉय ने काउंटर प्र कहा “चलो, ड्रेको!' 

जब ड्रेको पलटा, तो हैरी ने अपनी आस्तीन से माथे का पसीना पाछा 

“मिस्टर बोर्गित, आपका दिन अच्छा गुज़रे! सामान देने के लिए मैं कल अपनी जागीर पर आपका इंतज़ार करूंगा” 
जिस पल दरवाज़ा बद हुआ, बोर्गिन ने अपना चिकना-चुपड़ा अंदाज़ छोड़ दिया 


“आपका भी दिन अच्छा गुज़रे, मिस्टर मैल्फॉँया और अगर लोग जो कहते हैं, वह सच है, तो आपकी जागीर में 
जितना सामान छुपा है, उसका आधा भी आपने मुझे नहीं बेचा है ...” 


बुरे स्वर में बड़बड़ाते हुए बोर्गिव पीछे के कमरे में गायब हो गया। हैरी ने एक मिनट तक इंतज़ार किया कि कहीं 
वह वापस न आ जाए! फिर वह बिना कोई आवाज़ किए अलमारी से बाहर निकला और काँच के शोकेस को पार करता 
हुआ दुकान के दरवाज़े से बाहर निकल गया 


अपने चेहरे प्र टूटे चश्मे को पकड़कर उसने चारों तरफ देखा! वह एक गदी सी गली में था, जो गुप्त कलाओं 
को समर्पित दुकानों से भरी थी। बोर्गिन एंड बर्क्स नाम की जिस दुकान से वह अभी-अभी निकला था, वह सबसे बड़ी 
दिख रही थी। बहरहाल, उसे अपने टीक सामने वाली दुकान की भयानक खिड़की में प्रदर्शन के लिए रखी खोपड़ियाँ दिखी 
दो दुकान छोड़कर एक बड़े पिंजरे में दैत्याकार काली मकड़ियाँ रखी थी। दो घटिया से दिखने वाले जादूगर बुदबुदाकर बातें 
कर रहे थे आशकित महसूस करते हुए हैरी चल दिया। उसने अपने चश्मे मो सीधे थामे रखने की कोशिश की और आशा 
की कि वह किसी तरह वहाँ से निकलने का रास्ता खोज ही लेगा 


जहरीली मोमबत्तियाँ बेचने वाली दुकान के ऊपर लकड़ी का एक्‌ पुराना बोर्ड था, जिस प्र लिखे सड़क के नाम 
से उसे पता चला कि वह छूमतर गली में नहीं, बलकि शूमतर गली में था इससे हैरी को कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि 
उसने कभी इस गली का नाम नहीं सुना था बहरहाल वह इतना ज़रूर समझ गया कि वीज़्ली परिवार के यहाँ आग में 
उसके मुँह में राख भर गई थी, इसलिए वह पर्याप्त स्पष्टता से नहीं बोल पाया था। शांत बने रहने की कोशिश करते हुए 
वह सोच रहा था कि क्या किया जाए। 


“बच्चे, तुम खो गए हो क्या? उसके कान में एक आवाज आई, जिसे सुनकर वह उछल पड़ा 


एक बूढ़ी जादूगरवी उसके सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक भयानक ट्रे थी, जो इंसान के साबुत नाखूनों से 
भरी दिख रही थी जब जाद्गरनी ने हैरी की तरफ कुटिल दृष्टि डाली, तो उसके काई भरे दाँत स्पष्ट दिख रहे थो हैरी 
पीछे हटा 


मै ठीक हुँ, धन्यवाद,” उसने कहा मैं तो बस- 

“हैरी! तुम वहाँ क्या कर रहे हो? 

हैरी का दिल उछलने लगा जादूगरवी भी उछल पड़ी और उसके हाथ की ट्रे से बहुत से नाखून उसके पैरों पर 
गिर पड़े। वह गालियाँ देने लगी, जब हैग्रिड यानी हाँगवर्टस के मैदान के स्खवाले का विशाळ शरीर उनकी तरफ आया उसकी 
बीटल जैसी काली आँखें उसकी बड़ी और घनी दाढ़ी के ऊपर चमक रही थी। 

'हैग्रिड!” हैरी ने राहत की साँस छोड़ते हुए कहा, “मैं गुम हो गया था... छु पाउडर ...! 

हैग्रिड ने हैरी की गर्दन पकड़कर उसे जादगरवी से दूर खींचा, जिससे जादूगरवी की ट्रे को धक्का लगा और वह 
वीचे गिर गई! जादूगरवी की चीखें सारे रस्ते उनके पीछे-पीछे घुमावदार गळी में आती रहीं, जब तक कि वे सूरज की चमकती 
रोशनी में नहीं पहुँच गए। हैरी को दूर एक जानी-पहचानी, बर्फ जैसी सफेद संगमरमर की इमारत दिखी: ग्रिव्गॉँट बैंको हैयिड 
उसे सीधे छूमतर गली में ले आया था 


हैग्रिड ने रूखेपन से कहा, “तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है!” फिर उसने हैरी के कपड़ों से राख झाड़ने के लिए इतनी 
ताकत से उसकी पीठ प्र हाथ मारा कि हैरी औषधियों की दुकान के बाहर रखे ड्रैगन के गोबर के पीपे में गिरते-गिरते 
बचा “शूमतर गळी में भटक रहे थे! हम नहीं आते तो - बहुत खतरनाक जगह है, हैरी - नहीं चाहते कि कोई तुम्हें वहाँ 
देखे -! 

मुझे इस बात का एहसास हो गया था,” हैरी ने कहा और जब हैग्रिउ ने दुबारा उसकी राख झाड़ने की कोशिश 
की, तो वह झुककर बच गया। “मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं खो गया था - वैसे तुम वहाँ क्या कर रहे थे?” 


"हम्‌ वहाँ घोंघों की दवा लेने गए थे,” हैग्रिड ने गुर्रते हुए कहा वे स्कूल की सब्जियाँ खा जाते हैं। तुम अकेले 
तो नहीं आए हो? 


हैरी ने स्पष्ट किया, “मैं वीज़्ली परिवार के घर प्र ठहरा हूँ, प्रतु हम अलग-अलग हो गएी मुझे जाकर उन्हें खोजना 
होगा...” 


वे साथ-साथ सड़क प्र चलने लगे! 


हैग्रिड ने पूछा, “तुमने हमारे खत का जवाब क्यों नहीं दिया?” हैरी को उसके साथ चलने के लिए दौड़ना पड़ रहा 
था (हैग्रिड के विशालकाय जूतों के एक कदम की बराबरी करने के लिए उसे तीन कदम चलना पड़ता था)। हैरी ने डॉबी 
और डर्स्ली परिवार की सारी कहानी सुनाइी 


“बदमाश मगल,” हैग्रिड गुर्राया। “अगर हमें पता होता -! 
“हैरी! हैरी! ऊपर यहाँ पर!” एक आवाज आईी 


जब हैरी ने ऊपर देखा, तो ग्रिगॉट की सफेद सीढ़ियों के सबसे ऊपर उसे हर्माइनी ग्रेजर खड़ी दिखी। वह उनसे 
मिलने के लिए सीढ़ियों से धड़धड़ाती हुई नीचे उतर आई; उसके घने भूरे बाल उसके पीछे लहरा रहे थे। 


“तुम्हारे चश्मे को क्या हो गया है? हैलो, हैग्रिड ... ओह, तुम दोनों से दुबारा मिलना कितना अच्छा लगा ... क्‍या 
तुम ग्रिगॉट में आ रहे हो, हैरी? 


हैरी बोला, जैसे ही मुझे वीज़्ली परिवार मिल जाएगा, मैं वहीं आऊँगा।? 

“तब तो तुम्हें ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा,” हैग्रिड ने दात निकालते हुए कहा 

हैरी और हर्माइनी ने चारों तरफ देखा! भीड़ भरी सड़क प्र रॉन्‌, फ्रेड, जॉर्ज, पर्सी और मिस्टर वीज़्ली भागते हुए 
आ रहे थो 

हैरी,” मिस्टर वीज़्ली हाफते हुए बोले, “हमें आशा थी कि तुम बस एक अँगीठी दूर ही गए होगे ...” उन्होंने अपने 
चमकते गजे सिर को पाँछाी “मॉली का चिता के मारे बुरा हाल है - वह भी पीछे आ रही है” 

"तुम कहाँ बाहर निकले?” राँन ने पूछा 

हैग्रिड ने मुँह बनाते हुए कहा, “शूमंतर गली में! 

“बहुत अच्छे!” फ्रेड और जॉर्ज एक साथ बोले 

रन्‌ ने इंष्या से कहा, हमें वहाँ जाने की इजाजत कभी नहीं मिली” 

हैग्रिड गुर्राया, "और हमें लगता है कभी मिळना भी नहीं चाहिए 


उसी समय मिसेज वीज़ली भागकर आती दिखी उनके एक हाथ में हैंडबैग तेजी से झूल रहा था और दूसरे हाथ 
से जिती बस किसी तरह चिपकी हुई थी। 

“ओह, हैरी - आह, मेरे बच्चे - तुम कहीं भी पहुँच सकते थे -! 

साँस लेने के लिए रुकते हुए उन्होंने अपने बैग से कपड़ो का बड़ा ब्रश निकाला। ब्रश से वे उस राख को झाड़ने 
लगीं, जिसे हैग्रिड साफ नहीं कर पाया था। मिस्टर वीज़्ली ने हैरी का चश्मा लिया और उसे अपनी छड़ी से एक बार ठोंक॒कर 
वापस कर दिया चश्मा अब बिलकुल नए जैसा लग रहा था 

“अब हम चलते हैं,” हैग्रिड बोला, जिसका हाथ मिसेज वीज्ळी छोड़ ही नहीं रही थीं (*शूमतर गली! अगर तुम उसे 
वहाँ नहीं मिले होते, हैग्रिड!)। 'हाँगवर्टस में मिलते हैं! और वह कदम बढ़ाते हुए दूर चला गया भीड़ भरी सड़क प्र उसका 
सिर ही नहीं, कधे भी बाकी लोगों से ज्यादा ऊँचे दिख रहे थो 


“जरा सोचो तो सही, बोर्गिव एंड बर्क्स दुकान में मुझे कौन दिखा? ग्रि्गॉँट की सीढ़ियों पर चढ़ते वक्‍त हैरी ने 
रॉव और हर्माइनी से पूछा। 'मैल्फॉय और उसके डैडी।” 


“क्या लसियस मैल्फॉय ने कुछ खरीदा? उनके पीछे चल रहे मिस्टर वीज़्ली ने तुरंत पूछा 
“नहीं, वे अपना सामान बेचने आए थे! 


“इसका मतलब है कि अब उसे चिता हो रही है,” मिस्टर वीज़्ली ने गहरी संतुष्टि के भाव से कहा। “ओह, किसी 
चीज के लिए लसियस मैल्फॉय को पकड़ने में मुझे कितना मज़ा आएगा...” 


“बेहतर होगा कि तुम सँभलकर काम करो, आर्थर,” मिसेज वीज़्ली तेजी से बोलीं, जब पिशाच ने सिर झुकाते हुए 
उन्हें दरवाज़े से बैंक में प्रवेश करवाया। वह परिवार ख़त्रताक है। अपने मुँह में इतना बड़ा निवाला मत भर लेना, जिसे 
तुम चबा वहीं पाओ? 

“तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं लूसियस मैल्फॉय से टक्कर ले सकता हूँ?” मिस्टर वीज़्ली ने गुस्से से कहा, परंतु उसी 
समय उन्हें हर्माइनी के माता-पिता दिख गए, जिससे उनका ध्यान हट गया। हर्माइनी के माता-पिता कुछ परेशान से काउंटर 
प्र खड़े थे, जो संगमरमर के बड़े हॉल में प्रे आगे तक था। वे इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि हर्माइनी उनका परिचय 
करवाए 

“वाह, आप लोग तो मगल हैं! मिस्टर वीज्ली ने खुश होते हुए कहा “इस ख़ुशी में एक-एक पेग पीना चाहिए 
आपके हाथ में क्या है? अच्छा, तो आप लोग मगलुओं के धन को बदल रहे हैं| मॉली, देखो!” उन्होंने मिस्टर ग्रेजर के 
हाथ में रखे दस पौंड के नोटों की तरफ रोमांचित स्वर में संकेत किया 


"हम्‌ तुमसे लौटकर यहीं मिलते हैं,” रॉन हर्माइनी से बोला, जब ग्रिन्गॉँट का एक और पिशाच हैरी तथा वीज़्ली 
परिवार को उनकी भूमिगत तिजोरियां की ओर ले गया। 


तिजोरियों तक पहुँचने के लिए पिशाच-चलित छोटी गाड़ियां से जावा पड़ता था। ये गाड़ियाँ बैंक की भूमिगत सुरंगां 
में रेल की छोटी पटरियों पर तेज़ी से भागती थी। हैरी को वीज़्ली परिवार की तिजोरी तक नीचे की तूफानी यात्रा में मजा 
आया, परंतु जब उनकी तिजोरी खुली, तो उसे बहुत भयानक एहसास हुआ इतना भयानक एहसास तो उसे शूमतर गली 
में भी नहीं हुआ था अदर चाँदी के सिकल्स की बहुत छोटी ढेरी थी और सोने का सिर्फ एक गैलियन था। मिसेज वीज़्ली 
ने तिजोरी के कोनों में अच्छी तरह टटोलकर देखा और फिर सारे सिक्के बैग में भर लिए। हैरी को तब और भी बुरा लगा, 
जब सब लोग उसकी तिजोरी के सामने पहुँचे। उसने कोशिश की कि वह बाकी लोगों को यह न देखने दे कि अदर कितना 
सारा धन्‌ है, इसीलिए उसने जल्दी से अपने चमड़े के बैग में कुछ मुट्ठी सिक्के डाल लिए 


बाहर संगमरमर की सीढ़ियों प्र लौटने के बाद वे सब अलग-अलग हो गए पूर्सी अस्पष्टता से बुदबुदाया कि उसे 
नई कलम खरीदना है। फ्रेड और जॉर्ज को हॉगवर्टस का अपना मित्र ली जाँ डन दिख गया मिसेज वीज़्ली और जिनी सेकड 
हैंड दुशालों की दुकान में जा रही थी। मिस्टर वीज़्ली इस बात पर ज़ोर दे रहे थे कि ग्रेंजर दंपति रिसती कड़ाही” में उनके 
साथ एक-एक पेग पीने चले "हम सब एक घटे में किताबों की दुकान “फ्लरिश एंड ब्लॉट्स” में मिलते हैं। वहाँ तुम्हारी 
स्कूल की किताबें ख़रीदना है,” मिसेज वीज़्ली ने जिनी के साथ जाते हुए कहा इसके बाद उन्होंने चिल्लाकर जुडवाँ भाइयों 
से कहा, “और शूमतर गली में कदम भी मत रखना!” 


हैरी, रन और हर्माइनी पैबद लगी घुमावदार सड़क प्र चहलकदमी करने लगे। हैरी की जेब में सोने, चाँदी और 
कासे के सिक्कों से भरी थैली खुशी से खनखना रही थी तथा खर्च होने के लिए चिल्ला रही थी। इसलिए उसने तीन्‌ 
बड़ी स्ट्रॉँब्री और पीनट-बटर आइसक्रीम ख़रीद ली, जिसे मज़े लेकर चूसते हुए उन्होंने गली की आकर्षक दुकानों की 
खिड़कियाँ में रखा सामान देखा। रान ने “क्वालिटी क्विडिच सप्लाइज” की खिड़कियों में चडली कैनन टीम के दुशालों का 
पूरा सेट हसरत भरी निगाहाँ से तब तक देखा, जब तक कि हर्माइनी उसे घसीटकर स्याही और चमड़े का कागज खरीदने 


नहीं ले गई। गैम्बल एंड जेप्स विजार्डिंग जोक शॉप में उन्हें फ्रेड, जॉर्ज और ली जार्डन दिखे, जो “डॉ. फिलिबस्टर के जादुई 
पटाखों (जो नमी में भी चलेंगे और गर्मी वहीं करेंगे)! पर लट्टू हो रहे थे। फिर उन्हें कबाड़ के सामाव की एक छोटी दुकाव 
दिखी, जिसमें टूटी छडियाँ भरी थी, पीतल के ढुलमुल तराजू रखे थे और जादुई काढ़ों के धब्बे लगे पुराने चोगे रखे थो 
वहाँ उन्हें पर्सी मिला, जो एक छोटी और बहुत ही नीरस किताब में गहराई से डूबा हुआ था, जिसका शीर्षक था, “शक्ति 
हासिल करने वाले प्रिफेक्ट्स ।! 


रॉत ने पुस्तक के पिछले कवर प्र पढ़ा, 'हाँगवर्ट्स के प्रिफेक्ट्स और उनके बाद के कैरियरां का अध्ययन । ऐसा 
लगता है यह बहुत दिलचस्प होगी...” 


“दफा हो जाओ,” पर्सी ने झुझलाते हुए कहा 


“जाहिर है, पर्सी बहुत महत्वाकांक्षी है, उसने सारी योजना बना ली है... वह जादू मत्री बनना चाहता है...” रन 
ने हैरी और हर्माइनी को धीमे से बताया, जब उव्होंने पर्सी को अकेला छोड़ दिया। 


एक्‌ घटे बाद वे 'फलरिश एंड ब्छॉँट्स' की तरफ चल दिए किताबों की दुकान की तरफ जाने वाले वे अकेले 
नहीं थे। जब वे पास पहुँचे, तो उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि दरवाज़े के बाहर काफी भीड़ थी और लोग भीतर घुसने 
के लिए धक्का-मुक्की कर रहे थे! इसका कारण उन्हें तब समझ में आया, जब उन्होंने ऊपर लटकते हुए बैत्र को देखा। 


गिल्ड्राय नाॉकहार्ट 
अपनी आत्मकथा 
मेरा नाद्‌ 
की प्रतियों पर आटोग्राफ देंगे 
आन दोपहर 2.30 से 4.30 बजे तक 


"हम्‌ उनसे सचमुच मिल सकते हैं!” हर्माइनी चीखी। “मेरा मतलब है, उन्होंने हमारी लगभग सारी पुस्तके लिखी हैं!” 


भीड़ में ज़्यादातर जाद्गरनियाँ थीं, जो मिसेज वीज़्ली की उम्र की होंगी। एक परेशान सा दिख रहा जादूगर दरवाज़े 
प्र खड़े होकर कह रहा था, 'शांति बनाए रखें, देवियो... देखिए धक्का-मुक्की न करें... किताबों का ध्यान रखें 

हैरी, रन और हर्माइनी अदर घुस गए। दुकान के अदर तक लोगों की लंबी लाइन लगी थी, जहाँ गिल्ड्राँय लॉकहार्ट 
अपनी पुस्तकों पर ऑटोग्राफ दे रहे थे। उन तीनों ने ख़तरताक परी को भगाता की एक-एक प्रति झपटकर उठाई और सरकते 
हुए उस लाइन में गए, जहाँ वीज़्ली परिवार मिस्टर और मिसेज़ ग्रेंजर के साथ खड़ा था 

मिसेज वीज़्ली बोलीं, “ओह, तुम लोग आ गए अब सब टीक है? उनकी साँस तेज़ी से चल रही थी और वे अपने 
बालों पर हाथ फेर रही थी वे हमें एक मिनट में दिख जाएँगे...” 


धीरे-धीरे गिल्ड्राँय लॉकहार्ट उन्हें दिखाई देने लगे। वे एक टेबल के सामने बैठे थे! उनके चारों तरफ उनकी तस्वीरे 
लगी थीं, जो लोगों को आँख मार रही थीं और चमकते सफेद दाँत दिखा रही थी वास्तविक लॉँकहार्ट चमकता नीला 
दुशाला पहने थे, जो उनकी आँखों के रग से पूरी तरह मेल खा रहा था उनका जाद्गरों का तुकीला हैट उनके लहराते 
बालों प्र आकर्षक अंदाज़ में लगा था। 

एक छोटा, चिड़चिड़ा सा दिखने वाला आदमी चारों तरफ फुदकते हुए एक बड़े काले कैमरे से फोटो ले रहा था। 
जब भी फ़्लैश चमकता था, तो हर बार चौंधियाने वाली चमक होती थी और उसके कैमरे से बैंगती धुआँ बाहर निकलता 
था 

वह आदमी पीछे हटकर बेहतर तस्वीर खींचवा चाहता था, इसलिए उसने रान से गुर्रकर कहा, “रास्ते से हट जाओ। 
मैं दैनिक जाद्वगर के लिए फोटो खींच रहा है 


“बहुत बड़ी बात है,” राँन ने अपना पैर मलते हुए कहा, जिस प्र फोटोग्राफर चढ़ गया था 

गिल्ड्रॉय छॉकहार्ट ने उसकी बात सुनकर अपनी नज़रें उठाई पहले तो उन्हें रन दिखा - और फिर उन्होंने हैरी को 
देखा। वे उसे कुछ समय तक एकटक देखते रहे। फिर वे उछलकर खड़े हुए और ज़ोर से चिल्लाए, “कहीं यह हैरी पॉटर 
तो नहीं? 

भीड़ में हलचल होने लगी। लोग रोमांचित स्वर में कानाफूसी करने लगे। लॉकहार्ट ने आगे की तरफ छलाँग लगाई, 
हैरी की बाँह पकड़ी और उसे खींचकर आगे ले गए भीड़ खुशी से तालियाँ बजाने लगी। हैरी का चेहरा लाल हो गया, 
जब लॉकहार्ट ने फोटोग्राफर की तरफ हाथ उठाकर इशारा किया, जो पागलों की तरह फोटो खींच रहा था और वीज़्ली 
परिवार प्र लगातार धुआँ उड़ाता जा रहा था। 


लॉकहार्ट ने अपने चमकते दाँतों के बीच से कहा, हैरी, ज़रा अच्छी तरह से मुस्कराओ। मैं और तुम इकट्ठे पहले 
पेज पर छपने काबिल हैं! 


जब उन्होंने आखिरकार हैरी का हाथ छोड़ा, तो हैरी की उँगलियाँ लगभग सुन्न हो चुकी थी उसने वीज़्ली परिवार 
के पास दुबारा जाने की कोशिश की, परतु लॉकहार्ट ने उसके कधा के चारों ओर अपनी बाँह डाली और उसे अपनी बगल 
में कसकर जकड़ लिया। 

उन्होंने हाथ हिलाकर भीड़ को चुप होने का इशारा किया और फिर जोर से बोले, देवियों और सज्जनो, यह एक 
महान क्षण है! मैं कुछ समय से एक घोषणा करवा चाहता था और यह उसके लिए आदर्श क्षण है! 

“आज जब हैरी किताबों की दुकान में आया, तो वह सिर्फ मेरी जीवनी ख़रीदना चाहता था - जो मैं उसे खुशी-खुशी 
तोहफे में दे रहा हुँ - बिलकुल मुफ्त -! भीड़ ने एक बार फिर तालियाँ बजाई, “- तब उसे यह मालम नहीं था,” लॉकहार्ट 
ने आगे कहा और हैरी को एक हलका सा झटका दिया, जिससे उसका चश्मा फिसलकर उसकी नाक के बिलकुल सिरे 
प्र आ गया, कि उसे जल्दी ही मेरी पुस्तक मेरा जादू से अधिक, बहुत अधिक मिलने वाला है। सच तो यह है कि उसे 
और उसके स्कूल के साथियों को असली, मैं यानी मैं खुद मिलने वाला है! हा, देवियो और सज्जनो, मुझे यह घोषणा करने 
में बहुत ख़ुशी और गर्व हो रहा है कि इस सितंबर में मैं हाँगवर्टस जादू और तत्र के विद्यालय में गुप्त कलाओं से रक्षा 
का टीचर बनने जा रहा हुँ!” 


भीड़ ने हर्षध्वनि की और तालियाँ बजाई। हैरी को गिल्ड्रॉय लॉकहार्ट की सारी किताबें तोहफे में दी गई। उनके वज़न 
से थोड़ा लड़खड़ाते हुए वह लोगों की नजरों से दूर हटकर दुकान के उस सिरे तक रास्ता बनाने में सफल हो गया, जहाँ 
जिनी अपनी नई कड़ाही के पास खड़ी थी। 

हैरी ने किताबें उसकी कड़ाही में डाली और उसकी तरफ देखते हुए बुदबुदाया, “इन्हें तुम रखो, मैं अपनी किताबें 
ख़रीद लँँगा -! 

तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, “शर्त लगा सकता हैँ पॉटर, कि इस सबसे तुम बहुत खुश हुए होगे!” पॉटर को 
आवाज़ पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई! जब वह सीधे तनकर खड़ा हुआ, तो उसने ड्रेको मैल्फॉँय को अपने ठीक सामने 
खड़ा पाया। मैल्फॉय के चेहरे प्र उसकी चिरपरिचित व्यम्यात्मक मुस्कान थी। 


“मशहर हैरी पॉटर,” मैल्फाँय बोला वह किताबों की दुकान में भी जाता है, तो उसका फोटो अख़बार के पहले 
पन्ने प्र छपता है।” 

“उसे अकेला छोड़ दो, वह यह सब नहीं चाहता था!” जिनी बोळी। हैरी के सामने वह पहली बार कुछ बोली थी। 
वह मैल्फॉय को गुस्से से घूर रही थी। 


“अरे वाह पॉटर, तुमने अपने लिए गर्लकड भी ढूँढ़ ली है!” मैल्फॉय ने कहा जिनी का चेहरा शर्म के मारे लाल 


हो गया। रन और हर्माइनी ने भी स्थिति को भाँप लिया था और वे लॉकहार्ट की किताबों के ढेर को लेकर भीड़ में से 
रास्ता बनाते हुए वहाँ आ रहे थो 

“अच्छा, तो तुम हो,” राँन ने मैल्फाँय की तरफ ऐसे देखते हुए कहा, जैसे वृह कोई बेकार सी चीज़ हो, जो उसके 
जूते के तले से चिपक गई हो! “शर्त लगा सकता हूँ कि तुम हैरी को यहाँ देखकर हैरान हो गए होगे, है ना?” 


“उतना हैरान नहीं हुआ वीज़्ली, जितना कि तुम्हें किसी दुकान में देखकर हुआ,” मैल्फॉय ने प्लटकर जवाब दिया 
“मुझे लगता है कि तुम्हारे माता-पिता को ये किताबें खरीदने के बाद एक महीने तक भूखा रहना पड़ेगा” 


रन का चेहरा भी उतना ही लाल हो गया, जितना इस समय जिवी का था। उसने भी अपनी किताबें कड़ाही में 
डाल दीं और फिर वह सीधे मैल्फाँय की तरफ बढ़ा, परतु हर्माइनी और हैरी ने उसकी जैकेट के पिछले हिस्से को पकड़ 
लिया 

रन्‌!” मिस्टर वीज़्ली ने फ्रेड और जॉर्ज से मुश्किल से आगे निकलते हुए कहा तुम क्या कर रहे हो? यहाँ बहुत 
गर्मी है। चलो, बाहर चलते है” 

“ओह, ओह, ओह - आर्थर वीज़्ली! 

यह मिस्टर मैल्फॉँय की आवाज़ थी। उन्होंने अपना हाथ ड्रेको के कधे प्र रख दिया और वे भी उसी की तरह व्यम्य 
से मुस्कराने लगे। 

“लुसियस,” मिस्टर वीज्ळी ने ठंडेपत से सिर हिलाते हुए कहा 

“सुना है, मंत्रालय में आजकल बहुत यस्त हो,” मिस्टर मैल्फॉय बोले। “इतने सारे छापे ... मुझे उम्मीद है तुम्हें 
ओवरटाइम मिल रहा होगा” 

वे जिनी की कड़ाही की तरफ बढ़े और उन्होंने लॉकहार्ट की चमकती पुस्तकों के बीच से बहुत पुरानी और ख़स्ताहाल 
“रूप-परिवर्तर की शूष्आती किताब” निकाली 

मिस्टर मैल्फाँय ने कहा, “साफ दिख रहा है कि तुम्हें ओवरटाइम नहीं मिल रहा है। जादूगरों की इज्जत मिट्टी में 
मिलाने से क्या फायदा, वीज़्ली, अगर उसके पैसे भी न मिले? 

मिस्टर वीज्ली का चेहरा रँ और जिनी से भी ज़्यादा लाळ हो गया 

'जादूगरों की इज्जत किस्‌ बात से मिट्टी में मिलती है, इस बारे में हमारे विचार बिलकुल अलग हैं,” वे बोलो 

“जाहिर है,” मिस्टर मैल्फाँय ने कहा और उनकी पीली आँखें घूमकर मिस्टर और मिसेज ग्रेंजर प्र ठहर गईं, जो 
दहशत्‌ से यह वाकया देख रहे थे! “तुम भी कैसे लोगों के साथ उठते-बैठते हो, वीज़ली ... और मैं सोचता था कि तुम्हारा 
प्रिवार इससे नीचे नहीं गिर सकता था - 

धातु के टकराने की आवाज़ आई, जब जिनी की कड़ाही लुढ़क गई। मिस्टर वीज़्ली ने मिस्टर मैल्फॉय प्र छलाँग 
लगा दी थी और किताबों की अलमारी की तरफ धक्का मारकर अलमारी से टकरा दिया था। मंत्रों की दर्जनों भारी पुस्तकं 
उन्‌ दोनों के सिर पर तेज़ी से गिरी फ्रेड और जॉर्ज चिल्ला रहे थे, “उसे छोड़ना मत, डैडी! मिसेज वीज़्ली चीख रही थीं, 
“नहीं आर्थर, नहीं!” पीछे की तरफ भीड़ में भगदड़ सी मची थी, जो दूसरी अलमारियां से किताबें गिरा रही थी। दुकान 
का कर्मचारी कह रहा था, “सज्जनो, मेहरबानी करके शात हो जाएँ - मेहरबानी करके शात हो जाएँ” और तभी इन सब 
आवाजों से ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनाई दी, “सज्जनो, अलग हो जाएँ, अलग हो जाएँ - 


हैग्रिड किताबों के समुद्र के बीच से तैरता हुआ उनकी तरफ आ रहा था एक ही पल में उसने मिस्टर वीज्ली 
और मिस्टर मैल्फाँय को अलग कर दिया मिस्टर वीज़्ली का होंठ कट गया था और मिस्टर मैल्फाँय की आँख पर जहरीले 


कुकुरमुत्तों का एनसयाडक्‍्लोपीडिया से चोट लगी थी। मिस्टर मैल्फॉँय अब भी जिनी की रूप-परिवर्तत की पुरावी किताब पकड़े 
थे। उन्होंने इसे जिनी की तरफ बढ़ाया और उनकी आँखें दुर्भावता से चमक रही थी। 


“लो, लड़की - अपनी किताब लो - तुम्हारे पिता तुम्हें इससे अच्छी किताब वहीं दिला सकते -! 


हैग्रिड की पकड़ से आजाद होते हुए उन्होंने ड्रेको की तरफ इशारा किया और दुकान से बाहर निकल गए 


“तुम्हें उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए था आर्थर,” हैग्रिड ने अपने दुशाले की सलवटों को ठीक कर रहे मिस्टर 
वीज्ली को इतना ऊपर उठा दिया कि उनके पैर हवा में लटकने लगे! “पूरा का पूरा परिवार बेकार है, सब लोग यह बात 
जानते हैं। एक भी मैल्फॉँय इस लायक नहीं है कि उसकी बात पर ध्यान दिया जाए ख़राब खून, यही इसका कारण है। 
अब चलो - यहाँ से बाहर चलते है! 


दुकान के कर्मचारी ने उन्हें ऐसे देखा, जैसे वह उन्हें बाहर निकलने से रोकता चाहता हो। प्रतु वह मुश्किल से हैग्रिड 
की कम्र तक आ रहा था, इसलिए उसने अपने इस विचार पर अमल न करने में ही समझदारी समझी वे लोग सड़क 
प्र तेज़ी से चलने लगे! ग्रेंजर परिवार डर के मारे काप रहा था, और मिसेज वीज़्ली गुस्से से आग-बबूला हो रही थी। 

“अपने बच्चों के सामने तुमने बहुत बढ़िया उदाहरण पेश किया ...सबके सामने मार-मारी करता ...गिल्ड्राय लॉकहार्ट 
ने कया सोचा होगा...” 

वे तो खुश थे,” फ्रेड बोला 'जब हम बाहर निकल रहे थे, तब आपने उनकी बात नहीं सुनी? वे दैनिक जाद्गर 
के पत्रकार से बोल रहे थे कि वह अपनी ख़बर में इस लड़ाई का जिक्र ज़रूर करे - उन्होंने कहा कि इससे उनका बहुत 
अच्छा प्रचार होगा” 


बहरहाल रिसती कड़ाही की अँगीठी की तरफ लौटते समय उन सबके चेहरे की चमक फीकी थी। यहाँ से हैरी, वीज़्ली 
परिवार और उनके द्वारा खरीदा गया सारा सामान छु पाउडर के सहारे रॉत के घर जाने वाला था उन्होंने ग्रेंजर दंपति से 
विदा ली, जो वहाँ से निकलकर दूसरी ओर की मगळ सड़क प्र जा रहे थो मिस्टर वीज़ली उनसे यह पूछना चाहते थे कि 
बस स्टॉप कैसे काम करते हैं, प्रतु मिसेज वीज़्ली के चेहरे के भावों को देखकर उन्होंने यह सवाल नहीं पूछा 


छू पाउडर की चुटकी भरने से पहले हैरी ने अपना चश्मा उतारा और उसे अपनी जेब में सुरक्षित रख लिया! निश्चित 
रूप्‌ से यात्रा करने का यह तरीका उसका मनपसंद तरीका नहीं था। 


अध्याय - पाँच 
लडाव्हू पेड 


जब गर्मी की छुट्टियाँ जल्दी से ख़त्म हो गई, तो हैरी को अच्छा नहीं लगा हालाँकि वह हॉगवर्टस लौटने के 
लिए बेताब था, परतु रॉँन के घर में बिताया यह महीना उसकी ज़िंदगी का सबसे सुखद समय था। जब उसने डर्स्ली परिवार 
के बारें में सोचा और यह भी कि अगली बार प्रिविट ड्राइव में जाने पर वे लोग उसके साथ कैसा सलक करेंगे, तो रॉन्‌ 
से ईर्ष्ष होगा स्वाभाविक था। 

रॉन्‌ के घर में उनकी आखिरी शाम को मिसेज वीज़्ली ने ज़ायकेदार खाना तैयार किया, जिसमें हैरी की सभी मनपसंद 
चीजें शामिल थी उस रात का डिनर मुँह में पानी लाने वाली ट्रिक पुडिंग प्र ख़त्म हुआ फ्रेड और जॉर्ज ने अत में 
फिलिबस्टर पटाखे चलाए, जिन्होंने किचन में लाल और नीले सितारे भर दिए ये सितारे कम से कम आधे घटे तक छत्‌ 
से निकलकर दीवारों प्र टकराते रहे! फिर गर्म चॉकलेट का आखिरी कप पीने और बिस्तर पर जाने का समय आ गया 


अगली सुबह उन्हें अपने काम विबटाने में बहुत समय लगा। हालाँकि व मर्गे की बँग के साथ ही जाग गए थे, 
प्रतु न्‌ जाने क्यों उन्हें हर काम में कुछ ज़्यादा ही समय लग रहा था। मिसेज वीज़्ली का मूड ख़राब था, क्योंकि उन्हें अतिरिक्त 
मोज़ों और पख वाली कलमों की तलाश में इधर से उधर भागना पड़ रहा था! सब सीढ़ियों प्र एक-दूसरे से टकरा रहे 
थे। वे पूरी तरह कपड़े भी नहीं पहन पाए थे और अपने हाथां में आधे टोस्ट लिए थे। मिस्टर वीज़्ली की गर्दन तो टूटते-टूटते 
बची। जब वे जिनी का सदूक कार में रखने के लिए दालान पार कर रहे थे, तभी उनके रास्ते में एक मुर्गी आ गई और 
वे गिरते-गिरते बचे 

हैरी को समझ में नहीं आ रहा था कि आठ लोग, छह बड़े सदूक, दो उलल और एक चूहा छोटी सी फोर्ड एग्लिया 
कार में कैसे समा सकते हैं! ज़ाहिर है, उसने यह अनुमात कार की उन खूबियों को जाने बिना लगाया था, जिल्हे मिस्टर 
वीज़्ली ने जोड़ा था 

“मॉली से एक शब्द भी मत बोलना,” वे हैरी के कान में फुसफुसाए। इसके बाद उन्होंने उसे डिक्की खोलकर दिखाया 
कि किस तरह उव्हांने इसे जादू से बड़ा कर लिया था, ताकि सारे संदक आसानी से समा जाएँ। 


जब आखिरकार वे सब कार में बैठ गए, तो मिसेज वीज़्ली ने पिछली सीट की तरफ निगाह डाली, जहाँ हैरी, रात्‌, 
फ्रेड, जॉर्ज और पर्सी आराम से बैठे थे! यह देखकर वे बोलीं, “हम मगलुआं को जितना समझदार समझते हैं, वे उससे 
कहीं ज़्यादा समझदार हैं, है ना?” वे और जिवी अगली सीट प्र बैठ गईं, जो इतनी फैल गई थी कि पार्क की बेंच लग 
रही थी। “मेरा मतलब है, बाहर से देखकर कोई नहीं कह सकता कि अंदर इतनी जगह होगी, है ना? 


मिस्टर वीज़्ली ने इजन चाळ किया और कार घर के अहाते से रंगती हुई बाहर निकल गई। हैरी ने घर को आखिरी 
बार देखने के लिए गर्दन घुमाई वह अभी मुश्किल से इतना ही सोच पाया था कि न जाने कब वह इसे दुबारा देख पाएगा, 
तभी वे वहाँ वापस लौअ आए; जॉर्ज फिलिबस्टर पटाख्रों का डिब्बा भूल गया था। उसके पाँच मिनट बाद वे एक बार फिर 
अहाते में रुके, ताकि फ्रेड भागकर अपनी जादुई झाडू ला सको वे अभी मुख्य सड़क तक पहुँचने ही वाले थे कि तभी जिनी 
चीख्ी कि उसकी डायरी छूट गई थी। जब तक जिवी कार में लौटी, तब तक उन्‌ लोगों को बहुत देर हो चुकी थी और 
वे चिड़चिड़े भी हो चुके थो 


मिस्टर वीज़्ली ने पहले घड़ी को देखा और फिर अपनी पत्नी को! 
माली डियर-” 


“नहीं, आर्थरो' 


“किसी को पता भी नहीं चलेगा! इसमें मैंने अदश्श्य करने वाला छोटा सा बटन लगा रखा है। किसी को नज़र 
आए बगैर हम आसमान में पहुँच जाएँगे और उसके बाद हम्‌ बादलों के ऊपर उड़ सकते हैं। हम वहाँ प्र दस्‌ मितट में 
पहुँच जाएँगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा...” 

“मैंने कहा न, नहीं आर्थर, दिन के उजाले में नही? 

वे पौने ग्यारह बजे किग्स क्रॉस स्टेशन पहुँचे। मिस्टर वीज्ळी भागकर सड़क के उस पार गए, ताकि संदको के लिए 
ट्रॉली ला सकी फिर सब लोग तेजी से स्टेशन के अदर चल दिए। 

हैरी ने पिछले साल भी हाँगवर्ट्स एक्सप्रेस पकड़ी थी! सबसे मुश्किल था प्लेटफॉर्म नबर पौने दस तक पहुँचना, 
जो मगलुआं को दिखाई नहीं देता था इसके लिए बस इतना करना होता था कि आप प्लेटफॉर्म नबर नौ और दस को 
अलग करने वाले ठोस बैरियर से होकर चलते चले जाएँ आप बैरियर से टकराते नहीं थे, परतु यह काम बहुत सावधानी 
से करता पड़ता था, ताकि कोई भी मगल आपको अदृश्य होते न देख पाए 


“सबसे पहले पर्सी जाएगा,” मिसेज वीज़्ली ने बेचैनी से ऊपर लगी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, जो बता रही 
थी कि बैरियर से होकर गुजरने और गायब होने के लिए उनके पास सिर्फ पाँच मिनट का समय था 


पर्सी तेजी से आगे बढ़ा और गायब हो गया इसके बाद मिस्टर वीज़्ली गए और उनके पीछे फ्रेड तथा जाजी 

मिसेज वीज़ली ने हैरी और रॉव से कहा, “मैं जिनी को ले जाती हैं और तुम दोनों ठीक मेरे पीछे आवा” उन्होंने 
जिवी का हाथ पकड़ा और वे आगे बढ़ी! पलक झपकते ही वे जा चुकी थी। 

रन्‌ ने हैरी से कहा, “हम इकटटे चलते हैं, हमारे पास सिर्फ एक मिनट बचा है! 


हैरी ने अच्छी तरह से देख लिया कि हेडविग का पिज़रा उसके संदूक के ऊपर सुरक्षित रखा था फिर उसने अपनी 
ट्रॉळी को बैरियर के ठीक सामने रखा। वह पूरी तरह आत्मविश्‍वास से भरा हुआ था। इसमें उसे उतनी परेशानी महसूस नहीं 
हो रही थी, जितनी कि छू पाउडर का प्रयोग करते समय हुई थी। वे दोनों अपनी ट्रॉली के हैंडल प्र नीचे झुके और बैरियर 
की तरफ चल पड़े! उनकी गति बढ़ रही थी। बैरियर से कुछ फुट की दूरी प्र पहुंचकर वे दौड़ने लगे और - 


धड़ाम! 

दोनों ट्रॉलियाँ बैरियर से टकराकर उछलीं और पीछे की तरफ गिर गई। रन का संदूक एक जोरदार धमाके के साथ 
फर्श से टकराया और हैरी तो ज़मीन पर गिर गया। हेडविग का पिज़रा चमकते फर्श प्र लुढ़क गया और वह गुस्से से चीख 
रही थी! आस-पास के लोग उन्हे घुरते लगे और पास से गुज़र रहे एक गार्ड ने चिल्लाकर कहा, “ओए, तुम लोग क्या कर 
रहे हो?” 

“हमारे हाथ से ट्रॉली फिसल गई,” हैरी ने हौफते हुए बोला, जब उसने अपनी पसलियां को पकड़ते हुए उठने की 
कोशिश की। रॉन हेडविग के पिंजरे को उठाने के लिए भागा, जो इतना कोहराम मचा रही थी कि पास खड़े लोग जानवरों 
प्र होने वाले अत्याचार के बारे में बातें करने लगे थे। 

"हम्‌ अदर क्यों नहीं जा पाए? हैरी ने शॉन से फुसफुसाकर पूछा! 

“मुझे नहीं पता -! 

रॉत ने उत्तेजित होकर चारों तरफ देखा। दर्जनों उत्सुक लोग अब भी उन्हें देख रहे थे 

रन फुसफुसाया, “हमारी ट्रेन छूटने वाळी है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि दरवाज़ा कयां बद हो 
ग्या...” 


हैरी ने बड़ी घड़ी की तरफ देखा और उसके पेट की गहराई में उबकाई जैसा एहसास होने लगा दस 
सेकड ... नौ सेकड ... 

उसने सावधानी से अपनी ट्रॉली आगे बढ़ाई, जब तक कि यह सीधे बैरियर से नहीं टिक गई और फिर अपनी पूरी 
ताकत से उसे धकेला! दीवार अब भी ठोस थी। 

तीन सेकड ... दो सेकड ... एक सेकड ... 


“चली गई,” रॉव्‌ बोला और वह स्तब्ध था ट्रेन चली गई। अगर मम्मी-डैडी वापस नहीं आ पाए, तो क्या होगा? 
क्या तुम्हारे पास मगलुओं क पैसे हैं? 


हैरी ने खोखली हैसी हँसते हुए कहा, “डर्स्ळी परिवार ने मुझे लगभग छह साल से जेबख़र्च नहीं दिया है। 
रॉन्‌ ने अपने कान ठंडे बैरियर से लगाए 


वह तनाव भरे स्वर में बोला, “कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अब हम क्या करें? मैं नहीं जानता कि मम्मी-डैडी 
को वापस आवे में कितना वक्त लगेगा” 


उन्होंने चारों तरफ देखा! लोग अब भी उन्हें देख रहे थे, खासकर इसलिए क्योंकि हेडविग लगातार चीख रही थी। 


“मुझे लगता है बेहतर यही होगा कि हम कार के पास चलकर उनका इंतज़ार करें,” हैरी बोला! “लोग हमें बहुत 
ही अजीब निगाहों से देख रहे हैं 


हैरी!” रॉँन ने कहा अब उसकी आँखें चमक रही थीं, “कार!” 
कार ? 

"हम्‌ कार उड़ाकर हॉगवर्ट्स पहुँच सकते हैं!” 

“प्रतु मुझे लगता है कि -! 


"हम्‌ फँस गए हैं, ठीक है? और हमें स्कूल पहुंचता है, है ना? और अगर सचमुच आपातकालीन स्थिति हो, तो 
नाबालिग जाद्गरों को भी जादू करने की इजाज़त है, अनुच्छेद उन्नीस या अधिनियम की कोई और धारा...” 


हैरी का दहशत का भाव अचानक रोमांच में बदल गया 

'क्या तुम कार उड़ा सकते हो? 

कोई दिक्कत नहीं है,” शन बाहर निकलने वाले दरवाज़े की तरफ अपनी ट्रॉली धकेलते हुए बोला “चलो, हम चलते 
हैं। अगर हम जल्दी करेंगे, तो हॉगवर्टस एक्सप्रेस के पीछे-पीछे चल सकते है! 

वे उत्सुक मगलुओं की भीड़ के बीच से होते हुए स्टेशन से बाहर विकले तथा उस बगल वाली सड़क प्र पहुँच 
गए, जहाँ पुरावी फोर्ड एंग्लिया खड़ी थी। 


रॉन्‌ ने अपनी छड़ी को ख़ास तरीके से ठांककर कार की गुफा जैसी डिक्की का लॉक खोला। उन्होंने अपने सदूक 
उसके अदर डाले, हेडविग का पिजरा पिछली सीट पर रखा और खुद आगे बैठ गए 


रॉन्‌ ने अपनी छड़ी एक बार ठोंककर कार चाळ की, यह देख लो कि कोई देख तो नहीं रहा है! हैरी ने अपना 
सिर खिड़की से बाहर निकाला : आगे वाली मुख्य सड़क पर कारें तेजी से आ-जा रही थीं, प्रतु उनकी गली खाली थी। 


उसने कहा, ठीक है।” 


रॉव ने डैशबोर्ड पर लगा छोटा सा सफेद बटन दबाया! उनके चारों तरफ की कार अदृश्य हो गई - और साथ 
ही वे भी। हैरी को महसूस हो रहा था कि उसके नीचे की सीट हिल रही थी, उसे इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी, 
उसे यह एहसास हो रहा था कि उसके हाथ घुटनों पर रखे थे और उसकी नाक प्र चश्मा लगा था, परंतु उसे अब अपना 
शरीर नज़र नहीं आ रहा था। वह सिर्फ दो आँखें बन चुका था, जो पार्क की हुई कारों से भरी गदी सड़क प्र ज़मीन 
से कुछ फुट ऊपर तैर रही थी 


उसके दाहिवी तरफ से रॉव की आवाज़ आई, “चलो, चलते है।” 


जब कार ऊपर उड़ने लगी, तो उनके एक तरफ का मैदात और दूसरी तरफ की गदी इमारतें नीचे छूट गई और 
ओझल हो गई कुछ ही पल में पूरा लंदन नीचे धुँए में चमकता दिख रहा था 


फिर एक धड़ाक की आवाज़ आई और कार, हैरी तथा राँन दुबारा दिखने लगे। 

ओहो,” रान अदृश्य करने वाले बटन को ठाकते हुए बोला, यह ख़राब हो गया है -! 

दोनों ने उस पर मुक्के मारो कार फिर अदृश्य हो गई, प्रतु कुछ ही समय बाद दुबारा दिखने लगी। 

“पकडे रहो! शन चीखा और उसने अपना पैर एक्सीलरेटर प्र तेजी से दबाया वे नीचे मंडरा रहे रुई जैसे बादलों 
में घुस गए और हर चीज़ कोहरे में घिरकर धुंधली हो गईी 


“अब क्या करें? हैरी चारों तरफ से हमला कर रहे बादलों के ठोस ढेर के बीच अपनी आँखें मिचमिचाते हुए बोला 


रॉन्‌ ने कहा, हमें ट्रेन को देखना होगा, ताकि यह पता चल सके कि हमें किस दिशा में जाना है! 
“एक बार फिर नीचे चलो - जल्दी - 

वे दुबारा बादलों के वीचे आए और अपनी सीट पर उचक-उचककर वीचे धरती की ओर देखते रहे - 
“मुझे ट्रेन दिख गई!” हैरी चीख़ा। टीक सामने देखो - वहाँ प्र!” 

नीचे हागवर्टस एक्सप्रेस किसी लाल साँप की तरह तेजी से भागी जा रही थी 


रॉन्‌ ने कहा, उत्तर दिशा में,” और उसने डैशबोर्ड प्र लगे दिशासूचक यत्र की जाँच की। “ठीक है, हमें लगभग 
हर आधा घटे बाद इसे देखना पड़ेगा पकड़े रहो...” और वे बादलों के बीच से होते हुए ऊपर की तरफ उड़ चले। एक 
मिनट बाद वे बादलों से निकलकर सूरज की चमकदार रोशनी में आ गए 


अब वे एक अलग ही दुनिया में थे। कार के पहिए रोएँदार बादल के समुद्र को मथ रहे थे। आँखें चौंधिया देने 
वाले सूरज के नीचे आसमान चमकीला और नीला था 

रॉन्‌ बोला, हमें अब बस इस बात की चिता करवा है कि हम किसी हवाई जहाज़ से न टकरा जाएँ! 

उन्होंने एक-दूसरे की तरफ देखा और हंसने लगे। वे बहुत देर तक हँसते रहे। 

ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई शानदार सपना देख रहे हो हैरी ने सोचा कि यह यात्रा करने का निश्चित रूप्‌ 
से सबसे अच्छा तरीका है : कार में चमकते सूरज की रोशनी के साथ बर्फीले बादल के भँवर और कँगूरों के पार जाना, 
जबकि सामने टॉफी का मोटा पैकेट रखा हो। हैरी इस सभावना प्र विचार करके भी खुश हो रहा था कि जब वे हाँगवर्ट्स 
के महल के सामने वाले सुंदर लॉन में शानदार तरीके से उतरेंगे, तब फ्रेड और जॉर्ज कितनी ईर्ष्पा से उन्हें देखेंगे 

उत्तर दिशा में और आगे बढ़ते हुए वे समय-समय पर ट्रे की खोज-ख़बर लेते रहो जब भी वे बादलों के नीचे 
आते थे, तो हर बार उन्हें एक अलग दश्श्य दिखाई पड़ता था। लदन अब बहुत पीछे छूट गया था, इसके बाद उन्हें साफ 
हरे खेत दिखाई दिए, फिर चौड़ी बैंगनी बजर भूमि, फिर गाँव जिनमें छोटे चर्च थे और एक बड़ा शहर जिसमें रग-बिरगी 
कारें चींटियों की तरह रंगती नज़र आ रही थी 


बहरहाल, कुछ घंटों के बाद हैरी को यह मानवा पड़ा कि आनद कम हो रहा था। टॉफियाँ खाने की वजह से उसे 
बहुत प्यास लग रही थी, प्रतु उनके पास पीने के लिए कुछ नहीं था। उसने और रान ने अपने स्वेटर उतार दिए, परतु 
पसीने के कारण हैरी की टी-शर्ट उसकी सीट से चिपक रही थी और उसका चश्मा उसकी नाक पर आए पसीने की वजह 
से नीचे फिसल रहा था। उसने अब बादलों की शानदार आकूति को देखना बंद कर दिया था। इस समय वह मीलों नीचे 
जा रही ट्रेन के बारे में हसरत से सोच रहा था, जहाँ वह मोटी जादगरनी की ट्रॉली से बर्फ जैसा ठंडा कददू का जूस ख़रीद 
सकता था। वे लोग प्लेटफॉर्म नबर पौने दस तक कयां नहीं पहुँच पाए थे? 


रॉन्‌ ने घटो बाद बुझी आवाज़ में कहा, “अब ज़्यादा दुर नहीं होगा, है गा? अब सूरज बादलों के फर्श प्र डूबने 
लगा था, जो गहरे गुलाबी रंग का हो चुका था “एक बार फिर नीचे उतरकर ट्रेन की जाँच करते हैं?” 


ट्रे अब भी उनके ठीक नीचे थी और घुमावदार रास्ते से बर्फ से ढँके पहाड़ के पार जा रही थी। बादलों की छतरी 
के नीचे ज़्यादा अँधेरा था 


रॉत ने एक्सीलरेटर प्र अपना पैर रखा और एक बार फिर कार ऊपर उठाई; प्रतु तभी कार का इंजन आवाज 
करने लगा 


हैरी और रॉँन ने घबराकर एक-दूसरे की तरफ देखा। 


“इजन शायद थक गया है,” रत बोला! “इसने इतनी लबी यात्रा पहले कभी नहीं की 


और उन्‌ दोनों ने ही ऐसा अभिनय किया, जैसे घर-घर की यह तेज़ होती आवाज उन्हें सुनाई नहीं दे रही हो। 
आसमान लगातार काला होता जा रहा था और सितारे चमकने लगे थे। हैरी ने दुबारा अपना स्वेटर पहन्‌ लिया उसने गाड़ी 
की झनझनाहट के कारण विडस्क्रीन के काँपते वाइप्र को अनदेखा कर दिया, जो मानो हिलकर अपना विरोध प्रकट कर 
रहा था 

रॉन्‌ ने कहा, ज़्यादा दूर नहीं है! यह बात उसने हैरी से कम और कार से ज़्यादा कही थी। “अब ज़्यादा दूर 
नहीं है” और फिर उसने घबराए अंदाज़ में डैशबोर्ड को थप्थपाया। 

जब वे कुछ समय बाद फिर से बादलों के नीचे आए, तो उन्हे अंधेरे के बीच आँखें गड़ाकर देखना पड़ा, ताकि 
किसी परिचित वस्तु को देखकर पता लगा सके कि वे कहाँ थे 

“वहाँ?” हैरी की चीख से रॉव और हेडविग उछल पड़े! “सीधे सामने!” 

दूर काले आसमान के नीचे कुछ रेखाएँ नज़र आ रही थी। झील के किनारे चट्टानों प्र बने हॉगवर्टस के ऊँचे महल 
के कई कँगूरे और टॉवर खड़े दिख रहे थो 

प्रतु कार थस्थराने लगी थी और उसकी रफ़्तार कम हो रही थी। 

“चलो भी,” रॉ ने कार को प्रेरित करते हुए कहा और स्टियरिंग व्हील को हलका सा झटका दिया, “बस वहाँ पहुँच 
ही गए, बस थोडा सा और -! 

इंजन दर्द भरी आवाज में कराहा! बोनट के अदर से धुँए की लकीरें निकलने लगी जब वे झील की ओर उड़े, 
तो हैरी ने पाया कि वह अपनी सीट के किनारों को कसकर पकड़े था। 

कार ने बुरी तरह झटका दिया जब हैरी ने अपनी खिड़की से बाहर झाँका, तो उसे एक मील नीचे पानी की चिकनी, 
काली, काँच जैसी सतह दिखी। स्टियरिंग ळील पर रॉन की उँगलियों की गाठे सफेद हो गई थी कार एक बार फिर झटके 
देने लगी थी। 


“ रुकना मत्‌,” रान्‌ बुदबुदाया। 


वे झील के ऊपर थे ...महल टीक सामने था ...रॉत ने एक्सीलरेटर प्र और दबाव डाला 

प्रतु तभी एक जोरदार खड़खड़ाहट हुई और आखिरी झटका देकर इंजन बंद हो गया 

ओहो,” रॉत उस ख़ामोशी में बोला 

कार मुँह के बल नीचे गिरने लगी अब वे तेजी से गिरते हुए सीधे महल की ठोस दीवार की तरफ जा रहे थो 

'नहहहहहीं!” रन्‌ चीख़ा। उसने स्टियरिंग वील को जोर से घुमाया। वे पत्थर की काली दीवार से कुछ इच से 
टकराते-टकराते बचे! फिर कार एक बड़े गोले में घूमी और थधुँधले ग्रीनहाउसां के ऊपर उड़ने लगी, फिर सब्जियों के बगीचे 
के ऊपर, फिर काले लॉग के ऊपर और इस दौरान वे लगातार नीचे आ रहे थो 


रान्‌ ने स्टियरिंग कील छोड़ दिया और पीछे की जेब से अपनी छड़ी बाहर निकाली 


वह चीख्ा, “ रुक जाओ! रुक जाओ!” उसने डैशबोर्ड और विडस्क्रीन पर छड़ी मारी, परतु कार अब भी वीचे 
गिर रही थी और ज़मीन जैसे उनकी तरफ ऊपर उड़ती हुई आ रही थी 


“देखो सामने पेड़ है!” हैरी चीख़ा और स्टियरिंग वील की तरफ झपटा, प्रतु बहुत देर हो चुकी थी - 
धड़ामो 


कान्‌ फोड़ने वाली आवाज के साथ कार पेड़ से टकराई। वे पेड़ के मोटे तने से टकराए थे और एक जोरदार झटके 
के साथ ज़मीन पर आ चुके थो। मुड़े हुए बोनट के नीचे से धुआँ निकल रहा था, हेडविग दहशत में चीख रही थी, विडस्क्रीन 
से टकराने के कारण हैरी के सिर पर गोल्फ की गेंद जितना बड़ा गुमड़ा उभर आया था और उसकी दाई तरफ रॉव ने एक 
हलकी मायूस कराह निकाली। 


“तुम ठीक तो हो? हैरी ने य्ग्रता से पूछा 
“मेरी छड़ी,” रॉन ने कापती आवाज़ में कहा “मेरी छड़ी को देखो।' 


छड़ी के लगभग दो टुकड़े हो गए थे! इसका निचला सिरा लटक राहा था और यह सिर्फ कुछ तिनको के सहारे 
ही आपस में जुड़ी थी। 

हैरी ने यह कहने के लिए अपना मुँह खोला कि यकीनन स्कूल के टीचर उसकी छड़ी ठीक कर देंगे, प्रंतु उसके 
मुंह से शब्द बाहर नहीं निकल पाए उसी पल, कोई चीज़ हमला कर रहे सँड जितनी ताकत से उसकी तरफ वाले कार 
के दरवाज़े से टकराई, जिससे वह उछलकर रॉव की तरफ पहुँच गया। उसी समय छत प्र भी उतना ही जोरदार प्रहार हुआ 


क्‍या हो रहा है -? 


रॉन्‌ हाँफते हुए विडस्क्रीन से बाहर देखने लगा। हैरी ने मुड़कर समय रहते देख लिया कि अजगर जितनी मोटी एक 
शाखा अदर घुसने वाली है। जिस पेड़ से वे टकराए थे, वह उन्‌ प्र हमला कर रहा था। उसका तना अब झुक गया था 
और उसकी गँटदार शाखाएँ जहाँ तक पहुँच सकती थीं, वहाँ तक पर्हचकर हर तरफ से कार पर प्रहार कर रही थी। 

“आआजआह? रन बोला, जब दूसरी मुड़ी हुई शाखा ने उसकी तरफ वाळे दरवाज़े को पिचका दिया विडस्क्रीन अब 
गाँठदार टहनियों के प्रहारों की वजह से थरथरा रही थी। गुस्सैल साड जैसी शाखा छत पर बुरी तरह प्रहार किए जा रही 
थी और ऐसा लग रहा था कि छत टूटने ही वाली थी - 

'बचकर भागो!” रॉव चिल्लाया और उसने पूरी ताकत से दरवाज़े को धकेला, प्रतु अगले ही पल वह हैरी की गोद 
में आकर गिरा, क्‍योंकि ऊपर से आने वाली शाखा ने उसे जोरदार झटका दिया था 


“हमारा काम तमाम हो गया! वह दर्द से कराहा। छत थैसने लगी थी, परंतु अचानक कार थरथराने लगी - इंजन 
दुबारा चाल हो गया था 

“पलटो/” हैरी चीख़ा और कार तेजी से पीछे की तरफ चल दी। पेड़ अब भी उन प्र हमला करने की कोशिश 
कर रहा था। उन्हें उसकी जड़ों के चटकने की आवाज़ आ रही थी, जैसे वह ख़ुद को उखाड़ रहा हो। जब वे उसकी पहुँच 
से बाहर निकल रहे थे, तब भी वह उन पर प्रहार करने की पूरी कोशिश कर रहा था 


रान्‌ हॉफते हुए बोला, “बहुत करीबी मामला था शाबाश कारी” 


बहरहाल, कार की बर्दाश्त करने की सीमा ख़त्म हो गई थी। दो जबर्दस्त झटकों के साथ दरवाज़े खुल गए और 
हैरी ने महसूस किया कि उसकी सीट के किनारे भी बाहर की तरफ खुल गए थे। अगले ही पल वह गीली जमीन पर पड़ा 
हुआ था। गिरने की ज़ोरदार आवाज़ां ने उसे बताया कि कार डिक्की से उनका सामान निकालकर बाहर फेक रही थी। हेडविग 
का पिज्रा हवा में उड़ता हुआ आया खुल गया। गुस्से भरी जोरदार चीख के साथ वह उसमें से बाहर निकली और पीछे 
मुड़कर देखे बिता महल की तरफ तेज़ी से उड़ गई! फिर पिचकी हुई, खरोंचों से भरी और धुऔँ उड़ाती कार अँधेरे में घरघराने 
लगी। उसकी पिछली बत्तियाँ गुस्से से चमक रही थी। 


“वापस आओ!” रान पीछे से अपनी टूटी छड़ी लहराते हुए चिल्लाया 'डैडी मुझे मार डालेंगे!” 


प्रतु कार आखिरी बार धुआँ उड़ाते हुए और आवाज करते हुए उनकी नजरों से ओझल हो गईी 

“तुमने देखा हमारी किस्मत कितवी ख़राब थी? रान ने दुखी आवाज़ में कहा और झुककर अपने चूहे स्कैबर्स को 
उठाया "हम किसी भी पेड़ से टकरा सकते थे, परतु हमें उसी पेड़ से टकराना था, जो पुलटकर हम्‌ प्र हमला करे! 

उसने मुड़कर उस लड़ाकु पेड़ को देखा, जो अब भी ख़तरनाक तरीके से अपनी शाखाएँ हिला रहा था। 

“चलो छोडो,” हैरी ने थके स्वर में कहा, बेहतर होगा कि हम्‌ स्कूल की तरफ चलें...” 

यह उस्‌ तरह का भव्य आगमन नहीं था, जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। उनके शरीर अकड़े हुए, ठंडे और चोटग्रस्त 
थे। उन्होंने अपने-अपने सदूक का सिरा पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए घास भरी चढ़ाई प्र चढ़ने लगे! वे बळूत की लकड़ी 
के बड़े दरवाज़े की ओर बढ़ रहे थे 

“मुझे लगता है दावत शुरू हो चुकी है,” रॉव बोला उसने अपना सदक अगली सीढ़ियों के मुहाने प्र छोड़ दिया 
उसे चमकदार रोशनी से भरी एक खिड़की दिखी, जिसमें से भीतर झाँकने के लिए वह चुपचाप उसके पास पहुँचा अरे 
हैरी, यहाँ आकर देखो - चुनने की रस्म हो रही है!” 


हैरी तुरंत वहाँ पहुँच गया! फिर वह और रात दोनों ही बड़े हॉल में झाँकने लगे 
चार लबी भीड़ भरी टेबलाँ के ऊपर असख्य मोमबत्तियाँ बीच हवा में मैंडर रही थीं, जिनसे सुनहरी प्लेटें और प्याले 
चमक रहे थो हमेशा असली आसमान जैसी दिखने वाली जादुई छत चमकते सितारों से भरी थी। 


हॉगवर्टस की नुकीली काली टोपियों की भरमार के बीच से हैरी ने फर्स्ट ईयर के डरे हुए विद्यार्थियों को हॉल में 
लबी लाइन में खड़े देखा! उनमें जिनी भी थी, जो लाल रंग के वीज़्ली बालों के कारण आसानी से पहचान में आ गडी 
पास ही में चश्मा लगाने वाली जादूगरवी प्रोफेसर मैक्गॉनेगल थी। उनके बाल कसकर बँधे थे और वे नए विद्यार्थियों के सामने 
हॉगवर्टस की मशहूर बोलती टोपी स्टल प्र रख रही थी 

फटी, गदी और पैबद लगी यह सदियों पुरानी टोपी हर साल नए विद्यार्थियों को हॉगवर्टस के चार हाउसां (ग्छुडद्वार, 
मेहनतकश, चीलघात और नागशक्ति) के लिए चुनती थी। हैरी को इसे पहनने का अनुभव अच्छी तरह याद था टीक एक 
साल पहले उसने इसे पहनकर इंतजार किया था और वह इसके निर्णय को लेकर दहशत में था कि तभी यह टोपी उसके 


कान में जोर से बुदबुदाई थी। कुछ भयानक पलों तक तो उसे यह डर सताता रहा कि टोपी उसे नागशक्ति में भेजने वाली 
है, जहाँ से काले जादूगर और जादूगरनियाँ सबसे अधिक सख्या में निकलते थे - परतु अत में वह ग्छडद्वार में गया था, 
जहाँ रान्‌, हर्माइरी और बाकी वीज़्ली भाई थे! पिछले साल हैरी और रान की वजह से ग्छडद्वार ने हाउस चैंपियनशिप जीती 
थी और सात साल में पहली बार नागशक्ति को हराया था 


एक बहुत छोटे, चूहे जैसे बाल वाले लडके को टोपी अपने सिर प्र रखने के लिए बुलाया गया। हैरी की नज़रें 
उसके पास से होती हुई वहाँ पहुँच गई, जहाँ हेडमास्टर प्रोफेसर उम्बलडोर स्टाफ टेबल से चुनने की रस्म देख रहे थे। उनकी 
लबी सफेद दाढ़ी और आधे चाँद के आकार का चश्मा मोमबत्ती की रोशनी में तेज़ चमक रहा था। कुछ दूरी पर हैरी को 
गिल्ड्रॉय लॉकहार्ट दिखे, जो हलके नीले रंग का दुशाला पहने थो और आखिरी छोर प्र खिचड़ी बालों वाला विशालकाय 
हैग्रिड था, जो अपने प्याले से लबा घूँट ले रहा था 

जरा देखो तो सही...” हैरी रॉव से बुदबुदाकर बोला “स्टाफ टेबल प्र एक कुर्सी खाली है ...स्वेष कहाँ है?” 

प्रोफेसर सीवियरस स्नेप हैरी के सबसे कम प्रिय शिक्षक थे। हैरी भी स्वे का सबसे कम प्रिय छात्र था कूर, 
व्यम्यात्मक और ख़ुद के हाउस यानी नागशक्ति के विद्यार्थियों को छोड़कर बाकी सब विद्यार्थियों द्वारा नापसद किए जाने वाले 
स्नेष्‌ जादुई काढ़े का विषय पढ़ाते थे। 


“शायद बीमार हाँ!” रन्‌ ने आशा से कहा 


“शायद हाँगवर्टस छोड़कर चले गए हों,” हैरी बोला, “क्योंकि उन्हे एक बार फिर गुप्त कलाओं से रक्षा का टीचर 
नहीं बनाया गया!” 


“या फिर उन्हें तिकाल दिया गया हो!” रॉव ने जोशीली आवाज़ में कहा! “मेरा मतलब है, सब लोग उनसे नफरत 
क्रते हैं - 


~ 


था हो सकता है,” उनके पीछे से एक बहुत ठंडी आवाज़ आई, “वे यह सुनना चाहते हों कि तुम दोनों स्कूल की 
ट्रेव में क्यों नहीं आए? 

हैरी पलटकर घूमा! वहाँ प्र ठंडी हवा में लहर रहे काले दुशाले में सीवियरस स्नेप खड़े थे! वे दुबळे थे। उनकी 
चमड़ी पीली तथा नाक मुड़ी हुई थी और कंधे तक झूलते उनके लबे बाल काले और चिपचिपे थे। इस समय स्तेष ऐसे 
अंदाज़ में मुस्करा रहे थे, जिसे देखते ही हैरी तत्काल समझ गया कि वह और रान बहुत गंभीर संकट में फँस चुके हैं। 


मेरे पीछे आओ,” स्तेप ने कहा। 


एक-दूसरे की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करते हुए हैरी और रॉन स्नेप के पीछे-पीछे चल दिए। वे सीढ़ियाँ 
चढ़कर गूजते हुए प्रवेश हॉल में गए, जो जलती मशालों से रोशन था। बडे हॉल से पकवानों की जायकेदार ख़ुशब्‌ आ रही 
थी, प्रतु स्तेष उन्हें गर्मी और रोशनी से दूर सँकरी सीढ़ियों की ओर ले गए, जो तहख़ाने तक ले जाती थी। 


“अंदर!” स्वेप ने ठंडे गलियारे के दरवाजे को आधा खोलते हुए इशारा किया। 

वे कौपते हुए स्नेप के ऑफिस में घुसे! काली दीवारों पर शेल्फ बने थे, जिन पर कौच के बड़े मर्तबान रखे थो 
उनमें बहुत सी वीभत्स चीजें तैर रही थी, परतु सच तो यह था कि हैरी इस समय उनका नाम भी नहीं जानना चाहता 
था अंगीठी बुझी हुई और खाली थी। स्नेप ने दरवाज़ा बद किया और उनकी तरफ देखने के लिए मुड़े। 


“तो,” उन्होंने धीमे से कहा, “मशहूर हैरी पॉटर और उसके वफादार सहयोगी वीज्ळी को ट्रेन से आना अच्छा नहीं 
लगा यहाँ प्र धमाके के साथ आना चाहते थे, है ना बच्चो? 


“नहीं सर, ऐसा किम्स क्रॉस के बैरियर के कारण हुआ, वह- 


“खामोश!” स्नेप ने ठंडे लहजे में कहा। “तुम लोगों ने कार का क्या किया? 


रॉत ने थूक गटका यह पहली बार नहीं था, जब हैरी को यह एहसास हुआ हो कि स्नेप मन की बातें पढ़ सकते 
थे। बहरहाल एक पल बाद हैरी को इसका कारण समझ में आ गया, जब स्नेप ने आज का साध्य जाद्वगर अख़बार खोला 


“तुम्हें मगलुओं ने देखा था,” उन्होंने फुफकारते हुए उन्‌ दोनों को अख़बार की हेडलाइन दिखाई: “उड़ने वाली फोर्ड 
एंग्लिया ने मगलुओं को अचभे में डाला” उन्होंने ऊँचे स्वर में पढ़ता शुरू किया ““लदव में दो मगलुआं को विश्वास 
है कि उन्होंने एक पुरानी कार को पोस्टऑफिस के टॉवर के ऊपर उड़ते देखा ...दोपहर में नॉरफोक में अपने कपड़े बाहर 
डालने के लिए आई मिसेज हेटी बेलिस ...पीबल्स के मिस्टर एगस फ्लीट ने पुलिस को सूचना दी” ...कुल मिलाकर छह 
या सात मगल मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता मगळू वस्तु कूपयोग विभाग में काम करते हैं” वे न की ओर देखकर 
कुटिलता से मुस्कराते हुए बोलो “और... उन्ही का बेटा...” 

हैरी को ऐसा लगा, जैसे उसके पेट में लड़ाकू पेड़ की एक बड़ी शाखा घुस गई हो। अगर किसी को यह पता 
चल गया कि मिस्टर वीज़्ली ने अपनी कार प्र जादू किया था ...उसने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था... 

स्तेप ने आगे कहा, पार्क की तलाशी लेने के बाद मैंने यह पाया कि बहुत ही मूल्यवान लड़ाकू पेड़ को काफी 
नुक्सान पहुचाया गया है? 

“हमने पेड़ को जितना नुकसान पहुँचाया है, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान उसने हमं पहुंचाया है -? रॉन के मुँह से 
निकला 

खामोश!” स्नेप ने गुर्राते हुए कहा “यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि तुम लोग मेरे हाउस में नहीं हो और तुम्हें स्कूल 
से निकालने का निर्णय लेना मेरे हाथ में नहीं है। मैं जाकर ऐसे लोगों को बुला लाता हूँ, जिनके पास यह सुखद निर्णय 
लेने की शक्ति है। तब तक तुम लोग यहीं इंतज़ार करोगे 


हैरी और रॉन ने सफेद चेहरे से एक-दूसरे को घूरा हैरी की भूख गायब हो चुकी थी। अब उसका जी मचलाने 
लगा था। उसने स्वेप की डेस्क के पीछे रखे शेल्फ प्र हरे द्रव में रखी बड़ी लिसलिसी चीज़ की तरफ न देखने की कोशिश 
की अगर स्नेप प्रोफेसर मैक्गॉनेगल को बुलाने गए थे, जो गरूडद्वार हाउस की प्रमुख थीं, तो उनकी स्थिति कोई ख़ास बेहतर 
नहीं कही जा सकती थी। वे स्नेप से ज़्यादा निष्पक्ष थीं, प्रतु इसके बावजूद वे बहुत कठोर थी 


दस्‌ मिनट बाद स्तेप लौटे और निश्चित रूप से उनके साथ प्रोफेसर मैक्गॉनेगल ही थी हैरी ने प्रोफेसर मैक्गॉनेग्ल 
को पहले भी कई बार वाराज़ देखा था, परतु या तो वह भूल गया था कि उनका मुँह कितना पतला दिख सकता था 
या फिर उसने उन्हे पहले कभी इतना नाराज़ नहीं देखा था। उन्होंने अदर आते ही अपनी छड़ी उठाई हैरी और रॉन पीछे 
हट गए, परतु उन्होंने छड़ी से सिर्फ ख़ाली अंगीठी की तरफ इशारा किया, जिसमें अचानक आग की लपर्टे निकलने लगी। 


'बैठो,” वे बोली और वे दोनों आग के पास रखी कुर्सियों प्र बैठ गएी 

“बताओ,” उन्होंने कहा; उनका चश्मा ख़तरवाक तरीके से चमक रहा था 

रॉन ने कहानी बताना शुरू की, जो यहाँ से शुरू होती थी कि स्टेशन के बैरियर ने उन्हें अदर नहीं घुसने दिया 

...तो प्रोफेसर, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था, हम ट्रेन में नहीं बैठ सकते थे!” 

“तुम लोगों ने हमें उल्लू के माध्यम से चिट्टी क्‍यों नहीं भेजी? मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास उल्ल है?” प्रोफेसर 
मैक्गॉनेगल ने हैरी से ठंडे लहज़ें में कहा 

हैरी मुँह फाड़े उनकी तरफ देखता रह गया। अब जब उन्होंने यह बात कह दी थी, तो यह बिलकुल साफ लग 
रहा था कि उन्हें यही करता चाहिए था 


“यह मेरे - यह मेरे दिमाग में ही नहीं आया-! 

“जाहिर है,” प्रोफेसर मैक्गॉनेगल बोलीं। 

ऑफिस के दरवाज़े प्र किसी ने दस्तक दी और पहले से ज़्यादा खुश नजर आ रहे स्वेप ने उसे खोला वहाँ 
हेडमास्टर प्रोफेसर उम्बलडोर खड़े थो 

हैरी का पूरा शरीर सुन्‌ पड़ गया। डम्बलडोर असामान्य रूप से गभीर दिख रहे थे। उन्होंने अपनी बहुत मुड़ी नाक 


के नीचे से उन्हें देखा। हैरी के मन में अचानक यह इच्छा जागी कि काश इस समय भी लड़ाकू पेड़ रॉव और उस प्र 
प्रहार कर रहा होता, तो कितना अच्छा होता! 


एक लबी ख़ामोशी छाई रही फिर उम्बलडोर बोले, “स्पष्ट कीजिए कि आपने एसा क्‍यों किया? 


अगर वे चिल्लाते, तो हैरी को इतना बुरा नहीं लगता, परंतु उनकी आवाज़ में निराशा का भाव सुनकर उसे बहुत 
बुरा लगा किसी कारण से वह डम्बलडोर से नजरें नहीं मिला पा रहा था और इसके बजाय वह उनके घुटनों की तरफ देखकर 
बोल रहा था उसने डम्बलडोर को हर चीज़ बताई, सिवाय इसके कि मिस्टर वीज़्ली उस जादुई कार के मालिक थे उसने 
ऐसा जताया, जैसे उसे और रान को स्टेशन के बाहर एक उड़ने वाळी कार खड़ी मिल गई थी। वह जानता था कि डम्बळडोर 
तत्काल असलियत समझ जाएँगे, परंतु डम्बलडोर ने कार के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जब हैरी ने अपनी बात पूरी 
कर ली, तो वे सिर्फ अपने चश्मे से उन्हें घूरते रहे। 


रॉत ने हताशा भरे स्वर में कहा, 'तो हम जाएँ और अपना सामान ले आएँ! 

प्रोफेसर मैक्गॉनेगल गरजी, “तुम यह क्या बोल रहे हो, वीज़्ली” 

“आप हमें स्कूल से निकाल रहे हैं, है ना?” रॉन ने कहा 

हैरी ने जल्दी से डम्बलडोर की तरफ देखा 

आज नहीं, मिस्टर वीज़्ली,” डम्बलडोर बोले। “परतु मैं तुम दोनों को उस गलती की गभीरता से परिचित करवाना 


चाहता हूँ, जो तुमने की है। मैं आज ही तुम दोनो के परिवारों को ख़त लि्रुगा मैं तुम्हें यह चेतावनी भी देवा चाहता 
हुँ कि अगर तुमने दुबारा ऐसी हरकत की, तो मेरे पास तुम्हे निकालने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा” 


स्नेप्‌ का चेहरा ऐसा दिख रहा था, जैसे उसे क्रिसमस मनाने से रोक दिया गया हो। उसने अपना गला साफ करते 
हुए कहा, प्रोफेसर डम्बलडोर, इन लड़कों ने नाबालिग जादूगरी के नियमों को तोड़ा है, एक पुराने और बेशकीमती पेड़ को 
गभीर नुकसान पहुँचाया है... निश्चित रूप से इस तरह के गभीर अपराध के लिए...” 

“इत्‌ लड़को की सज़ा तय करवे का फैसला प्रोफेसर मैक्गाँनेगळ के हाथ में है, सीवियरस,” डम्बळडोर ने शाति से 
कहा “ये उनके हाउस में हैं और इसलिए उनकी जिम्मेदारी हैं! वे प्रोफेसर मैक्गॉनेगल की आर मुड़े, “मुझे दावत में वापस 
जाना है, मिनवाी मुझे कुछ नोटिस पढ़कर सुनाने हैं आओ सीवियरस, एक बहुत जायकेदार दिखने वाला कस्टर्ड टार्ट है, 
जिसे मैं चखना चाहता है।! 

अपने ऑफिस से जबरन बाहर ले जाए जाते समय स्नेप्‌ ने हैरी और रॉव को बहुत खँखार निगाहां से देखा अब 
वे दोनों प्रोफेसर मैक्गॉनेगल के साथ अकेले थे, जो अब भी किसी गुस्मैल बाज की तरह उनहें देख रही थी 

वीज़्ली, बेहतर होगा कि तुम अस्पताल जाओ, तुम्हारे घावों से खन निकल रहा है।” 


“ज्यादा चोट नहीं लगी है,” गत ने कहा और जल्दी से अपनी आँख के ऊपर के घाव को आस्तीन से पाछा 
“प्रोफेसर, मैं अपनी बहन का चुनाव देखना चाहता था-” 


“चुवने की रस्म पूरी हो चुकी है,” प्रोफेसर मैक्गॉनेगळ बोली। “तुम्हारी बहन भी रड़द्वार में है।! 

यह बहुत अच्छा हुआ,” रॉव बोला 

“और गछूड्द्वार की बात आई है तो ~ प्रोफेसर मैक्गॉनेग्ल तेजी से बोलीं, परतु हैरी बीच में ही बोल पड़ा: प्रोफेसर, 
जब हमने कार ली थी, तब सत्र शुरू नहीं हुआ था, इसलिए - इसलिए रहड़द्वार के पॉइंट कम नहीं होना चाहिए, प्लीज? 
उसने बात पूरी करने के बाद चिता से उनकी तरफ देखा 


प्रोफेसर मैक्गॉनेगल ने उस पर पैती निगाह डाली, परंतु उसे विश्वास था कि वे पल भर के लिए मुस्कराई थी। चाहे 
जो हो, उनका मुँह कम पतला दिख रहा था। 

मैं गछड़द्वार के पॉइंट कम नहीं करूंगी,” वे बोलीं और हैरी का दिल काफी हलका हो गया, “परतु तुम दोनों को 
सज़ा जरूर मिलेगी” 


यह हैरी की उम्मीद से कहीं बेहतर था। जहाँ तक डम्बलडोर के डर्स्की परिवार को ख़त लिखने का सवाल था, 
उसका उसे कोई डर नहीं था। हैरी बहुत अच्छी तरह जानता था कि वे तो इस बात से बहुत निराश होंगे कि लड़ाकू पेड़ 
ने उसका कचूमर क्यों नहीं निकाळ दिया! 


प्रोफेसर मैक्गॉनेगळ ने अपनी छड़ी दुबारा उठाई और स्नेप की डेस्क की तरफ हिलाई। सैंडविचों की एक बड़ी प्लेट, 
चाँदी के दो प्याले और बर्फ डले कद्दू के जूस का एक जग खट्ट की आवाज़ के साथ वहाँ प्रकट हो गए। 

“तुम लोग यहाँ प्र खा लो और फिर सीधे अपने कमरे में जाओ,” वे बोली “मुझे भी दावत में जाना है।! 

जब उनके पीछे दरवाज़ा बद हुआ, तो रान ने एक लबी, धीमी सीटी बजाईी 

उसने सैंडविच को झपटकर उठाते हुए कहा, “मुझे तो लगा था जैसे हमारा काम तमाम हो गया 

“मुझे भी ऐसा ही लगा था,” हैरी भी एक सैंडविच उठाते हुए बोला 

“तुमने देखा हमारी किस्मत कितनी खराब थी?” रॉव चिकन और हैम को मुँह में भरे-भरे बोला 'फ्रेड और जॉर्ज 
ने कार को पाँच-छह बार उड़ाया होगा, परतु उन्हें आज तक किसी मगल ने नहीं देखा? उसने अपने मुँह का निवाला निगलकर 
एक और बड़ा कौर हँस लिया हम लोग बैरियर में से कयां नहीं निकल पाए? 

हैरी ने कधे उचकाए हमें अब सोच-समझकर कदम उठाना होगा,” वह कददू के जूस का घूँट कृतज्ञता से पीते 
हुए बोला “काश हम दावत में जा पाते...” 

वे नहीं चाहती थीं कि हम शान झाड़े,” रॉन ने समझदारी से कहा! “नहीं चाहती थीं कि लोग यह सोचें कि कार 
उड़ाकर आवा कोई शाबाशी की बात है!” 

जब उन्होंने भरपेट सैंडविच खा लिए (खाली होने प्र प्लेट अपने आप दुबारा भरती रही), तो वे उठे और ऑफिस 
से बाहर निकलकर गछूड्द्वार टॉवर के जाने-पहचाने रास्ते प्र चल दिए महल में शांति थी; ऐसा लग रहा था जैसे दावत 
ख़त्म हो चुकी थी। वे बुदबुदाती तस्वीरों और चरमराते कवचां के पास से गुज़रे और पत्थर की सँकरी सीढ़ियों प्र चढ़े, 
जब तक्‌ कि वे उस जगह पर नहीं पहुँच गए, जहाँ ग्छुड़द्वार टॉवर का प्रवेशद्वार छुपा हुआ था। यह प्रवेशद्वार गुलाबी रेशमी 
पोशाक पहनने वाली एक बहुत मोटी औरत की ऑइल पेंटिंग के पीछे था 


जब वे पास आए, तो मोटी औरत ने पूछा, पासवर्ड! 


“अर ~ हैरी बोला 


वे नए साल का पासवर्ड नहीं जानते थे, क्योंकि वे अब तक महड़द्वार के किसी प्रिफेक्ट से नहीं मिले थे, परतु 


उन्हें तत्काल मदद मिल गई। उन्हें अपने पीछे तेजी से आते कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने पछठक्र देखा : हर्माइनी 
भागती हुई उनकी तरफ आ रही थी। 

“तो तुम लोग यहाँ हो! तुम अब तक कहाँ थे? बहुत मूर्खतापूर्ण अफवाहें फैल रही थीं - कोई कह रहा था कि 
तुम्हें उड़ती हुई कार टकराने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया है! 

“देखो, हम अब तक स्कूल में हैं, हमें यहाँ से निकाला नहीं गया है,” हैरी ने उसे आश्वस्त किया। 

“तुम कहीं यह तो नहीं कह रहे हो कि तुम यहाँ प्र कार उड़ाकर आए हो? हर्माइनी बोली उसकी आवाज़ भी 
प्रोफेसर मैक्गॉनेग्ल जितनी ही गभीर थी। 

भाषण छोड़ो,” रान ने अधीरता से कहा, “और हमें नया पासवर्ड बताओ!' 

“पासवर्ड तो “बैटलबर्ड” है,” हर्माइनी ने अधीरता से कहा, “परतु मुद्दे की बात यह नहीं है 

बहरहाल उसके शब्द अधूरे ही रह गए, क्योंकि मोटी औरत की तस्वीर हट गई और वहाँ प्र अचानक तालियां की 
गड़गड़ाहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ग्छड़द्वार हाउस अब तक जाग रहा था और भीड़ भरे गोलाकार हॉल में 
इकट्ठा था सभी तिरछी टेबलों और आवाज़ करने वाली कुर्सियों प्र बैठकर उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। हैरी और 
रॉव को भीतर खींचने के लिए तस्वीर के छेद से हाथ बाहर निकले तथा हर्माइनी को उनके पीछे अपने आप चलकर आने 
के लिए छोड़ दिया गया। 


“बहुत बढ़िया,” ली जॉर्डव चीखा। “अदभुत! क्या शानदार आगमन्‌! कार उड़ाकर सीधे लड़ाकू पेड़ से टकरा दी! 
लोग इस बारें में बरसों तक बातें करते रहेंगे!” 

“तुमने बहुत बढ़िया काम किया,” फिफ्थ ईयर में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी ने हैरी से कहा, जिससे अब तक हैरी 
की एक भी बार बातचीत नहीं हुई थी। किसी ने उसकी पीठ टोंकी, जैसे उसने अभी-अभी मैराथन जीती हो। फ्रेड और 
जॉर्ज भीड़ से धक्का-मुक्की करते हुए आगे आए और एक साथ बोळे, “तुमने हमें वापस क्‍यों नहीं बुलाया?” रॉत का चेहरा 
लाल हो गया, वह शर्म से दाँत दिखा रहा था, परतु हैरी को वहाँ एक ऐसा चेहरा भी दिख रहा था, जो कतई खुश 
नज़र नहीं आ रहा था। पर्सी कुछ रोमांचित नए विद्यार्थियों के सिरों के ऊपर से दिख रहा था और वह करीब आने की 
कोशिश कर रहा था, ताकि उन्हें वहाँ से दफा कर सको हैरी ने रन की पसलियां में हाथ चुभाकर पर्सी की तरफ इशारा 
किया) शन को तत्काल बात समझ में आ गडी 


“ऊपर जाना होगा - थोड़े थक गए हैं,” वह बोला और वे दोनों कमरे के दूसरी ओर के दरवाज़े की तरफ रास्ता 
बनाने लगे, जो घुमावदार सीढ़ियों और कमरे तक जाता था 


“गुड नाइट,” हैरी हर्माइनी की तरफ देखकर बोला, जिसके चेहरे प्र भी वैसी ही त्योरियाँ चढ़ी हुई थीं, जैसी पर्सी 
के चेहरे प्र थी। 


वे किसी तरह हॉल के दूसरी तरफ पहुँचने में कामयाब हो गए, हालाँकि अब भी विद्यार्थी उनकी पीठ थपथपा रहे 
थे। वे तेजी से सीढ़ियाँ चढ़े, सीधे ऊपर पहुँचे और आखिरकार अपने पुराने कमरे के दरवाज़े तक पहुँच गए, जहाँ अब “सेकंड 
ईयर” का बोर्ड टैगा था। वे अपने जाने-पहचाने गोल आकार के कमरे में दाखिल हुए, जिसमें पाँच मसहरीदार पलंग लगे 
थे, जिन पर लाल मखमली पर्दे लगे थो कमरे में ऊँची और सँकरी खिड़कियाँ थी। उनके संदूक वहाँ पहले ही पहुँच चुके 
थे और उनके बिस्तर के पास रखे थो 


रन्‌ ने अपराधी भाव से हैरी की तरफ दाँत दिखाने लगा 


“मैं जानता हुँ कि मुझे इसमें इतना मज़ा नहीं आवा चाहिए, प्र-” 


कमरे का दरवाज़ा खुला और सेकड ईयर के बाकी बच्चे अंदर आए : सीमस फिनिगन्‌, डीन थॉमस और नेविल 
लॉगबाँटमी 

“अविश्वसवीय/” सीमस ने दमकते हुए कहा 

“आश्चर्यजनक,” डीन बोला 

“अद्‌भुत,” नेविल ने श्रद्धाभाव से कहा 


हैरी अब मजबूर हो गया वह भी दाँत दिखाने लगा 


अध्याय - छह 
शिल्ड्ॉय लॉकहार्ट 


बहरहाल, अगले दिन हैरी के दाँत शायद ही दिखे होंगे। बड़े हॉल में नाश्ते के समय से ही बुरी घटनाएँ होने लगी 
थी चार लबी हाउस टेबलां प्र दलिए से भरे कटोरे थे, तली हिलसा मछली की प्लेटें थीं, टोस्ट के पहाड़ लगे थे, अडो 
और मांस के व्यंजन थे तथा सबसे ऊपर जादुई छत थी (जहाँ आज एक बोझिल और बादल भरा दिन था)। हैरी और रॉन 
ग्रुड़द्वार की टेबल प्र हर्माइनी के पास बैठ गए, जिसके हाथ में दन पीने वाले विशाचां के साथ ख़तरवाक समुद्री यात्राएँ 
पुस्तक खुली थी, जो दूध के जग से टिकी थी। उसने थोड़ी सख्ती से उनसे “गुड मॉर्निंग” कहा, जिससे हैरी समझ गया 
कि वह अब भी उनके हॉगवर्टस आने के त्रीके से खुश नहीं थी। दूसरी तरफ नेविल लॉगबॉटम ने खुश होकर उनका स्वागत 
किया नेविल गोल चेहरे वाला वह लड़का था, जिसके साथ अक्सर दुर्घटनाएँ होती रहती थी। हैरी आज तक किसी ऐसे 
व्यक्ति से नहीं मिला था, जिसकी याददाशत नेविल से ज़्यादा ख़राब हो! 

“डाक आने का समय हो गया है। मुझे लगता है कि दादी मेरा वह सामान भिजवा देंगी, जो मैं भूल आया हूँ! 

हैरी ने दलिया खाना शुरू ही किया था कि तभी ऊपर से पंख फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। लगभग सौ उल्लू 
तेज़ी से अंदर घुसकर हॉल में मंडराने लगे तथा बतियाते हुए विद्यार्थयाँ प्र ख़त और पैकेट गिराने लगे। एक बड़ा और मोटा 
सा पार्सल नेविल के सिर प्र टकराया। और एक पल बाद ही एक बड़ी और भूरी चीज़ हर्माइनी के जग में गिरी, जिससे 
उन्‌ सब प्र दूध छलक गया। 


“एरल/” शन बोला और उसने लथपथ उल्लू के पैर पकड़कर उसे जग से बाहर निकाला! एरल बेहोश होकर वहीं 
टेबल प्र गिर पड़ा उसके पैर हवा में थे और उसकी चाच में एक गीला लाल लिफाफा था। 

“अरे नही -' रान्‌ हॉफते हुए चीखा। 

“कुछ नहीं हुआ वह अब भी ज़िंदा है,” हर्माइनी एरळ को अपनी उंगली की नोक से धीरे से कुरेदती हुई बोली। 

“नहीं, चिता उसकी नहीं है - इसकी है।” 


रॉँन्‌ लाल लिफाफे की तरफ इशारा कर रहा था। हैरी को यह लिफाफा सामान्य दिख रहा था, परंतु रन और नेविल 
दोनों ही इसकी तरफ ऐसे देख रहे थे, जैसे उन्हें इसके किसी भी प्ल फटने की उम्मीद हो। 

“बात क्या है?” हैरी ने पूछा 

“उन्होंने मुझे गुस्से से भरा भांप्‌ भेजा है,” रॉव धीमे से बोला 

रन्‌ बेहतर होगा कि तुम इसे खोल लो,” नेविल डरते हुए फुसफुसाया “अगर तुम इसे नहीं खोलोगे, तो परिणाम 
और भी बुरा होगा। मेरी दादी ने एक बार मुझे भोंपू भेजा था और मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया था और फिरू” उसने 
थूक गटका, वह भयानक था” 


हैरी ने उनके दहशत भरे चेहरों से नज़रें हटाकर लाल लिफाफे की तरफ देखा 

उसने पूछा, “भाप क्या होता है?” 

प्रतु रान का पूरा ध्यान तो उस चिट्टी प्र ही था, जिसके कोनों प्र से धुआँ निकलने लगा था 
“इसे खोल लो,” नेविळ ने आग्रह किया “यह कुछ ही मिनटों में ख़त्म हो जाएगा? 


रॉत ने अपना कापता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और लिफाफे को एरळ की चाच से निकालकर उसे खोला नेविल 


ने अपने कानां में उगलियाँ दस लीं! पल भर में हैरी समझ गया कि उसने ऐसा क्‍यों किया एक पल के लिए तो उसे 
लगा जैसे इसमें विस्फोट हो गया था एक जोरदार धमाके की आवाज़ बड़े हॉल में भर गई, जिसकी वजह से छत की 
धूल तक हिल गडी 

“...कार चुराकर ले गए। अगर तुम्हें स्कूल से निकाल भी दिया जाता, तब भी मुझे हैरानी नहीं होती। 


जब तक तुम मेरी पकड़ में वहीं आते हो, तब तक खैर मवाजो।! मुझे वहीं लगता तुमे इस बारे में जरा भी 
सोचा होगा कि कार को गायब देखकर तुम्हारे पिता और मुझे कैसा लगा होगा...” 


मिसेज वीज़्ली की चीखें सामान्य से सौ गुना तेज़ थी। इस वजह से टेबल प्र रखी प्लेटें और चम्मचें खड़खड़ाने 
लगीं तथा पत्थर की दीवारों से कानफोड़ प्रतिध्वनि होने लगी। पूरे हॉल के लोग मुड़-मुड़ कर देख रहे थे कि भांपू किसके 
नाम आया था। शर्म के मारे शॉन अपनी कुर्सी में इतना नीचे झुक गया कि सिर्फ उसका लाल सिर ही नज़र आ रहा था 

“..कल रात को डम्बलडोर का ख़त आया। मुझे लग रहा था कि तुम्हारे डैडी तो शर्म से मर जाएँगे 
हमने तुम्हे ऐसे सस्कार नहीं दिए थे, जो तुम इस तरह का व्यवहार करो। तुम्हारी और हैरी दोनों की जाव 
भी जा सकती थी. 


हैरी यही सोच रहा था कि उसका नाम कब आएगा उसने बहुत कोशिश की कि वह इस तरह दिखे, जैसे उसने 
कान के पूर्दे फोड़ने वाली वह आवाज़ सुनी ही नहीं थी। 


“.. तुमवे बहुत गलत काम किया। ऑफिस में तुम्हारे डैडी की जाँच चल रही है। यह सब तुम्हारी गलती 
की वजह से हुआ है। अब अगर तुमे एक भी गलत कदम उठाया, तो हम कान पकड़कर तुम्ह स्कूल से 
सीधे घर ले जाएँगे” 


एक ख़ामोशी छा गडी लाल लिफाफा, जो गॉन के हाथ से पहले ही छूट चुका था, अब आग की लपटों में बदलकर 
राख बन गया। हैरी और रॉन स्तब्ध बैठे थे, जैसे कोई तूफानी लहर अभी-अभी उनके ऊपर से गुज़र गई हो। कुछ लोग हैंसने 
लगे और धीरे-धीरे बातों का शोर फिर से सुवाई देने लगा 


हर्माइनी ने दूत पीने वाले विशाचां के साथ ख़तरवाक समुद्री यात्राएँ बद कर दी और रॉन्‌ के सिर के ऊपरी हिस्से 
को देखा 

ॉन्‌, मैं नहीं जानती कि तुम क्‍या उम्मीद कर रहे थे, परंतु तुम्हें-” 

“मुझसे यह मत कहना कि मैंने हरकत ही ऐसी की थी कि यह सज़ा मिले” रॉव ने प्लटकर कहा। 


हैरी ने अपनी दलिए की प्लेट दूर खिसकाई वह अपराधबोध से सुलग रहा था ऑफिस में मिस्टर वीज़ली की जाँच 
हो रही थी मिस्टर और मिसेज वीज़ली ने इन गर्मियों में उसके लिए इतना कुछ किया था, इसके बाद भी ... 


प्रतु उसे इस बारे में सोचने का ज़्यादा समय नहीं मिला। प्रोफेसर मैक्गॉवेगल टाइमटेबल बाँटने के लिए गछूडद्वार 
की टेबल प्र आ गडी हैरी ने अपना टाइमटेबल लिया और देखा कि उन्हें जड़ी-बूटियों का ज्ञान की क्लास में मेहवतकश 
हाउस के बच्चों के साथ पढ़ना है। 


हैरी, रॉव और हर्माइनी महल में इकट्ठे निकले, बगीचे को पार किया और ग्रीनहाउसों की तरफ बढ़े, जहाँ जादुई 
पौधे रखे जाते थे! कम से कम भांप्‌ ने एक अच्छी चीज़ की थीः हर्माइवी को यह लगा कि उन्हें अब पर्याप्त सजा मिल 
चुकी है और इसलिए वह फिर से दोस्ताना व्यवहार करने लगी थी। 

जब वे ग्रीनहाउसां के पास आए, तो उन्होंने देखा कि बाकी बच्चे बाहर खड़े होकर प्रोफेसर स्प्राउट का इंतजार 
कर रहे हैं! हैरी, राव और हर्माइनी वहाँ आकर खड़े ही हुए थे कि तभी प्रोफेसर स्प्राउट लॉन पार से आती दिखाई दी 
उनके साथ गिल्ड्राँय लॉकहार्ट भी थो प्रोफेसर स्प्राउट के दोनों हाथों में पटिटयाँ बँधी थी। अपराधबोध की एक और लहर 
के साथ हैरी ने दूर दिख रहे लड़ाकू पेड़ को देखा, जिसकी कई शाखाओं प्र पटिटयाँ बँधी थी 


प्रोफेसर स्प्राउट एक गोल-मटोल और नाटी जादूगरवी थीं, जो अपने उड़ते बालों पर पैबंद लगा हैट पहनती थीं। 
आम तौर प्र उनके कपड़ों पर बहुत सी मिट्टी लगी रहती थी और उनके नाखूव देखकर तो पेट्निया आंटी बेहोश ही हो 
जाती दूसरी तरफ गिल्ड्रॉय लॉकहार्ट अपने लहराते फीरोजी दुशाले में आकर्षक दिख रहे थे सही अंदाज़ में लगे सुनहरी 
धारी वाले फीरोजी हैट के नीचे उनके सुनहरे बाल चमक रहे थे 

“ओह, हैलो!” लॉकहार्ट विद्यार्थियों की तरफ देखकर मुस्कराए। प्रोफेसर स्प्राउट को बस यह दिखा रहा था कि लडाकू 
पेड़ का इलाज करने का सही तरीका क्या है! परंतु तुम लोग यह मत सोचने लगना कि मुझे जड़ी-बूटियों के बारे में उनसे 
ज्यादा ज्ञान है! ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे अपनी यात्रां में बहुत से अजीब पौधे देखने का मौका मिला है ...” 


“बच्चो, आज हम ग्रीवहाउस नबर तीन में चलेंगे!” प्रोफेसर स्प्राउट ने कहा हालॉकि आम तौर वे बहुत खुश रहती 
थीं, प्रतु आज वे बहुत चिड़चिड़ी लग रही थीं! 


विद्यार्थियों में उत्साह भरी फुसफुसाहट शुरू हो गई इससे पहले उन्होंने सिर्फ ग्रीनहाउस नबर एक में काम किया 
था। ग्रीनहाउस नबर तीन में ज़्यादा दिलचस्प और ख़तरवाक पौधे थो प्रोफेसर स्प्राउट ने अपनी बेल्ट से एक बड़ी चाबी 
निकालकर दरवाज़े का ताला खोला हैरी को गीली मिट्टी और खाद की खुशबू आई, जो छत से लटके कुछ विशालकाय, 
छाते के आकार वाले फूलों तेज़ खुशबू से मिल गई थी। रान और हर्माइनी के पीछे अदर जाने ही वाला था कि तभी लॉकहार्ट 
ने अपना हाथ आगे बढ़ाया 


हैरी! मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ! प्रोफेसर स्प्राउट, अगर हैरी दो मिवट देर से आए, तो आप बुरा तो 

नहीं मानेंगी?” 

प्रोफेसर स्प्राउट की भृकुटी से यह साफ जाहिर था कि वे बुरा मानेंगी, परतु लॉकहार्ट ने कहा, “तो मैं इसे ले जाता 
और उन्हाने ग्रीवहाउस के दरवाज़े को लगभग उनके मुँह प्र बंद कर दिया 

हैरी,” लॉकहार्ट ने कहा। उनके बड़े सफेद दाँत सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, जब उन्होंने अपना सिर हिलाते 
हुए कहा, हैरी, हैरी, हैरी 

हैरी पूरी तरह से भौचक्का था, इसलिए वह कुछ नहीं बोल पाया! 

“जब मैंने सुना - ज़ाहिर है, यह सब मेरी गलती थी। मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं खुद को लात मारूं! 

हैरी को बिलकुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि लॉकहार्ट किस बारे में बोल रहे हैं। वह यह बात कहने ही 
वाला था कि तभी लॉकहार्ट आगे बोळे, “मैं नहीं जावता कि मुझे इससे बड़ा झटका कब लगा था। हाँगवर्ट्स में कार उड़ाकर 
आवा! देखो, जाहिर है, मैं तत्काल समझ गया कि तुमने ऐसा क्यों किया! एक मील दूर से ही बात समझ में आ रही 
थी। हैरी, हैरी, हैरी ९ 

यह बहुत बड़ी बात थी कि चुप रहते समय भी वे किस तरह अपने चमकीले दाँत दिखा सकते थी 

“मैंने तुम्हें शोहरत का स्वाद चखा दिया था, है ना?” लॉकहार्ट ने कहा! "तुम्हें चस्का लगा दिया था। तुम्हारी तस्वीर 
मेरे साथ अख़बार के पहले पन्ने प्र छप्‌ गई और दुबारा अख़बार में छपने के लिए तुमसे जरा भी सत्र नहीं हुआ 

“नहीं प्रोफेसर, देखिए -! 

'हेरी, हैरी, हैरी,” लॉकहार्ट ने आगे हाथ बढ़ाकर उसके कधे को जकड़ते हुए कहा “मैं समझता हुँ | यह स्वाभाविक 
है कि एक बार स्वाद चखने के बाद तुम थोड़ी और शोहरत पाना चाहो - और इसके लिए मैं ख़ुद को दोष देता हुँ कि 
मैंने तुम्हें इसका स्वाद चखाया। क्योंकि यह तो तुम्हारे दिमाग़ प्र चढ़ता ही था - परतु देखो बच्चे, तुम उड़ने वाली कारों 
का इस्तेमाल करके लोगों की नजरों में नहीं चढ़ सकते। थोड़ा धीरज रखो, ठीक है? जब तुम बड़े हो जाओगे, तो इस 
सबके लिए बहुत समय होगा। हाँ, हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो! “लॉँकहार्ट के लिए यह ठीक है, वे तो 


पहले से ही अतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जादूगर हैं!” परतु जब मैं बारह साल का था, तो मैं उतना ही सामान्य था, जितने 
कि तुम इस समय हो! दरअसल, मैं तो यह कहुँगा कि मैं तुमसे भी ज़्यादा सामान्य था! मेरा मतलब है कि कुछ लोगों 
ने तुम्हारे बारे में सुना है, है ना? तुम-जानते-हो-कौन वाले मामले में!” उन्होंने हैरी के माथे के बिजली जैसे निशात की तरफ 
देखा मैं जानता हुँ, मैं जानता हुँ, कि यह उतना अच्छा तो नहीं है जितना कि चुडल साप्ताहिक की सर्वप्रिय मुस्कान का 
लगातार पाँच बार विजेता होना, जो मैं हुँ - परतु फिर भी यह एक शृआत है, हैरी, यह एक शुरुआत ही 


उन्होंने हैरी को खुश होकर आँख मारी और वहाँ से चल दिए। हैरी कुछ पल तक स्तब्ध खड़ा रहा, फिर उसे याद 
आया कि उसे तो ग्रीनहाउस में होता चाहिए, इसलिए उसने दरवाज़ा खोला और चुपचाप अदर चला गया 


प्रोफेसर स्प्राउट ग्रीनहाउस के बीचोबीच एक बेच जैसे ढाँचे की पीछे खड़ी थीं, जिस पर लगभग बीस जोड़ी रंग-बिरगे 
कात्रक्षक यत्र रखे थे! जब हैरी आकर रॉव और हर्माइवी के बीच खड़ा हो गया, तो वे बोलीं, “आज हम मत्रकवच को 
जमीन में गाड़ेंगे। मत्रकवच की ख़ूबियाँ किसे मालूम हैं? 


किसी को भी इस बात से आश्चर्य नहीं हुआ कि हर्माइनी का हाथ सबसे पहले हवा में उठ गया। 


“मत्रकवच या मैंडेगोरा किसी मत्र से बेजान किए गए लोगों को पहले जैसा बना देता है,” हर्माइनी बोली, जो इस 
तरह बोल रही थी जैसे उसे पूरी पुस्तक जबानी याद हो, “यह उन लोगों को पहले जैसा बना देता है, जिन्हें शाप दिया 
गया हो या जिनका रूप-परिवर्तत कर दिया गया होए 


“बहुत बढ़िया। गछुड्द्वार को दस पॉइंट,” प्रोफेसर स्प्राउट बोली। “मत्रकवच ज़्यादातर जहर उतारने वाले काढ़ों का 
अनिवार्य तत्व है, प्रतु यह खतरनाक भी है। इसका कारण कौन बता सकता है? 

जब हर्माइनी का हाथ एक बार फिर उठा, तो वो हैरी के चश्मे से टक्रात-टकराते बचा 

उसने तत्काल कहा, “मत्रकवच की तेज चीख सुनने वाला मर भी सकता है! 

बिलकुल ठीका ग्छूड़द्वार को दस पॉइंट और,” प्रोफेसर स्प्राउट बोली। हमारे पास जो मत्रकवच हैं, वे अभी बहुत 
छोटे हैं! 

बहुत सी गहरी ट्रे रखी थीं, जिनकी तरफ प्रोफेसर स्प्राउट ने बोलते समय इशारा किया! हर विद्यार्थी खिसककर 
आगे आया, ताकि अच्छी तरह से देख सके वहाँ बैंगनी हरे रग के लगभग सौ गुच्छेदार छोटे पौधे रखे थे। हैरी को वे 
सामात्य पौधों जैसे दिख रहे थे और उसे ज़रा भी समझ में नहीं आ रहा था कि मत्रकवच की तेज़ चीख” से हर्माइनी 
का क्या मतलब था 

प्रोफेसर स्प्राउट बोलीं, 'सब अपने-अपने कानरक्षक पहन लो!” 

जब सबने ऐसे कातरक्षक उठाने की कोशिश की, जो गुलाबी और रोएँदार न हों, तो छीनाझपटी का माहौल बन्‌ 
गया] 

“जब मैं तुमसे कातरक्षक पहनने को कहूँ, तो अच्छी तरह देख लेना कि कान पूरी तरह ढँक गए है,” प्रोफेसर स्प्राउट 
बोली! “जब उन्हें उतारना सुरक्षित होगा, तो मैं अँगूठा ऊपर करके तुम्हें इशारा कर दूँगी ठीक है - अब कानरक्षक पहन 
लो 


हैरी ने अपना कातरक्षक पहत लिया! उसकी वजह से उसे सुनाई देता बिलकुल बद हो गया प्रोफेसर स्प्राउट ने 
अपने कानों प्र गुलाबी रोएँदार कानरक्षक पहना, दुशाले की बाहे चढ़ाई, एक गुच्छेदार पौधे को कसकर पकड़ा और जोर 
से उखाड़ा। 


हैरी क मुँह से हैरानी की जोरदार चीख निकली, जो किसी को सुनाई नहीं दी। 


जड़ों की जगह ज़मीन से एक छोटा, कीचड़ से सता और बहुत बदसूरत्‌ बच्चा बाहर निकला! पत्तियाँ उसके सिर 
में उग रही थी वह हलका हरा था, उसकी चमड़ी चित्तीदार थी और यह स्पष्ट था कि वह अपने फेफड़ों की पूरी ताकत 
से चीख रहा था। 


प्रोफेसर स्प्राउट ने अपनी टेबल के नीचे से एक बड़ा गमला निकाला और उसमें मत्रकवच को तेज़ी से गाड़ दिया 
इसके बाद वे उस पर तब तक काली, नम खाद डालती रहीं, जब तक कि सिर्फ उसकी गुच्छेदार पत्तियाँ ही बाहर रह गट्टी 
प्रोफेसर स्प्राउट ने अपने हाथ प्र लगी खाद साफ की, अँगूठा ऊपर करके उन सबको इशारा किया और अपना कानरक्षक 
भी उतार दिया 


“चूँकि हमारे मत्रकवच बहुत छोटे हैं, इसलिए उनकी चीखें अभी जानलेवा नहीं हैं,” प्रोफेसर स्प्राउट ने शांति से कहा, 
जैसे उन्होंने अभी-अभी जो काम किया था, वह पौधों में पावी डालने से ज्यादा रोमांचक नहीं था “बहरहाल, उनकी चीखें 
कई घंटों के लिए बेहोश कर सकती है मुझे विश्वास है कि तुम सब लोग स्कूल वापस आने के बाद पहले दिन होश 
में रहता चाहते हो, इसलिए इनके साथ काम करते समय अपने कानरक्षक टीक तरीके से पहने रहना जब उन्हें उतारने का 
समय होगा, तो मैं तुम्हें इशारा कर दूँगी” 

“एक ट्रे प्र चार लोग काम करें - यहाँ प्र बहुत सारे गमले हैं - वहाँ प्र बोरों में खाद रखी है - और जहरीले 
टेंटेकुला से बचकर रहना, उसके दाँत निकल रहे हैं! 

उन्होंने बोलते समय एक नोकदार गहरे लाळ रंग के पौधे को एक तेज़ थप्पड़ मारा, जिसने अपने लबे दाँत अदर 
खींच लिए, जो धीमे-धीमे उनके कधे के ऊपर आते जा रहे थे 


हैरी, रँन्‌ और हर्माइनी की ट्रे में मेहनतकश हाउस का एक घुँघराले बालों वाला लड़का भी काम करने लगा। हैरी 
उसे शक्‍्ल से जानता था, परतु उनमें पहले कभी बातचीत नहीं हुई थी। 


उसने हैरी से हाथ मिलाते हुए उत्साह से कहा, "मेर नाम जस्टिन फिच फ़्लेचली है। जाहिर है मैं जानता हूँ कि 
तुम कौन हो, मशहूर हैरी पॉटर... और आप हैं हर्माइनी ग्रेंजर - हर विषय में अनल...” (हर्माइवी का चेहरा उससे हाथ मिलाते 
समय खुशी से चमक रहा था) “और राँन वीज़ली वह उड़ने वाली कार आपकी ही थी? 


रॉन्‌ नहीं मुस्कराया। जाहिर था, वह अब तक भांपू की फटकार को भूला नहीं था। 

'लॉकहार्ट भी बहुत कमाल की चीज़ हैं, है ना?” जस्टिन ने खुशी-ख़ुशी कहा, जब वे अपने पौधों के गमला में 
ड्रैगग के गोबर की खाद डालने लगे। “गजब के बहादुर इंसान हैं। क्या तुम लोगों ने उनकी किताबें पढ़ी हैं? अगर मुझे 
टेलीफोन बूथ में आदम भेड़िए ने घेर लिया होता, तो मैं तो डर के मारे मर ही जाता, परतु उन्होंने ठंडे दिमाग से काम 
लिया और - धड़ाक - बहुत ही शानदार !' 


“तुम लोगों को पता है, मुझे एटन में भी एडमिशन मिल रहा था परतु मैं बता नहीं सकता कि वहाँ जाने के 
बजाय यहाँ आकर मैं कितना खुश हूँ! जाहिर है, माँ थोड़ी निराश हुई थीं, प्रतु जब मैंने उन्हें लॉकहार्ट की पुस्तके पढ़वाई, 
तो उन्हें यह समझ में आ गया कि परिवार में पूरी तरह पशिक्षित जादूगर का होता कितना उपयोगी हो सकता है ...! 


इसके बाद उन्हे बात करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला उनके कानरक्षक एक बार फिर कान प्र पहुँच गए थे। 
अब उन्हें अपने-अपने मत्रकवच के पौधे प्र पूरा ध्यान देने की ज़रूरत थी। प्रोफेसर स्प्राउट ने इस काम को बहुत आसावी 
से कर दिया था, परतु यह उतना आसान नहीं था। मत्रकवचों को धरती से बाहर आना अच्छा नहीं लगता था, प्रतु ऐसा 
लगता था कि एक बार बाहर आ जाने के बाद उन्हें धरती के अदर वापस लौटना भी अच्छा नहीं लगता था। वे छटप्टाने 
लगे, लात मारने लगे, अपने नुकीले छोटे मुक्के चलाने लगे और अपने दाँत किटकिटाने लगे। एक मोटे मत्रकवच को गमले 
में गाड़ने में हैरी को पूरे दस मिनट लग गए 


क्लास के अंत तक सबकी तरह हैरी भी पसीने में लथपथ था, मिट्टी में सवा था और दर्द के मारे उसका बुरा 


हाल था। वे वापस महल की ओर घिसटकर गए, ताकि जल्दी से अपने शरीर प्र लगी गंदगी साफ कर ले! और इसके 
बाद ग्छुड्द्वार के विद्यार्थी रूप-परिवर्तत की क्लास की ओर तेजी से चल दिएी 


प्रोफेसर मैक्गाँनेगल की क्लास में हमेशा बहुत मेहनत करना पड़ती थी, प्रतु आज की क्लास खास तौर प्र मुश्किल 
थी ऐसा लग रहा था कि हैरी ने पिछले साल जो कुछ भी सीखा था, वह सब गर्मी की छुटिटयाँ में उसके दिमाग़ से 
रिसकर बाहर निकल गया था। उसे एक बीटल कीड़े को बटन में बदलना था, प्रतु वह सारा समय अपने बीटल को व्यायाम 
ही कराता रहा, क्योंकि बीटल उसकी छड़ी से बचने के लिए टेबल प्र इधर से उधर कूदता रहा 


रान को तो और भी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उसने अपनी छड़ी को स्पेलोटेप से जोड़ 
तो लिया था, परतु ऐसा लग रहा था जैसे छड़ी को जो नुकसान हुआ था, उसे ठीक करना सभव नहीं था! यह किसी 
भी समय चरचराने और चिगारी निकालने लगती थी! और जब भी रॉव अपने बीटल के रूप-परिवर्तन का प्रयास करता था, 
तो छड़ी उसे मोटे भूरे धुएँ के बादल में ढैँक लेती थी, जिसमें से सड़े अडां की बदबू आती थी। चूँकि रत यह नहीं देख 
पाया कि वह क्या कर रहा था, इसलिए उसने दुर्घटवावश अपने बीटल को अपनी कोहनी से पीस डाला और उसे एक्‌ 
नया बीटल माँगना पड़ा। प्रोफेसर मैक्गॉवेगल इस बात से खुश नहीं हुई 


लच की घटी सुनकर हैरी को राहत मिळी। उसे अपना दिमाग किसी विचुड़े हुए स्पज की तरह लग रहा था। हर 
विद्यार्थी लाइन में क्लास से बाहर निकल गया, सिवाय उसके और रँँन के, जो अपनी छड़ी को तेज़ी से टेबल प्र पटक 
रहा था 

“बेवकूफ ... बेकार ... चीज ...” 

जब उसकी छड़ी से पटाखे की तरह धमाकों की जोरदार आवाजें निकलीं, तो हैरी ने सुझाव दिया, “घर ख़त लिखकर 
दूसरी मँगवा लो! 

रॉन ने अपनी फुफकारती छड़ी को बैग में ठँसते हुए बोला, हा, हाँ, क्‍यों वहीं! और वहाँ से एक और भोंपू चला 
आएगा कि तुम्हारी ही गलती की वजह से तुम्हारी छड़ी टुटी है ~ 


वे लच करने गए वहाँ रन का मूड और भी ख़राब हो गया। हर्माइनी ने उन दोनों को बेहतरीन कोट बटन दिखाए, 
जिन्हें उसने रूप-परिवर्तत की क्लास में बनाया था! 


“आज दोपहर को कौन सी क्लास है? हैरी ने विषय बदलते हुए पूछा 
हर्माइनी ने तत्काल जवाब दिया, “गुप्त कलाओं से रक्षा” 


रान्‌ ने हर्माइनी से टाइमटेबल छीनते हुए पूछा, “तुमने टाइमटेबल में लॉकहार्ट की सारी क्लासां के चारों तरफ दिल 
का आकार क्यों बवा रखा है?” 


हर्माइनी ने उसके हाथ से टाइमटेबल छीन लिया और उसका चेहरा लाळ सुर्ख़ हो गया 


उन्होंने लच ख़त्म किया और वे बाहर निकल गए आसमान बादलों से भरा था। हर्माइनी पत्थर की सीढ़ी पर बैठ 
गई और उसने अपना मुँह एक बार फिर दत पीने वाले विशाचां के साथ ख़तराक समुद्री याज्राएँ वामक किताब में छुपा 
लिया हैरी और रॉव खड़े होकर कुछ मिनट तक क्विडिच के बारे में बातें करते रहे, तभी हैरी को एहसास हुआ कि कोई 
उसे गौर से देख रहा है। ऊपर नजूरें उठाने प्र उसे वह छोटा, चूहे जैसे बालों वाला लड़का नज़र आया, जिसे उसने पिछली 
रात्‌ को बोलती टोपी पहनते देखा था। वह हैरी को एकटक देख रहा था, जैसे हैरी को देखते ही वह पत्थर की मूर्ति में 
बदल गया हो। उसके हाथ में साधारण मगळ कैमरे जैसी चीज़ दिख रही थी और जैसे ही हैरी ने उसकी तरफ देखा, उसका 
चेहरा लाल हो गया। 


कैसे हो, हैरी? मैं - मैं कॉलिन क्रीवी हूँ,” उसने हाफते हुए और सकोच से एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा “मैं 


भी गछूड्द्वार में है। क्या तुम्हें लगता है - कि यह सही रहेगा अगर - मैं तुम्हारा एक फोटो खींच लँ? उसने अपने कैमरे 
को उठाते हुए आशा से कहा 


“फोटो? हैरी ने सपाट अंदाज़ में पूछा! 


“ताकि मैं यह साबित कर सकूँ कि मैं तुमसे मिला हुँ,” कॉलिव क्रीवी ने थोड़ा और आगे बढ़ते हुए उत्सुकता से 
कहा "मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है! सबने मुझे बता दिया है कि तुम-जानते-हो-कौन ने तुम्हें मारने की कोशिश 
की थी, तो तुम किस तरह बचे थे, किस तरह वह गायब हो गया और किस तरह तुम्हारे माथे प्र अब भी बिजली जैसा 
निशान है? (उसकी आँखें हैरी के निशान पर पहुँच गई), “और मेरे कमरे में रहने वाले एक लड़के का कहना है कि अगर 
मैं फिल्‍म को सही काढ़े में डालकर धोऊँगा, तो फोटो हिलते लगेंगे,” कॉलिन ने रोमांचित होकर कँपकँपाती गहरी साँस खींची 
और कहा, “यहाँ प्र पर्याप्त रोशनी है, है ना? मुझे पता ही वहीं था कि मैं जो अजीब हरकतें करता था, वह जादू है जब 
तक कि मुझे हॉगवर्टस का ख़त वहीं मिला। मेरे डैडी ग्वाले हैं। उन्हें भी इस पर यकीन नहीं हुआ इसलिए मैं घर भेजने 
के लिए कुछ फोटो ले रहा है। और यह सचमुच अच्छा रहेगा, अगर मैं तुम्हारी एक फोटो -! उसने हैरी को आग्रह भरी 
नजरों से देखा, “-अगर तुम्हारा मित्र फोटो खींच दे, तो मैं फोटो में तुम्हारे पास खड़ा रह सकता हूँ? और फिर, क्‍या तुम 
उस प्र आँटोग्राफ दे सकते हो? 


"आँटाय़ाफ वाले फाटो? तुम अब अपने फोटो पर ऑटोग्राफ देने लगे हो, पॉटर? 

ड्रेको मैल्फॉँय की तेज़ और बेहद कटु आवाज़ पूरे प्रांगण में गूज गई! वह सीधे कालिन के पीछे रुक गया था उसके 
आस-पास उसके लबे-चौड़े और ठग जैसे दिखने वाले उसके दोस्त क्रैब तथा गॉइल खड़े थे। 

“सब लोग लाइन में लग जाओ!” मैल्फाँय भीड़ की तरफ देखकर चिल्लाया। हैरी पॉटर अपने ऑटोग्राफ वाले फोटो 
बाँट रहा है!” 

“नहीं, मैं नहीं बाँट रहा हूँ,” हैरी ने गुस्से से कहा; उसकी मुट्ठियाँ तन रही थी “चुप हो जाओ, मैल्फाँया” 

“आप जल रहे है,” कॉलिन बोला, जिसका पूरा शरीर क्रैब की गर्दन जितना मोटा होगा 

“जल रहा हुँ?” मैल्फॉँय बोला, जिसे अब और तेज़ चिल्लाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि प्रांगण में खड़े आधे विद्यार्थी 
उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। “किससे? मैं अपने माथे पर एक गदा सा निशान नहीं चाहता, धन्यवाद! मैं नहीं मानता 
कि दिमाग प्र घाव होने से कोई ख़ास बन जाता है! 

क्रैब और गॉइल मूखों की तरह खी-खी कर रहे थो 

'मैल्फाँय, घांघे खाओ,” रॉन ने गुस्से से कहा। क्रैब ने हैसना बद कर दिया और अपनी मोटी उँगलियाँ को ख़तरनाक 
तरीके से मलना शुरू कर दिया 

मैल्फाँय ने व्यंग्य से कहा, “ध्यान रखना, वीज़्ली। बेहतर होगा कि तुम कोई बखेड़ा मोल न लो, वरना तुम्हारी मम्मी 
यहाँ आएँगी और तुम्हें स्कूल से निकाल ले जाएँगी? उसने नकल करते हुए तीखी और पैवी आवाज में कहा, “अब अगर 
तुमने एक भी गलत कदम उठाया -! 

पास खड़े नागशक्ति के फिफ़्थ ईयर के विद्यार्थी यह सुनकर ठहाके लगाने लगे 

मैल्फॉय ने अपने चेहरे प्र बनावटी मुस्कराहट लाते हुए कहा, “वीज़्ली को तुम्हारे ऑटोग्राफ वाला फोटो जरूर पसंद 
आएगा, पॉटरो वह उसके पूरे घर से ज़्यादा मूल्यवान होगा” 

रॉत ने अपनी स्पेलोटेप लगी छड़ी बाहर निकाली, प्रतु तभी हर्माइवी खन पीने वाले विशाचां के साथ ख़तरवाक 
समुद्री यात्राएँ किताब झटके से बंद करते हुए फुसफुसाई, उधर देखो!” 


“हाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है? गिल्ड्रॉय लॉँकहार्ट उनकी तरफ तेजी से चळे आ रहे थे और उनका 
फीरोजी दुशाला उनके पीछे लहरा रहा था। ऑटोग्राफ वाले फोटो कौन दे रहा है? 


हैरी ने बोलने की कोशिश की, परंतु तभी लॉकहार्ट ने उसके कधे पर अपनी बाँह रखकर उसकी बोलती बंद कर 
दी और चहकते हुए बोले, “यह पूछने की जरूरत नहीं थी! हम एक बार फिर मिल गए, हैरी!” 


लॉकहार्ट के पास सटकर खड़े होते हुए और अपमान से जलते हुए हैरी ने देखा कि मैल्फाँय दाँत दिखाते हुए 
भीड़ में शामिल हो गया। 


“चलो कॉँलिन्‌,” लॉँकहार्ट ने कॉलिन्‌ की तरफ मुस्कराकर कहा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि तुम हम्‌ 
दोनों का फोटो खींचो और हम दोनों ही उस प्र अपने ऑटोग्राफ दे दी? 


कॉलिन ने हड़बड़ी में अपना कैमरा उठाया और फोटो खींचा, तभी उनके पीछे घटी बजी, जिसने दोपहर की क्छासों 
के शुरू होने का संकेत दिया 


“अब आप लोग चलिए, अपनी-अपनी क्लास में जाइए,” लॉकहार्ट ने भीड़ से कहा और वे हैरी के साथ वापस 
महल की ओर चल दिए इस वक़्त हैरी की इच्छा हो रही थी कि काश वह कोई अच्छा सा अदृश्य होने वाला मत्र जानता, 
क्योंकि वह अब भी लॉकहार्ट की बगल में जकड़ा हुआ था 

“समझदार के लिए इशारा काफी है, हैरी,” लॉकहार्ट ने पिता की तरह समझाने वाले अंदाज़ में कहा, जब वे बाजू 
वाले दरवाज़े से इमारत में दाखिल हुए “मैंने आज तो क्रीवी के सामने बात सैभाल ली - अगर वह मेरा फोटो भी खीचेगा, 
तो तुम्हारे स्कूल के साथी यह नहीं सोचेंगे कि तुम हवा में उड़ने लगे हो ...” 

हैरी के हकलाए हुए स्पष्टीकरण को अवसुवा करते हुए लॉकहार्ट उसे एक गलियारे में घसीटकर ले गए, जहाँ घूरते 
विद्यार्थी लाइन में खड़े थे और फिर वे उसे सीढ़ियों से ऊपर ले गए। 


“मुझे बस इतना कहना है कि तुम्हारे कैरियर के इस मोड़ प्र ऑटोग्राफ देता या फोटो बटवा समझदारी नहीं 
है - अगर साफ कहा जाए, तो इससे ऐसा लगता है, जैसे तुममें घमड आ गया है। हो सकता है आगे चलकर ऐसा भी 
समय आ जाए, जब तुम जहाँ भी जाओगे, मेरी ही तरह तुम्हें भी अपने साथ बहुत से फोटो रखना पड़े, प्रतु -! उन्होंने 
घुरघुराकर हँसते हुए कहा, “मुझे नहीं लगता कि तुम अभी उस मुकाम प्र पहुँच गए हो! 


अब वे लॉकहार्ट के क्लासरूम में पहुँच चुके थे, इसलिए लॉकहार्ट ने आखिरकार हैरी को छोड़ दिया। हैरी ने अपने 
कपड़े ठीक किए और क्लास की सबसे पीछे वाली लाइन में बैठने के लिए दौड़ लगा दी। वहाँ वह अपने सामने लॉकहार्ट 
की सातों किताबों का ढेर लगाने में जुट गया, ताकि वह असली लॉकहार्ट को देखने से बच सको 

क्लास के बाकी विद्यार्थी बातें करते हुए अदर आए। उनमें रान और हर्माइनी भी थे, जो हैरी के अगल-बगल में 
बैठ गए 

रॉव बोला, “तुम्हारा चेहरा ऐसा लग रहा है, जैसे इस प्र आमलेट बनाया जा सकता है! बेहतर होगा कि क्रीवी 
जिनी से न मिळे, वरना वे मिलकर हैरी पॉटर फैन क्लब शुरू कर देंगे” 

“चुप रहो,” हैरी ने झिड़कते हुए कहा वह बिलकुल नहीं चाहता था कि लॉकहार्ट हैरी पॉटर फैन क्लब” के बारे 
में सुन्‌ ले। 

जब पूरी क्लास बैठ गई, तो लॉँकहार्ट ने ज़ोर से अपना गला साफ किया और जब सब खामोश हो गएी वे आगे 
बढ़े और उन्होंने नेविल लॉगबाँटम की दैत्यां के साथ सकर किताब हाथ में लेकर ऊपर उठाई, ताकि उसके कवर प्र छपी 
खुद की आँख मारती तस्वीर सबको दिखा सको 


मैं,” उन्होंने इसकी तरफ इशारा करते हुए और आँख मारते हुए कहा, गिल्ड्राँय लॉकहार्ट, मर्लिन सस्था पास, थर्ड 
क्लास, गुप्त शक्ति सुरक्षा समिति का सम्मानित सदस्य और चुड़ैलठ साप्ताहिक के सर्वप्रिय मुस्कान पुरस्कार का पाँच बार 
विजेता - परतु मैं इसके बारे में बात नहीं करता हैं! ख़तरवाक परी मेरी मुस्काव देखकर थोड़े ही भागी थी।' 


उन्होंने इंतज़ार किया कि विद्यार्थी हंसे, परंतु कुछ ही विद्यार्थी हसे और वही भी फीके अंदाज़ में! 

मैं देख रहा हुँ कि तुम सबने मेरी किताबों का पूरा सेट ख़रीद लिया है - बहुत बढ़िया मैंने सोचा है कि हम 
आज एक छोटी क्विज से क्लास शुरू करेंगे! इस बारे में चिता करने की कोई ज़रूरत नहीं है - मैं सिर्फ यह पता लगाना 
चाहता हुँ कि तुमने किताबें कितनी अच्छी तरह पढ़ी हैं और तुम्हारे दिमाग में कितना घुसा है ...” 


टेस्ट पेपर बाँटने के बाद वे क्लास में सामने की तरफ आए और बोले, "तुम्हारे पास तीस मिनट हैं। शुरू कर 
दो, अभी !! 


हैरी ने अपने प्रश्नपत्र प्र नज़र डाली और पढ़ा : 


/. गिल्ड्रॉय लॉकह्ार्ट का सबसे पसदीदा रग कौन सा है? 
2. गिल्ड्रॉय लाँकहार्ट की गोपनीय महत्वाकाक्षा क्या है? 
हा आपकी राय में गिल्ड्रॉय लाँकहार्ट की अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी है? 


सवाल आगे बढ़ते गए, जो तीन कागजों पर लिखे थे और सबसे आखिर में यह सवाल था : 
5%. गिल्ड्रॉय लाँकहार्ट का जन्मदित कब है और उनके लिए आदर्श तोहफा क्या होगा? 
आधे घटे बाद लॉकहार्ट ने उन सबकी कॉपियाँ इकट्ठी कीं और क्लास के सामने उन्हें उलट-पूलटकर देखा! 


त्‌... त...त - तुममें से शायद किसी को भी यह याद नहीं रहा कि मेरा सबसे पसंदीदा रंग नीला है। मैंने यह 
हिम मानव के साथ एक वर्ष किताब में बताया है। और तुममें से कई लोगों को आदम भेड़ियों के साथ भ्रमण किताब 
को ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है - मैंने उसके बारहव अध्याय में साफ-साफ कहा है कि मेरे जन्मदिन का आदर्श 
तोहफा जाद्गरों और मगलुआं के बीच सदभाव होगा - हालाँकि मैं पुरावी ऑग्डेन फायरव्हिस्की की बड़ी बोतल के लिए 
भी मना नहीं करूंगा!” 


लॉकहार्ट ने विद्यार्थियों की तरफ देखकर एक बार फिर शरारत से आँख मारी! रॉव अब चेहरे प्र अविश्वास के 
भाव लेकर लॉकहार्ट को घूर रहा था। सामने बैठे सीमस फिनिगन और डीन थॉमस ख़ामोशी से हँसते हुए हिल रहे थो दूसरी 
तरफ, हर्माइवी लॉकहार्ट की बातों को पूरी तव्मयता से सुन रही थी और जब उन्होंने उसका नाम लिया तो वह चौंक गी 

“... प्रतु मिस हर्माइनी ग्रेंजर जानती हैं कि मेरी छुपी हुई महत्वाकाक्षा बुराई की दुनिया को ख़त्म करना है और 
अपने ख़ुद के बनाए केश-श्रृंगार के जादुई काढ़े को बेचना है - बहुत समझदार लड़की है! दरअसल -? उन्होंने उसकी पूरी 
कॉपी देखते हुए कहा, “पूरे नबर! मिस हर्माइवी ग्रेंजर कहाँ हैं? 


हर्माइनी ने अपना काँपता हुआ हाथ उठाया 

“बहुत बढ़िया!” लॉकहार्ट ने मुस्कराते हुए कहा “बहुत ही बढ़िया! इसके लिए गछुड़द्वार को दस पॉइंट! और अब, 
असली काम की बातें...” 

वे अपनी टेबल के पीछे झुक और उस्‌ प्र एक बड़ा पिज़रा उठाकर रख दिया, जो ढँका हुआ था 


“अब - सावधान रहना! मेरा काम है तुम्हें जादू की दुनिया के सबसे बुरे जीवां के खिलाफ प्रशिक्षण देवा! इस कमरे 
में तुम्हारा सामना सबसे भयानक चीज़ों से होगा। सिर्फ इतना जान लो कि जब तक मैं यहाँ हैं, तब तक तुम्हें कोई नुकसान 
नहीं पहुँच सकता। मैं बस इतना चाहता हुँ कि तुम लोग शात रहना? 


न्‌ चाहते हुए भी हैरी अपनी पुस्तकों के ढेर प्र आगे की तरफ झुक गया, ताकि पिंजरे को अच्छी त्रह से देख 
सके लॉकहार्ट ने पिंजरे को ढैँकने वाले कपड़े प्र एक हाथ रखा। डीन और सीमस ने अब हैसता बद कर दिया नेविल 
अगली लाइव में अपनी सीट पर दुबका हुआ था। 


लॉकहार्ट ने धीमी आवाज में कहा, “बस इतना ध्यान रखना कि तुम लोग चीख़ना मतो इससे वे चिढ़ जाएँगे” 
जब लॉकहार्ट ने ढैकने वाला कपड़ा हटाया, तो पूरी क्लास ने अपनी साँस रोक ली। 
हा,” उन्होंने नाटकीय अंदाज़ में कहा “अभी-अभी पकड़े गए नले पिशाच।' 


सीमस फिनिगन ख़ुद प्र काबू नहीं रख पाया। वो घुरघुराकर हैंस पड़ा, जिसे लॉकहार्ट भी दहशत भरी चीख मानवे 
की गलती नहीं कर सकते थे। 


हा?” उन्होंने सीमस की ओर मुस्कराते हुए पूछा 
'ये - ये बहुत ख़तरवाक तो नहीं दिखते हैं, है ना?” सीमस का गला रुँध गया 


“इतने विश्वास के साथ मत बोलो!” लॉकहार्ट ने चिढ़कर सीमस की तरफ उँगली दिखाते हुए कहा “नव्हे पिशाच 
बहुत उत्पात मचा सकते हैं!” 


पिशाच बिजली की तरह नीले थे और लगभग आठ इच ऊँचे थो उनके चेहरे नुकीले थे और आवाज इतनी तीखी 
थी, जैसे बहुत से तोते चिचिया रहे हा जिस पल उन्हें ढैकवे वाला कपड़ा हटाया गया, उन्होंने बकबकाता और पिजरे में 
चारों तरफ उछल-कूद मचाना शुरू कर दिया। वे पिंजरे की छड़ों को खींचकर खड़खड़ाने लगे और अजीब चेहरे बनाकर अपने 
आसपास के विद्यार्थियों को चिढ़ाने लगी 


“ठीक है,” लॉकहार्ट ने जोर से कहा “आओ देखते है कि तुम इनका सामना किस तरह करते हो” और फिर उन्होंने 
पिजूरा खोल दिया। 


नन्हे पिशाचों के बाहर निकलते ही कोहराम मच गया पलक झपकते ही वे रॉकंटों की तरह हर दिशा में चल दिए। 
दो पिशाचों ने नेविल के कात पकड़कर उसे हवा में उठा लिया कुछ तो सीधे खिड़की का काँच फोड़ते हुए उसके पार 
निकल गए और उन्होंने पिछली लाइन में बैठे विद्यार्थियों पर कौच के टुकड़ों की बारिश कर दी। बाकी पिशाच कमरे में 
तोड़-फोड़ करने लगे और उन्होंने गुस्सैल गैंडे से भी ज़्यादा सफलता से यह काम किया। उन्होंने स्याही की बोतले उठाई और 
पूरी क्लास में उतका छिड़काव कर दिया। उन्होने किताबों और कागजों के चिथड़े उड़ा दिए, दीवार प्र लगी तस्वीरें फाड़ 
डाली, कचरे की टोकरी उलट दी, बैग और किताबें उठाकर टुटी खिड़की के पार फंक दीं! कुछ ही मिनट में आधी क्लास 
अपनी टेबलाँ के नीचे छुप गई थी और नेविल छत प्र लगे झूमर से लटक रहा था। 


“आगे आओ, उन्हें पकड़कर बद करो, उन्हें पकड़कर बद करो, वे तो सिर्फ नन्हें पिशाच हैं...” लॉकहार्ट चिल्लाए। 
उन्होंने अपनी आस्तीनें चढ़ाई, अपनी छड़ी हिलाई और चीखे, “पायी विशाचम्‌ मुक्ति प्रदातम्‌!” 


इसका ज़रा भी असर नहीं हुआ एक पिशाच ने लॉकहार्ट की छड़ी छीनकर खिड़की के बाहर फेंक दी। लॉकहार्ट 
ने थूक निगला और अपनी टेबल के वीचे छुपने के लिए छलॉग लगाई इस प्रयास में वे नेविल के नीचे दबकर धराशायी 
होते-होते बचे, क्योंकि एक सेकड बाद ही झूमर के टूट जाने की वजह से नेविल ज़मीन प्र आ गिरा था 


तभी घटी बजी और विद्यार्थी बाहर निकलने के लिए पागलों की तरह दरवाज़े की तरफ दौड़े। इसके बाद जो 
तुलनात्मक शांति हुई, उस दौरान लाँकहार्ट सीधे खड़े हुए उन्होंने हैरी, रत और हर्माइनी को देखा, जो लगभग दरवाज़े प्र 
पहुँच चुके थे और उनसे बोले, “देखो, मै यह चाहता हूँ कि तुम तीवों बाकी बचे पिशाचों को पिंजरे में बंद कर दो! वे 
उनके पास से चलते हुए बाहर निकले और बाहर पहुँचते ही उन्होंने तत्काळ दरवाज़ा बंद कर दिया 


“क्या अब भी तुम्हें उनकी बातों पर विश्वास है ?? रॉव बिलबिलाया, जब एक पिशाच ने उसके कान में दर्दनाक 
तरीके से काट लिया 

हर्माइनी ने स्थिरीकरण मंत्र से दो पिशाचों को स्थिर करके उन्हें पिंजरे में डालते हुए कहा, 'वे तो हमें बस थोड़ा 
सा असली अनुभव देवा चाहते हैं।' 

“क्या सचमुच?” हैरी ने कहा, जो एक पिशाच को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, परतु वह पिशाच उसकी पहुँच 
से बाहर अपनी जीभ निकालकर नाच रहा था। 'हर्माइनी, उन्हें बिलकुल पता नहीं था कि वे कया कर रहे थे” 


“बकवास,” हर्माइवी बोली। “तुमने उनकी किताबें पढ़ी हैं - उन सब आश्चर्यजनक कारवामों के बारे में सोचो, जो 
उन्होंने किए हैं 


रान्‌ बुदबुदाया, वे कहते हैं कि उन्होंने वे कारनामे किए है! 


अध्याय - शात 
बढजात और अढुश्य आवाज 


अगले कुछ दिनों तक हैरी का बहुत सा समय इस काम में बीता कि जब भी वह गिल्ड्राय लॉकहार्ट को किसी 
गलियारे में आते देखता था, तो वह उनकी नजरों से बचकर छुप जाता था कॉँलिन क्रीवी से बचना इससे ज़्यादा मुश्किल 
काम था, क्योंकि उसे हैरी का पूरा टाइमटेबल याद था! कालिन को जीवन में सबसे ज़्यादा मज़ा इस बात में मिलता था 
कि वह दिन में छह-सात्‌ बार हैरी से कहे, 'सब टीक है, हैरी” और बदले में यह जवाब सुने, हैलो, कॉलिन,” भले ही 
हैरी के इन शब्दों में उसकी चिढ़ स्पष्ट सुनाई दे रही हो। 


हेडविग अब भी कार दुर्घटना को लेकर नाराज़ थी और रँँन की छड़ी अब भी सही तरह से काम नहीं कर रही 
थी शनिवार की सुबह को तो इसने हद कर दी, जब यह सम्मोहन की क्लास में रान के हाथ से छूट गई और सीधे जाकर 
नाटे बूढ़े प्रोफेसर फ्लिटविक की आँखों के बीचोबीच में लगी। जहाँ छड़ी टकराई थी, वहाँ तत्काल एक बड़ा हरा गुमड़ उभर 
आया इस तरह, एक के बाद एक कई बुरी घटनाओं को झेलने के बाद हैरी को ख़ुशी हुई कि सप्ताह ख़त्म हो गया 
वह, रॉव और हर्माइनी शनिवार की सुबह हैग्रिड के यहाँ जाने की योजना बना रहे थे! बहरहाल, हैरी का इरादा सुबह जितने 
बजे उठने का था, गछूड्द्वार की क्विडिच टीम के कप्तान आँलिवर वुड ने उसे उससे कुछ घटे पहले ही हिलाकर उठा दिया। 

हैरी ने अलसाए अंदाज़ में पूछा, “क - क्‍या हो गया? 

'क्विडिच की प्रैक्टिस करना है!” बुड ने कहा “चलो तैयार हो जाओ!” 

हैरी ने अधखुली आँखों से खिड़की की तरफ देखा गुलाबी और सुनहरे आसमात के पार धुंध की पतली प्रत्‌ 
दिख रही थी। अब जागते के बाद उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह चिड़िया के इतने तेज़ शोर के बावजूद कैसे 
सोया था। 

“ऑलिव्र,” हैरी ने अस्फुट अंदाज़ में कहा, “अभी तो सूरज भी नहीं उगा है! 

बिलकुल,” बुड बोला! वह सिक्सथ ईयर का लबा-तगड़ा विद्यार्थी था और इस समय उसकी आँखों में उत्साह की 
चमक थी। “यह हमारे नए ट्रेनिंग कार्यक्रम का हिस्सा है। तैयार हो जाओ, अपनी झाडू उठाओ और मैदान में आ जाओ, 
वुड ने जोश से कहा “बाकी किसी टीम ने अब तक प्रैक्टिस शुरू नहीं की है। यह काम इस साल सबसे पहले हम 
करेंगे ...! 

ऊँघते हुए और हलके से कॉपते हुए हैरी बिस्तर से उतरा और अपने क्विडिच के कपड़े खोजने लगा 

“शाबाश,” वुड बोला। पंद्रह मिनट में पिच प्र मिलते है! 

जब हैरी को अपना लाल दुशाला मिल गया और उसने ठंड से बचने के लिए ऊपर से अपना चोगा भी डाल लिया, 
तो उसने रॉव को एक चिट्ठी में घसीटकर लिखा कि वह कहाँ जा रहा है। इसके बाद वह हॉल की घुमावदार सीढ़ियों 
से नीचे उतरा! उसकी निम्ब्स 2000 उसके कथे प्र रखी थी। वह अभी तस्वीर के छेद तक ही पहुँचा था कि तभी पीछे 
से खटखट की आवाज़ हुई। हैरी ने पलटकर देखा कि कॉलिन क्रीवी घुमावदार सीढ़ियों पर भागता हुआ वीचे आ रहा था, 
उसके गले में कैमरा तेजी से झल रहा था और वह अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए था 


“मैंने किसी को सीढ़ियों पर तुम्हारा नाम लेते सुना था, हैरी! देखो मेरे पास क्‍या है! मैंने फोटो धुळवा लिए है 
मैं तुम्हें फोटो दिखाना चाहता था -! 


हैरी ने अलसाए अंदाज़ से उस फोटो को देखा, जो कॉलिव ने उसकी नाक के नीचे बढ़ा रखा था 


ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हिल रहा था इसमें लॉकहार्ट किसी का हाथ कसकर खींच रहे थे। हैरी पहचान गया कि 
यह उसी का हाथ था। हैरी यह देखकर खुश हुआ कि फोटो में वह जमकर संघर्ष कर रहा है और कैमरे के फ्रेम में आने 
से इंकार कर रहा है। फिर हैरी ने देखा कि लॉकहार्ट ने हार मान ली और वे हॉफते हुए तस्वीर के सफेद कोने में गिर 
गए 

कॉलिन्‌ ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम इस प्र आँटोग्राफ दे दोगे?” 


“नहीं,” हैरी ने साफ मना कर दिया। उसने आसपास देखकर इस बात की तसल्ली कर ली कि कमरा सचमुच खाली 
था “माफ करना काँलिन्‌, मैं जरा जल्दी में हुँ - क्विडिच की प्रैक्टिस करने जाना है! 


वह तस्वीर के छेद में से बाहर निकलने लगा। 

“अरे वाह! रुको, मैं भी चलता हुँ! मैंने पहले कभी क्विडिच नहीं देखा!” 

काँलिन उसके पीछे-पीछे छेद से बाहर निकल आया 

हैरी ने जल्दी से कहा, 'तुम बोर हो जाओगे,” प्रतु कॉलिन ने उसकी बात को अनसुवा कर दिया; उसका चेहरा 
रोमांच से चमक रहा था। 


“तुम पिछले सौ साल में किसी हाउस की तरफ से खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हो, है ना, हैरी?” कॉलिन 
ने उसके पास फुदकते हुए कहा “तुम बहुत अच्छा खेलते होगे। मैं कभी हवा में नहीं उड़ा हूँ। क्या यह मुश्किल होता है? 
क्या यह तुम्हारी ख़ुद की झाडू है? क्या यह सबसे अच्छी झाडू है? 

हैरी नहीं जानता था कि कॉलिन से पीछा कैसे छुड़ाया जाए वह बहुत ज़्यादा बड़बड़ करने वाली प्रछाई की तरह 
उसके पीछे लगा था। 

“मुझे सचमुच नहीं पता कि क्विडिच क्या होता है,” कॉलिन ने हाँफते हुए कहा 'क्या यह सच है कि इसमें चार 
गंदे होती हैं? और उनमें से दो गेंद खिलाड़ियों को उनकी झाडुआं प्र से गिराने की कोशिश में चारों तरफ उड़ती रहती 
है प्र 


हाँ,” हैरी ने भारी मन से कहा! अब उसने हारकर कॉलित को क्विडिच के जटिल नियम समझाने का फैसला कर 


लिया उन गेंदों को पहलवान कहते हैं। हर टीम में दो मारक होते हैं, जो पहलवानों को अपनी टीमके खिलाड़ियों से दूर 
रखने के लिए उन्हें अपने बल्ले से मारते हैं। फ्रेड और जॉर्ज गछड़द्वार के मारक हैं।” 

“और बाकी की गेंद किसलिए होती हैं” कॉलिन ने पूछा इस दौराव वह दो सीढ़ियाँ फिसलकर लड़खड़ा गया, 
क्योंकि वह मुँह खोलकर हैरी तरफ देख रहा था 

“सबसे बड़ी लाल गेंद को तूफान कहते हैं। इससे गोल किए जाते हैं। हर टीम में तीन धावक होते हैं, जो तूफान 
को एक-दूसरे की तरफ फेकते हैं और इसे पिच के छोर प्र बने गोलपोस्ट के बीच से निकालने की कोशिश करते हैं। 
गोलपोस्ट यानी तीन ऊँचे खभे, जिनके कोनो पर रिंग लगे होते हैं! 

“और चौथी गेंद -! 

“सुनहरी गेंद होती है,” हैरी बोला 'यह बहुत छोटी और बहुत ही तेज़ होती है और इसे पकड़ना मुश्किल होता 
है। प्रतु खोजी को इसे पकड़ना ही होता है, क्योंकि क्विडिच का मैच तब तक ख़त्म नहीं होता, जब तक कि सुनहरी 
गेंद न्‌ पकड़ ली जाए और जिस टीम का खोजी सुनहरी गेंद को पकड़ता है, वह अपनी टीम के लिए डेढ़ सौ पॉइंट 
जीत लेता है।! 


“और तुम्‌ ग्रुड्द्वार के खोजी हो, है ना?” कॉलिन ने श्रृद्धा भरे भाव से कहा। 


हाँ,” हैरी बोला, जब वे महल से बाहर निकले और ओस से भीगी घास पर चलने लगे। "और एक रक्षक भी 
होता है। वह गोल की रक्षा करता है! क्विडिच दरअसल बस इतना ही है! 

प्रतु कॉलिन ने हैरी से सवाल पूछता बंद नहीं किया। वह ढलवाँ लॉन से क्विडिच की पिच तक हैरी से लगातार 
सवाल पूछता गया और हैरी उससे तभी पीछा छुड़ा पाया, जब वह चेंजिंग रूम के पास पहुँच गया। पीछे से कॉलिव सुरीली 
आवाज़ में बोला, हैरी, मैं जाकर एक अच्छी सी जगह पर बैठ जाता है! और वह तेज़ी से दर्शक दीर्घा की तरफ बढ़ 
गया] 


ग्रुड़द्वार की बाकी टीम पहले ही चेंजिंग रूम में आ चुकी थी। वुड इकलौता खिलाड़ी था, जो पूरी तरह जागा 
हुआ दिख रहा था फ्रेड और जॉर्ज वीज़्ली की आँखें फूली हुई थीं तथा बाल बिखरे थो वे फोर्थ ईयर की एलिसिया स्मिनेट 
के पास बैठे थे, जो अपने पीछे की दीवार से टिककर झपकी ले रही थी। उसकी साथी धावक केटी बेल और एजलिना 
जॉँनसात भी उनके ठीक सामने बैठी उबासियाँ ले रही थी। 

“तो तुम आ गए हैरी, तुम्हें देर कैसे हो गई? वुड ने उसे देखते ही पूछा “अब, पिच पर चलने से पहले मैं तुम 
लोगों से जल्दी से कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, क्‍योंकि मैंने गर्मियों में एक बिलकुल नया ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया है। मैं 
सोचता हुँ कि अगर हम इसके अनुसार खेलेंगे, तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता ...” 


वुड के हाथ में क्विडिच की पिच का एक बड़ा चित्र था, जिस पर अलग-अलग रंगों की स्याही से कई रेखाएँ, 
तीर और क्रॉस के निशान बने थे! उसने अपनी छड़ी बाहर निकाली और बोर्ड को थप्थपाया; तीर चित्र प्र इल्लियों की 
तरह हिळने-डुलने लगे! जब वुड अपनी नई रणनीति के बारे में भाषण देने लगा, तो फ्रेंड वीज़्ली का सिर सीधे एलिसिया 
स्मिनेट के कधे प्र गिर गया और वह खरटि भरने लगा 

पहले बोर्ड को समझाने में वुड को लगभग बीस मिनट लग गए, प्रतु उसके नीचे एक और बोर्ड था और उसके 
तीचे तीसरा बोर्ड भी रखा था। जब वुड लगातार बोलता रहा, तो हैरी को भी झपकी लग गी 

“तो,” वुड ने आख़िर्कार बहुत देर बाद हैरी को सुखद सपने से जगाया। जब हैरी यह सपना देख रहा था कि 
वह इस पल महल में नाश्ते में क्या खा रहा होगा, तभी वुड ने उससे पूछा, 'क्या सब पूरी बात समझ गए? कोई सवाल? 

मैं एक सवाल पूछता चाहता हूँ, ऑलिवर,” जॉर्ज ने कहा, जो चौंककर जाग गया था। “तुम ये सब बातें हमें कल 
क्यों नहीं बता सकते थे, जब हम जाग रहे थे? 

वुड यह सुनकर खुश नहीं हुआ 

“अब, सब लोग ध्यान से यह बात सुन ले,” उसने उन सबको गुस्से से घूरते हुए कहा, हमें पिछले साल क्विडिच 
कप्‌ जीतना चाहिए था। हमारी टीम सबसे अच्छी थी, परतु दुर्भाग्य से कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई, जिन प्र हमारा नियत्रण 
नहीं था...” 

हैरी अपराधी भाव से अपनी जगह प्र कसमसाया पिछले साल जब फाइनल मैच खेला जाने वाला था, तब वह 
अस्पताल में बेहोश पड़ा था! इस वजह से महड़द्वार का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी कम हो गया और उल्हें तीन सौ सालों में 
सबसे बुरी हार झेलना पड़ी 

बुड ने एक पल ठहरकर ख़ुद को नियंत्रित किया। यह स्पष्ट था कि पिछली हार अब भी उसे यातना दे रही थी। 

“तो, इस साल हम पहले से ज़्यादा कड़ी मेहनत करेंगे ...टीक है, अब हम चलते हैं और अपनी नई योजना के 
हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं!” वुड चीख़ा, उसने अपनी झाडू उठाई और सबसे पहले चेंजिंग रूम से बाहर निकला अब भी 
उबासी लेती हुई बाकी की टीम डगमगाते कदमों से उसके पीछे-पीछे चल दी। 


वे लोग चेंजिग रूम में इतनी ज़्यादा देर तक रहे थे कि अब सूरज पूरी तरह निकल आया था, हालाँकि धुंध के 


अवशेष अब भी स्टेडियम की घास पर दिख रहे थे। जब हैरी चलकर पिच प्र पहुँचा, तो उसने रान और हर्माइनी को स्टैंड 
में बैठे देखा। 

“तुम्हारा खेल अभी तक ख़त्म वहीं हुआ?” रॉन ने अविश्वास से पूछा 

“अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है,” हैरी बोला वह इर्ष्या से टोस्ट और जैम को देख रहा था, जो राँन और हर्माइनी 
बड़े हॉल से लेकर आए थे। “बुड हमें नई रणनीतियाँ सिखा रहा था!” 

फिर वह अपनी झाडू प्र चढ़ गया और ज़मीन पर पैर मारकर हवा में ऊपर उठा सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे 
प्र पड़ी और इसने उसे वुड के लबे भाषण से ज़्यादा असरदार तरीके से जाग्रत कर दिया क्विडिच पिच प्र वापस लौटना 
बहुत अद्‌भुत अनुभव था। फ्रेड और जॉर्ज के साथ रेस लगाते हुए वह पूरी गति से स्टेडियम के चारों ओर उड़ा! 


जब वे कोने पर मुडे, तो फ्रेड ने पूछा, यह अजीब सी क्लिक की आवाज़ कैसी है? 


हैरी ने दर्शक दीर्घा में देखा! कॉलिव बहुत ऊँची सीट प्र बैठा था उसका कैमरा ऊपर की तरफ था और वह 
एक के बाद एक धड़ाधड़ तस्वीरें ले रहा था, जिसकी तीखी आवाज़ ख़ाली स्टेडियम में अजीब तेजी से गूँज रही थी। 


कॉलिन तीखी आवाज में चिल्लाया, 'इस तरफ देखो, हैरी! इस तरफ!” 
फ्रेड ने पूछा, 'वह कौन है?” 


“पता नहीं,” हैरी ने झूठ बोल दिया और अपनी रफ़्तार तेज़ कर दी, जो उसे कॉलिन्‌ से उतनी दूर ले गई, जितनी 
दूर जाना सभव था 


जब वुड हवा को चीरते हुए उनकी तरफ आया, तो उसने त्योरियाँ चढ़ाकर कहा, यह क्या हो रहा है? वह फर्स्ट 
ईयर का छात्र तस्वीरे क्यों ले रहा है? मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है वह नागशक्ति का जासूस हो, जो 
हमारे नए ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हो।? 


“वह गहड़द्वार में है,” हैरी तत्काल बोला। 
“और नागशक्ति को किसी जासूस की जरूरत नहीं है, आलिवर,” जॉर्ज ने कहा 


बुड ने चिढ़ते हुए पूछा, “तुम ऐसा कैसे कह सकते हो?” 


क्योंकि वे यहाँ ख़ुद मौजूद हैं,” जॉर्ज ने ज़मीन की तरफ इशारा करते हुए कहा 

हरे दुशालों में कुछ लोग अपने हाथों में जादुई झाडू लेकर पिच प्र चल रहे थो 

“मुझे यकीन नहीं हो रहा है!” वुड ने गुस्से से फुफकारते हुए कहा आज के लिए पिच मैंने ली है! हम इस बारे 
में देखते हैं!” 

वुड तेजी से जमीन प्र उतरा गुस्से में वह थोड़ी ज़्यादा ही तेजी से ज़मीन से टकराया, इसलिए उतरते समय थोड़ा 
सा लड़खड़ा गया। हैरी, फ्रेड और जॉर्ज भी उसके पीछे उत्र आएी 


“फ़्लिट!” वुड नागशक्ति के कप्तान की तरफ देखकर गरजा “यह हमारी प्रॅक्टिस का समय है! हमने आज के लिए 
पिच ख़ास तौर प्र ली है! अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं!” 


मार्कस फ़्लिट देखने में वुड से भी तगड़ा था। उसके चेहरे पर दैत्यों जैसी चालाकी का भाव उभरा, जब उसने जवाब 
दिया, “हम सबके लिए पर्याप्त जगह है, बुडी” 

एजेलिना, एलिसिया और केटी भी वहाँ आ गई नागशक्ति की टीम में कोई लड़की नहीं थी - पूरी टीम कधे 
से कंधा मिलाकर ग्छुड्द्वार के ठीक सामने खड़ी हो गडी 


“परंतु मैंने पिच बुक की है,” वुड ने गुस्से में थूकते हुए कहा मैंने पिच बुक की है!” 
“आह,” फ़्लिट बोला, “परतु मेरे पास प्रोफेसर स्वेप की विशेष अनुमति है। मैं प्रोफेसर एस. स्वेष गाग्शक्ति की टीम 
को आज क्विडिच पिच पर प्रैक्टिस करने की अनुमति देता हूँ, ताकि वे अपने वए खोजी को प्रशिक्षण दे सकें! 


“तुम्हे नया खोजी मिल गया? बुड ने मूल मुद्दे से दूर जाते हुए पूछा, “कहाँ? 

और उनके सामने खड़े छह बड़े लड़कों के पीछे से सातवा छोटा लड़का निकला, जिसके पीले और नुकीले चेहरे 
का रोम-रोम मुस्करा रहा था! वह ड्रेको मैल्फॉय था 

कहीं तुम लूसियस मैल्फॉय के बेटे तो नहीं हो? फ्रेड ने मैल्फॉँय को नापसंदगी के भाव से देखते हुए पूछा 

“अजीब बात है कि तुमने ड्रेको के डैडी का नाम लिया,” फ्लिंट ने कहा, जब नागशक्ति की पूरी टीम दाँत निकालकर 
मुस्कराने लगी। “मैं दिखाता हूँ कि उन्होंने नागशक्ति की टीम को कितनी उदारता से तोहफा दिया है।” 


उन्‌ सातां ने अपनी झाड्एँ आगे की सुबह की धूप में ग्छडद्वा के खिलाड़ियों की नाक के नीचे सात बेहद चमकदार 
और बिलकुल नए हैंडल चमकने लगे, जिन पर सुंदर सुनहरे अक्षरों में लिखा था “निम्बस 2007 । 

बिलकुल नया मॉडल है। अभी पिछले महीने ही आया है,” फ़्लिट ने लापरवाही से कहते हुए अपनी झाडू के सिरे 
से धूल का एक कण साफ किया। “मुझे विश्वास है कि यह पुरानी 2000 सीरीज़ से काफी तेज़ है और जहाँ तक पुरानी 
क्लीनस्वीप झाडू का सवाल है,” उसने फ्रेड और जॉर्ज की तरफ गदे तरीके से देखते हुए कहा, जिनके हाथ में क्लीनस्वीप 
फाइव झाडू थी, उसे तो यह बिलकुल साफ कर देती है।” 

एक प्ल के लिए तो गड़द्वार की टीम के किसी भी खिलाड़ी की समझ में नहीं आया कि क्या कहा जाए। मैल्फॉय 
इतने ज़्यादा दाँत दिखा रहा था कि उसकी ठंडी आँखें बहुत छोटी होकर छेद के बराबर दिखने लगी थी। 

“अरे देखो, पिच पर कब्जा,” फ़्लिट बोला 

रन और हर्माइनी घास का मैदान पार करके यह देखने आ रहे थे कि क्या हो रहा है। 

या हो रहा है?” रॉव ने हैरी से पूछा 'तुम खेल क्यों नही रहे हो? और ये यहाँ क्या कर रहा है? 

वह मैल्फाँय की तरफ देख रहा था, जिसने वागशक्ति की क्विडिच टीम का दुशाला पहन रखा था 

मैं नागशक्ति का नया खोजी हूँ, वीज़्ली,” मैल्फॉय गर्व से बोला “सब उत झाडुओं को हसरत से देख रहे हैं, जो 
मेरे डैडी ने हमारी टीम को दी हैं! 

रॉन्‌ का मुँह खुला रह गया, जब उसने अपने सामने सात बेहतरीन जादुई झादुएँ देखी 

“अच्छी हैं, है गा” मैल्फॉय रेशमी अंदाज में बोला “प्रतु शायद ग्छड़द्वार की टीम भी चदा इकट्ठा करके नई 
झाडुएँ ख़रीद सकती है। तुम लोग अपनी क्लीनस्वीप फाइव झाडुओं को बेच सकते हो और मुझे उम्मीद है कि कोई संग्रहालय 
उन्हें ख़रीद लेगा?” 

नागशक्ति की पूरी टीम ठहाके लगाने लगी। 

“कम से कम ग्छूड्द्वार का कोई भी खिलाड़ी रिश्वत देकर टीम में नहीं आया है। सब अपनी काबिलियत के दम 
प्र आए हैं! हर्माइवी ने तेज़ी से कहा 

मैल्फाँय के चेहरे का गर्वीला अंदाज़ डगमगाने लगा। 


“तुम्हारी राय किसने पूछी थी, घटिया, मक्कार, बदज़ात्‌,” उसने थूक दिया। 


हैरी को तत्काल समझ में आ गया कि मैल्फॉय ने कोई सचमुच बुरी बात कह दी थी, क्योंकि उसके शब्दों प्र 
एकदम बवाल मच गया। फ़्लिट को तेजी से मैल्फॉय के सामने आना पड़ा, ताकि फ्रेड और जॉर्ज को उस पर कूदने से 
रोका जा सको एलिसिया चीखी, “तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?” और रॉव ने दुशाले में हाथ डालकर अपनी छड़ी निकाली और 
चिल्लाया, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, मैल्फाँय!' और उसने फ्लिट की बाह के वीचे से जादुई छड़ी निकालकर मैल्फॉय के 
चेहरे के सामने कर दी। 


स्टेडियम में एक जोरदार धमाके की आवाज़ गँजी और रॉव की छड़ी के गलत्‌ छोर से हरी रोशनी निकली। यह 
रोशनी रॉँन के पेट से टकराई और उसे घास पर पीछे की ओर धकेलकर गिरा दिया 


रान्‌! राँन्‌! तुम्‌ ठीक तो हो!” हमडिती चिल्लाईी 


रॉत ने बोलने के लिए अपना मुँह खोला, प्रतु शब्द बाहर नहीं निकले इसके बजाय उसे एक जोरदार डकार आई 
और कई घाँघे उसके मुँह से बाहर निकलकर उसकी गोद में आ गिरो 

नागशक्ति के खिलाड़ियों का हंसी के मारे बुरा हाल था। फ्लिट हैंसते-हैसते दोहरा हो गया था और सहारे के लिए 
अपनी नई झाडू प्र टिका हुआ था मैल्फाँय के दोनों हाथ और दोनों पैर ज़मीन प्र थे तथा वह अपनी मुट्ठी से जमीन 
ठाक रहा था। गछूड़द्वार के खिलाड़ी राँन के आस-पास इकट्ठे हो गए थे, जिसके मुँह से डकार के साथ चमकते बड़े घांघे 
बाहर निकलते जा रहे थे! ऐसा लग रहा था कि कोई भी उसे छूना नहीं चाहता था। 

“बेहतर होगा कि हम उसे हैग्रिड के यहाँ ले चले उसका घर सबसे पास है,” हैरी ने हर्माइवी से कहा, जिसने बहादुरी 
से सिर हिलाया। उन दोनों ने रॉव के हाथ पकड़कर उसे उठाया 

क्या हुआ, हैरी? क्या हुआ? क्या वह बीमार है? प्रतु तुम उसे ठीक कर दोगे, है ना?” कॉलिव अपनी सीट से 
दौड़कर नीचे उतर आया था और जब वे पिच से दूर जाने लगे, तो उसके आस-पास ही नाचता रहा रॉव ने एक लबी 
साँस छोड़ी और उसके मुँह से कई घांघे निकलकर टपक गए 


ऊ...ऊ...ऊह,” काँलिन ने मत्रमुग्ध होकर अपना कैमरा उठाया “क्या तुम उसे स्थिर पकड़े रख सकते हो, हैरी?” 

रास्ते से हट जाओ, कॉलिन्‌!” हैरी ने गुस्से से कहा वह और हर्माइनी रान को सहारा देकर स्टेडियम से बाहर 
ले गए और फिर वे अँधेरे जगल की तरफ वाले मैदान को पार करने लगे। 

जब हैग्रिड का घर नजर आने लगा, तो हर्माइनी बोली, “बस वहाँ पहुँच ही गए, राँनो तुम एक मिनट में ठीक 
हो जाओगे ...बस पहुँच ही गए...” 

वे हैग्रिड के घर से बीस फुट की दूरी प्र होंगे कि तभी उसके घर का दरवाज़ा खुला। परंतु दरवाज़े से बाहर निकलने 
वाला व्यक्ति हैग्रिड नहीं था। बहुत हलके बैंगनी रंग का दुशाला पहने गिल्ड्रॉय लाँकहार्ट तेज कदमों से बाहर निकले! 

“जल्दी से इसके पीछे छुप जाओ,” हैरी ने फुसफुसाते हुए कहा और रॉव को घसीटकर पास वाली झाड़ी के पीछे 
कर लिया हर्माइवी को भी मन मारकर उनके पीछे आना पड़ा 

“यह बहुत आसान है, बशर्ते तुम्हें पता हो कि इसे कैसे किया जाता है!” लॉकहार्ट हैग्रिड से ज़ोर से बोल रहा था। 
“अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो, तो तुम जानते हो कि मैं कहाँ मिळँगा! मैं तुम्हें अपनी एक पुस्तक भिजवा दूँगा - मुझे 
हैरानी है कि तुमने अब तक मेरी एक भी किताब नहीं पढ़ी मैं आज रात को एक पुस्तक प्र ऑटोग्राफ देकर उसे भिजवा 
दुगा अच्छा, अलविदा!” और वे तेज कदमों से महल की तरफ चल दिए। 


हैरी ने तब तक इतज़ार किया, जब तक कि लॉकहार्ट ओझल नहीं हो गए फिर उसने रॉव को झाड़ी से बाहर 
खींचा और हैग्रिड के सामने वाले दरवाज़े तक ले गया उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा खटखटायाी 


हैग्रिड ने तुरत दरवाज़ा खोला! वह बहुत चिड़चिड़ा दिख रहा था, परतु जैसे ही उसने देखा कि बाहर कौन था, 
उसके चेहरे प्र चमक आ गडी 


“सोच रहा था कि तुम लोग हमसे मिलने जाने कब आओगे - अदर आओ, अदर आओ - जब तुमने दरवाज़ा 
खटखटाया, तो हमें लगा कि शायद प्रोफेसर लॉँकहार्ट दुबारा लौट आए है! 


हैरी और हर्माइनी ने चौखट पार करने में रन की मदद की। अब वे अंदर पहुँच चुके थे। हैग्रिड के घर में एक 
ही कमरा था, जिसके कोने में बड़ा बिस्तर था और दूसरे कोने में चटक आग दहक रही थी। हैरी ने शॉन को कुर्सी प्र 
बिठाते हुए हैग्रिड को यह बताया कि रान के मुँह से घाँघे निकल रहे हैं, प्रतु इस बात से हैग्रिड ज़रा भी विचलित नहीं 
हुआ 


“अंदर रहने से तो अच्छा है कि बाहर निकल जाएँ,” उसने खुशी से कहा और रॉव के सामने ताँबे का एक बड़ा 
कूड़ादान रख दिया। उन्हें बाहर निकाल दो, रानी” 


मैं नहीं सोचती कि उनके ख़त्म होने का इंतज़ार करने के अलावा कुछ किया जा सकता है,” हर्माइनी ने चिता 
से कहा, जब उसने रॉन को कूड़ेदान प्र झुकते देखा। “इस शाप देने वाले मंत्र को पढ़ना सर्वश्रेष्ठ परिस्थितियों में भी मुश्किल 
है, प्र टूटी छड़ी के साथ तो ...! 


हैग्रिड फुर्ती से इधर-उधर घूम रहा था और उनके लिए चाय बना रहा था। उसका बड़ा शिकारी कुत्ता फँग हैरी के 
ऊपर लार टपका रहा था। 


“हैग्रिड, लॉकहार्ट तुमसे क्या कह रहे थे? हैरी ने फँग का कान खुजाते हुए पूछा 

“हमें सिखा रहा था कि खतरनाक जल-बेताल को कुएँ से बाहर कैसे निकाला जाए,” हैग्रिड गुर्रते हुए अपनी टेबल 
से आधे पंख नुचे हुए मुर्गे को हटाया तथा केतली नीचे रख दी। “जैसे हम यह करना नहीं जानते हो और किसी खतरनाक 
प्री के बारे में अनापशनाप बक रहा था, जिसे उसने भगाया था। अगर उसका कहा एक शब्द भी सच है, तो हम अपनी 
केत्ली खा जाएँगे 

हैग्रिड हॉगवर्टस के किसी टीचर की बुराई नहीं करता था, इसलिए हैरी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। बहरहाल, 
हर्माइनी ने सामात्य से ज़्यादा ऊँची आवाज में कहा, “मुझे लगता है कि तुम थोड़ा अन्याय कर रहे हो। ज़ाहिर है प्रोफेसर 
डम्बळडोर ने उन्हें इस काम के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना है -? 


“वृह इस काम के लिए इकलाता व्यक्ति था,” हैग्रिड ने उनकी तरफ ट्रिकळ टॉफी की प्लेट बढ़ाते हुए कहा, जबकि 
रान्‌ फचफच की आवाज़ निकालते हुए कुड़ेदान में कफ गिराता रहा “और हमारा मतलब है इकलौता । गुप्त कलाओं से 
रक्षा के टीचर के पद के लिए कोई मिल ही नहीं रहा था देखो, लोग यहाँ आने के लिए बहुत उत्सुक नहीं हैं। वे यह 
सोचने लगे हैं कि यह पद शापित है। अब तक कोई भी लबे समय तक यहाँ नहीं टिक पाया है। तो अब हमें बताओ,? 
हैग्रिड ने रन की तरफ सिर घुमाते हुए कहा, “शॉन किसे शाप दे रहा था? 


'मैल्फाँय ने हर्माइनी को कुछ कहा था। वह सचमुच बुरी बात रही होगी, क्‍योंकि उसे सुकर सब गुस्से से पागल 
हो गए थो” 


“वृह सचमुच बुरी बात थी,” रान ने टेबळ के ऊपर सिर उठाते हुए भर्राई आवाज़ में कहा! वह पीला और 
प्सीवा-पसीना हो रहा था 'मैल्फॉय ने उसे “बदज़ात” कहा, हैग्रिड -! 


रॉत्‌ अचानक गोता लगाकर ओझल हो गया, जब उसे घांघों की नई लहर आती महसूस हुई। हैग्रिड को यह सुनकर 
गहरा धक्का लगा 


उसने गुर्रते हुए हर्माइनी से पूछा, उसने ऐसा कहा!” 


हाँ,” वह बोली। “परतु मैं नहीं जानती कि इसका क्‍या मतलब है। वैसे मुझे यह तो लगा कि यह गाली थी 


“यह उसके दिमाग में आने वाली सबसे अपमानजनक बात है,” रान ने अपना सिर दुबारा उठाते हुए और हाँफते 
हुए कहा “बदज़ात एक सचमुच गदी गाली है, जो मगलुओं के यहाँ पैदा होने वाले व्यक्ति को दी जाती है - मगल यानी 
ऐसे लोग जो जादू न जानते हो! कुछ ऐसे जादूगर हैं - जैसे मैल्फॉय परिवार - जो सोचते हैं कि वे बाकी सब लोगों से 
बेहत्र हैं, क्योंकि उनका ख़ून शुद्ध है! उसने एक छोटी डकार ली और इस बार सिर्फ एक घोंघा उसके फैले हुए हाथ 
प्र गिरो उसने इसे कुड़ेदान में डाला और आगे कहा, “मेरा मतलब है, बाकी जादूगर जानते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं 
पड़ता नेविल लॉगबॉटम को देखो - उसका खून शुद्ध है, फिर भी वह कड़ाही को ठीक तरह से नहीं रख सकता है।' 


“और ऐसा कोई मत्र नहीं है, जो हमारी हर्माइनी नहीं पढ़ सकती,” हैग्रिड गर्व से बोला, जिससे हर्माइनी के चेहरे 
प्र गुलाबी रंग की चमक आ गी 


“किसी को भी बदज़ात कहना बहुत अपमानजनक बात है,” रॉत अपने काँपते हाथ से भौँह का पसीना पाँछते हुए 
बोला! “गंदा खनो घटिया खनो यह पागलपन है। आज के अधिकांश जाद्गरों का खन वैसे भी पूरी तरह शुद्ध नहीं बचा 
है। अगर हमने मगलुआं से शादी नहीं की होती, तो हम लोग कब के ख़त्म हो चुके होते! 

उसने उबकाई ली और वह एक बार फिर ओझल हो गया 

“अच्छा रान्‌, मैं तुम्हें दोष नहीं देता कि तुमने उसे शाप देने की कोशिश की,” हैिड ने कूड़ेदान में गिरते घांघां 
की आवाज़ से ऊँची आवाज़ में कहा “प्रतु शायद यह अच्छा ही हुआ कि तुम्हारी टूटी छड़ी की वजह से तुम्हारा शाप 
उलट गया। अगर तुमने मैल्फाँय को शाप दे दिया होता, तो हमें लगता है कि लसियस मैल्फाॉँय भागकर स्कूल आ जाता 
कम से कम तुम मुश्किल में तो नहीं फँसे।” 


हैरी इस बात की तरफ इशारा करना चाहता था कि मुँह से गिरते घाँघां से बुरी मुश्किल कौन सी होगी, प्रतु 
वह ऐसा नहीं कर पाया। हैग्रिड की ट्रिकल टॉफी ने उसके जबडों को चिपका दिया था 

हैरी,” हैग्रिह अचानक बोला, जैसे उसके मन में अचानक यह विचार आया हो, तुमसे एक बात पर झगड़वा है। 
हमने सुना है कि तुम ऑटोग्राफ वाले फोटो बाँट रहे हो! ऐसा कैसे हो गया कि हमें अब तक एक भी नहीं मिला? 

गुस्से से हैरी ने अपने दाँत अलग-अलग कर लिए 

मैं ऑटोग्राफ वाले फोटो नहीं बाँट रहा हुँ,” उसने गर्मी से कहा “अगर लॉकहार्ट अब भी यह अफवाह फैला रहे 
है _’ 

प्रतु तभी उसने देखा कि हैग्रिड हंस रहा था। 

“हम तो सिर्फ मज़ाक कर रहे थे,” वह बोला और उसने हलके से हैरी की पीठ थपथपाईी यह प्यार भरी थपकी 
भी इतनी ज़ोरदार थी कि इससे हैरी को चेहरा टेबल से टकरा गया! हम जानते थे कि तुम सचमुच ऐसा नहीं कर रहे 
हो हमने लॉकहार्ट को बताया कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बिना कोशिश किए ही उनसे ज़्यादा मशहूर हो!!! 


“शर्त लगा सकता हूँ कि उन्हें यह बात पसंद नहीं आई होगी,” हैरी ने दुबारा टीक से बैठते हुए और अपनी टुड्डी 
मलते हुए कहा 

“हमें नहीं लगता कि पसंद आई थी,” हैग्रिड बोला और उसकी आँखें चमक रही थी! “और जब हमने उसे बताया 
कि हमने उसकी एक भी किताब नहीं पढ़ी है, तो उसने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया। ट्रिकळ टॉफी लो, रॉत्‌? उसने 
आगे कहा, जब रॉन दुबारा प्रकट हुआ 


“नहीं धन्यवाद,” राँन ने कमजोरी से कहा बेहतर होगा कि यह जोखिम न लै 


जब हैरी और हर्माइनी ने अपनी चाय ख़त्म कर ली, तो हैग्रिड बोला, 'तुम लोग चलकर देखो तो सही, हम क्या 
उगा रहे हैं! 
हैग्रिड के घर के पीछे वाले सब्जियों के छोटे बगीचे में दर्जन भर बड़े कद्दू लगे थे। हैरी ने आज तक इतने बड़े 


~ 


कद्दू नहीं देखे थे। हर कद्दू किसी बड़ी चट्टान के आकार का था। 


“अच्छी तरह बड़े हो रहे हैं, है गा? हैग्रिड ने खुश होते हुए कहा “उन्हें हैलोवीन की दावत्‌ के लिए तैयार कर 
हैं ...तब तक पर्याप्त बड़े हो जाना चाहिए” 


| 
Lo) 
“27% 


हैरी ने पूछा, 'तुम इनमें क्या डाल रहे हो? 

हैग्रिड ने अपने कधों के ऊपर से झाँककर देखा कि आसपास कोई और तो नहीं है। फिर वह बोला, 'देखो, हम 
उन्हें - तुम जानते हो - थोड़ी मदद दे रहे हैं।' 

हैरी ने देखा कि हैग्रिड की फूलों वाली गुलाबी छतरी घर की पिछली दीवार से टिकी हुई थी। हैरी के पास पहले 
से ही इस बात पर विश्वास करने के कारण थे कि यह छतरी जितवी साधारण दिखती है, उतनी है नहीं! दरअसल उसे 
यह प्रबळ आभास हो चुका था कि इसके भीतर हैग्रिड की स्कूल की पुरानी जादुई छड़ी छुपी थी। हैग्रिड को जादू करने 
की इजाज़त नहीं थी। उसे थर्ड ईयर में हॉगवर्टस से निकाल दिया गया था, परतु हैरी इसका कारण नहीं जान पाया था। 
जब भी इस मामले को उठाया जाता था, तो हैग्रिड जोर से अपना गला साफ करने लगता था और रहस्यमय रूप्‌ से बहरा 
हो जाता था, जब तक कि विषय नहीं बदल जाता था। 


“मुझे लगता है, शरीरफूलन मंत्र” हर्माइनी आधी नापसंदगी और आधे मनोविनोद के साथ बोली। “जो भी हो, तुमने 
उन्‌ प्र अच्छा काम किया है। 

“यही तुम्हारी छोटी बहन ने कहा था,” हैग्रिड रॉव की तरफ सिर घुमाते हुए बोला “उससे कल ही मिले थो? हैग्रिड 
ने दाढ़ी हिलाते हुए कतखियां से हैरी की तरफ देखा “कह रही थी कि मैदान में घूम रही है, प्रतु हमें लगता है वह 
यह उम्मीद कर रही थी कि हमारे घर प्र वह किसी से टकरा सकती है? उसने हैरी की तरफ आँख मारी! “अगर हमसे 
पूछा जाए, तो वह आँटोग्राफ वाले फोटो के लिए मना नहीं करेगी-” 

“चुप रहो,” हैरी बोला रॉन ज़ोरूज़ोर से हंसते लगा और ज़मीन पर घोंघों का छिड़काव करने लगा 

“जरा सैभलकर!” हैग्रिड रन को अपने कीमती कददुओं से दूर खींचते हुए चिल्लाया। 

अब लच का समय हो चुका था और चकि हैरी ने सुबह से सिर्फ एक ट्रिक टॉफी ही खाई थी, इसलिए वह 
खाना खाने के लिए स्कूल लौटना चाहता था। हैग्रिड से विदा लेकर वे महल की तरफ चल दिए। रान कभी-कभार हिचकियाँ 
लेता था, प्रतु अब सिर्फ इक्का-दुक्का बहुत छोटे घाँघे ही बाहर निकल रहे थे। 

उन्होंने ठंडे प्रवेश हॉल में अभी कदम रखा ही था कि तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। “तो तुम लोग आ गए, 
पॉटर, बीज़्ळी' प्रोफेसर मैक्गॉनेग्ल गभीर चेहरे के साथ उनकी तरफ आ रही थी। "तुम लोग आज शाम को अपनी सज़ा 
पूरी करोगे” 

“हमें क्या करवा है, प्रोफेसर,” रॉत ने घबराहट में अपनी उबकाई की इच्छा को दबाते हुए पूछा 

“तुम्‌ मिस्टर फिल्च के साथ ट्रॉफी रूम में चाँदी की शील्ड चमकाओगे,” प्रोफेसर मैक्गॉनेगल बोली “और कोई जादू 
नहीं, वीज़्ली - कपड़ों से घिसना पड़ेगा!” 

रान्‌ ने थूक निगला चौकीदार आर्गस फिल्च से स्कूल का हर विद्यार्थी नफरत करता था 

“और पॉटर, तुम प्रोफेसर लॉकहार्ट के प्रशंसकों के खतां का जवाब देने में उनकी मदद करोगे,” प्रोफेसर मैक्गॉनेग्ल 
बोली 


“अरे नहीं, - क्या मैं भी ट्रॉफी रूम में जाकर शील्ड नहीं चमका सकता? हैरी ने हताशा से पूछा 

बिलकुल नहीं,” प्रोफेसर मैक्गॉनेगल अपनी भूकुटियाँ तानते हुए बोलीं। “प्रोफेसर लॉकहार्ट ने ख़ास तौर पर तुम्हारी 
माँग की है। ठीक आठ बजे, तुम दोनो” 

हैरी और रॉँन बहुत निराश होकर बड़े हॉल में टहलने लगे। हर्माइनी अच्छा-है-तुमने-स्कूल-के-नियम-तोड़े-थे जैसे भाव 
अपने चेहरे पर लेकर उनके ठीक पीछे थी। हैरी के मन में अब दोपहर के भोजन में मांस की कचौड़ी खाने की पहले जितनी 
इच्छा नहीं बची थी। उसे और रॉन दोनों को ही लग रहा था उन्हें ज़्यादा बुरी सज़ा मिली है। 

“फिल्व मुझे रात भर जोते रहेगा,” रॉव ने भारी मन से कहा 'कोई जादू नहीं! उसक कमरे में कम से कम सौ 
कप होंगे। मुझे मगलुओं की तरह सफाई करवा वहीं आता।' 

में किसी भी समय तुमसे अदला-बदली करने के लिए तैयार है,” हैरी ने खोखलेपन से कहा “डरस्ळी परिवार के 
साथ रहते-रहते मुझे सफाई करने का खूब अभ्यास हो चुका है। लॉकहार्ट के प्रशंसकों के ख़तों का जवाब देगा ..यह एक 
बुरे सपने की तरह होगा...” 

शनिवार की दोपहर जैसे पल भर में हवा हो गई ऐसा लगा जैसे आठ बजने में पाँच मिव॒ट का समय तत्काल 
हो गया। हैरी पैर घसीटते हुए दूसरी मंजिल के गलियारे में लॉकहार्ट के ऑफिस के सामने पहुँच गया उसने अपने दाँत 
किटकिटाते हुए दरवाज़े प्र दस्तक दी। 

दरवाजा तत्काल खुल गया। लॉकहार्ट उसकी तरफ देखकर मुस्करा रहे थे। 


'अहा, ये हुई न्‌ बात!” वे बोले “अंदर आओ हैरी, अदर आओ” 


दीवार प्र मोमबत्तियां की रोशनी में लॉकहार्ट के फ्रेम किए हुए अनगिनत फोटो तेज़ी से चमक रहे थे। उन्होंने कुछ 
प्र तो साइन भी कर दिए थे! उनकी टेबल प्र फोटोग्राफ्स का एक और बड़ा ढेर रखा था। 


“तुम लिफाफों प्र पते लिखने का काम करो!” लॉँकहार्ट ने हैरी से ऐसे अंदाज़ में कहा, जैस वे उसे कोई बहुत 
मज़ेदार काम सौंप रहे हा "पहला पत्र ग्लैडिस गज़न को, उसका भला हो - वह मेरी बहुत बड़ी प्रशंसक है।” 


मिनट कछुए की चाळ से गुजरते रहे। हैरी ने लॉकहार्ट की आवाज़ को अपने कार्यों पर पड़ने दिया और कभी-कभार 
है.” ठीक है? या हाँ” में जवाब देता रहा कभी-कभार वह इस तरह के वाकय भी सुन लेता था, “शोहरत पळ भर की 
होती है, हैरी” या “यह याद रखना, नाम कमाने के लिए मेहनत करना पड़ती है” 


मोमबत्तियाँ धीरे-धीरे छोटी होती गडी उनकी रोशनी लॉकहार्ट के कई हिलते चेहरों प्र वाच रही थी, जो असली 
लाँकहार्ट को देख रहे थे। हैरी ने अपना दुखता हाथ उस प्र घुमाया, जो उसे हज़ारवें लिफाफे की तरह लग रहा था और 
वेरोनिका स्मेथली का पता लिखने लगा अब तो मुक्ति का समय करीब होगा, हैरी ने दुखी मन से सोचा, काश मुक्ति 
का समय करीब ही हो ... 


और फिर उसने कुछ सुना - कुछ ऐसा, जो बुझती मोमबत्तियां की टिमटिमाहट और लॉकहार्ट की अपने प्रशसको 
के बारे में बकवास से बहुत अलग था 


यह रीढ़ की हड्डी तक कपकपाने वाली आवाज़ थी। ऐसी आवाज, जिसे सुनकर इसान साँस लेना भी भूल जाए। 
ऐसी आवाज़, जिसमें बर्फ की तरह ठंडा जहर भरा था 


“आओ ... मेरे पास आओ ... मैं तुम्हारे टुकड़े-टुकड़े कर दूँगा ... में तुम्हें काट डालँगा ... मैं तुम्हें मार 
डालँगा ...” 


हैरी जोर से उछल पड़ा और वेरोनिका स्मेथली की सड़क के पते वाली जगह प्र एक बड़ा बैंगनी धब्बा उभर आया 


“क्या?” वह जोर से बोला 

“मैं जानता है!” लॉकहार्ट बोले। “पूरे छह महीने तक बेस्टसेलर लिस्ट में सबसे ऊपर रही! सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले!” 

“नहीं,” हैरी ने उत्तेजित होकर कहा। “वह आवाज!” 

"कौन सी आवाज? लॉकहार्ट हैरान होकर बोला 'कौव सी आवाज? 

“वृह - वह आवाज, जिसने कहा - क्‍या वह आपको सुनाई नहीं दी?” 

लाँकहार्ट हैरी को बहुत हैरानी से देख रहे थे। 

“तुम क्या कह रहे हो, हैरी? शायद तुम्हें वीद आ रही है? और क्यों व हो - जरा घड़ी तो देखो! हम यहाँ चार 
घंटे से हैं! मुझे कभी इस बात का यकीन नहीं हुआ होता - समय तो जैसे पंख लगाकर उड़ गया, है ना? 


हैरी ने जवाब नहीं दिया। उसने अपने कान प्र जोर डालकर दुबारा आवाज़ सुनने की कोशिश की, प्रतु उसे वह 
आवाज सुनाई नहीं दी! अलबत्ता उसने लॉँकहार्ट को यह कहते जरूर सुना कि उसे सज़ा मिलने प्र हर बार इस तरह के 
आनद की उम्मीद नहीं करता चाहिए स्तब्ध हैरी वहाँ से चल दिया 


इतनी देर हो चुकी थी कि गहड़द्वार का हॉल लगभग खाली था। हैरी सीधे अपने कमरे में गया रन अब तक 
नहीं लौटा था। हैरी ने अपना पायजामा पहना, बिस्तर में घुसा और इंतज़ार करने लगा आधे घटे बाद शव अपने दाएँ 
हाथ को मलता हुआ वहाँ आया! वह अपने साथ अँधेरे कमरे में पॉलिश की जबर्दस्त बदबू भी ले आया था 


“मेरे हाथ अकड़ गए हैं,” रॉव अपने बिस्तर प्र लुढ़कते हुए दर्द भरी आवाज़ में बोला। 'फिल्च ने मुझसे वह क्विडिच 
कप्‌ चौदह बार चमकवाया, तब कहीं जाकर वह संतुष्ट हुआ और फिर स्कूल की सेवा के लिए दिए गए विशेष पुरस्कार 
प्र मेरे मुंह से घांघे गिर गए उस गंदगी को साफ करने में कई युग लग गए... लॉकहार्ट के साथ तुम्हारा हाल कैसा रहा? 

नेविल, डीन और सीमस जाग न जाएँ, इसलिए हैरी ने धीमी आवाज़ में शॉन को पूरी बात बताई कि उसने अदृश्य 
आवाज़ सुनी थी। 

“और लॉकहार्ट ने कहा कि उन्हें वह आवाज सुनाई नहीं दे रही थी? रॉन बोला। हैरी को चाँदनी में उसकी तनी 
भूकुटियाँ दिख रही थी “क्या तुम्हें लगता है कि वे झूठ बोल रहे थे? परंतु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा 
अग्र कोई अदृश्य होता, तब भी उसे दरवाज़ा तो खोलना ही पड़ता” 


हुई 
हठ 


मैं जानता है,” हैरी ने अपने प्लग प्र लेटते हुए और ऊपर लगी मसहरी को घूरते हुए कहा “मुझे भी कुछ समझ 
में नहीं आ रहा है! 


अध्याय - आठ 
मुत्युदिवस की पार्टी 


अक्टूबर का महीना आ गया था अब मैदान और महल में नमी भरी ठंड पड़ने लगी थी अस्पताल की मैट्रव मैडम 
पाँमफ्री प्रोफेसरों और विद्यार्थियों को हुई सर्दी-खाँसी की वजह से अचानक बहुत व्यस्त हो गई थी। उनका सर्दीाशक काढ़ा 
तत्काल असर करता था, हालाँकि इसे पीने वाले के कान से घंटों तक धुआ निकलता रहता था जिनी वीज़्ली कुछ समय 
से बीमार दिख रही थी, इसलिए उसके भाई पर्सी ने जबरदस्ती उसे यह काढ़ा पिलवा दिया! उसके लाल बालों के नीचे 
से निकलते धुएँ को देखकर ऐसा लग रहा था, जैसे उसका सिर आग में जल रहा हो। 


गोलियों जितनी बड़ी बरसात की बँँदें बिना रुके कई दिनों तक महल की खिड़कियों प्र गरजती-बरसती रहीं; झील 
का जलस्तर बढ़ गया, फूलों की क्यारियाँ कीचड़ भरी धाराओं में बदल गई और हैग्रिड के कद्दू फूलकर बगीचे के शेड 
जितने बड़े हो गए बहरहाल, रोज़ प्रैक्टिस करने के बारे में ऑलिवर वुड का उत्साह ठंडा नहीं पड़ा था, इसलिए हैलोवीन 
से कुछ दिन्‌ पहले एक शनिवार की तूफानी दोपहर को हैरी जब ग्छुड़्द्वार टॉवर की तरफ लौट रहा था, तो वह पूरी तरह 
भीगा हुआ और कीचड़ में लथपथ था। 


बारिश और हवा को छोड़ भी दें, तो भी उनकी आज की प्रैक्टिस सुखद नहीं कही जा सकती थी। नागशक्ति की 
टीम की जासूसी करके फ्रेड और जॉर्ज ने अपनी आँखों से निम्बस 2007 की तेज़ रफ़्तार देखी थी। उन्होंने ख़बर दी कि 
नागशक्ति की टीम सात हरे झोंकों की तरह दिख रही थी और उसके खिलाड़ी हवा में गोली की रफ़्तार से उड़ रहे थो 

जब हैरी वीरान गलियारे में कीचड़ सने कदमों से फच-फच करके चलने लगा, तो वह एक ऐसी आकूति के पास 
आया, जो उसी के जितनी चितित नज़र आ रही थी। ग्छड़द्वार टॉवर का भूत लगभग सिरकटा निक दुखी होकर खिड़की 
से बाहर देख रहा था और बुदबुदाता जा रहा था, “ ...उनकी शर्तों को पूरा नहीं करता ... अगर आधा इंच ...! 

'हैळो निक,” हैरी बोला 

हैलो, हैलो,” लगभग सिरकटे निक ने चौंककार चारों तरफ देखते हुए कहा उसने अपने लबे घुँघराले बालों प्र 
पंख वाला फैशनेबल हैट पहन रखा था कोट के ऊपर उसने एक मफलर भी डाल रखा था, जिसकी वजह से यह नज़र 
नहीं आता था कि उसकी गर्दन लगभग पूरी तरह से अलग थी। वह धुएँ की तरह पीले रंग का था और हैरी उसके आर-पार 
काले आसमान और बाहर हो रही मुसलाधार बारिश को देख सकता था। 

“तुम परेशान लग रहे हो, पॉटर,” यह बोलते हुए निक ने एक पारदर्शी ख़त को तह किया और उसे अपनी शर्ट 
के भीतर छुपा लिया। 

“तुम भी तो परेशान ळग रहे हो,” हैरी ने कहा 

“आह,” लगभग सिरकटे निक ने शालीनता से हाथ लहरातें हुए कहा, “कोई ख़ास बात नहीं है ...ऐसी बात नहीं 
है कि मैं सचमुच शामिल होना चाहता था ...मैंने सोचा था कि बस आवेदन करके देख लेता हूँ, परतु जाहिर है मैं “शर्तों 
को पूरा नहीं करता है। 

उसकी हवाबाज़ी के बावजूद उसके चेहरे प्र बहुत कटुता का भाव साफ झलक रहा था 

निक अचानक फट पड़ा और अपनी जेब से ख़त को दुबारा बाहर निकालते हुए बोला, “प्रतु कोई भी यह तो 
सोचेगा ही कि गर्दन प्र पैतालळीस बार भोथरी कुल्हाड़ी की चोट खाने के बाद वह सिरकटों के शिकार में शामिल होने काबिल 
बन्‌ जाएगा? 


अरे - हाँ,” हैरी ने कहा, जो स्पष्ट रूप से समझ गया था कि निक उससे हाँ कहलवाना चाहता था। 


“मेरा मतळब है, मुझसे ज़्यादा कौन चाहता होगा कि यह काम जल्दी और सफाई से हो जाता और मेरा सिर पूरी 
तरह धड़ से अलग हो गया होता? मेरा मतलब है कि इससे मुझे बहुत सा दर्द और अपमान तो नहीं झेलना पड़ता 
बहरहाल...” लगभग सिरकटे निक ने अपने ख़त को खोला और आवेश में पढ़ा 

हम सिर्फ उन्हीं शिकारियों को स्वीकार कर सकते हैं, जिनके सिर शरीर से अलग हो चुके हों! आप यह बात समझते 
होंगे कि ऐसा त होते पर सदस्यों के लिए घोड़े की पीट पर सिर उछालने और कटे सिर से पालो खेलने जैसी सिरकटां 
के शिकार की गतिविधियां में शामिल होगा सभव नहीं होगा। इसलिए मुझे आपको यह सूचित करते हुए बहुत खेद है कि 
आप हमारी शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। बहुत-बहुत शुभकामवाओं सहित, सर पैट्रिक डिलवी-पाँडमाोरा' 


आगबबूला होते हुए लगभग सिरकटे निक ने ख़त को मोड़कर जेब में रख लिया 

हैरी, सिर्फ आधे इच की चमड़ी और मास ने मेरी गर्दन को सिर से जोड़ रखा है! ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि यह 
सिर अलग होने की तरह ही है, परंतु नहीं, यह सही-तरह-से-सिरकटे-सर-पाँडमोर के लिए पर्याप्त नहीं है। 

लगभग सिरकटे निक ने कई गहरी साँस लीं और फिर थोड़े शात स्वर में कहा, 'तो - तुम क्यों परेशान हो? क्या 
मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? 

“नहीं,” हैरी बोला “तब तक नहीं, जब तक कि तुम यह न्‌ जानते हो कि नागशक्ति के साथ होने वाले मैच के 
लिए हम्‌ सात निम्बस 2004 झाडुएँ मुफ्त में कहाँ से ला सकते -? 

हैरी का बाकी का वाक्य उसके पैरों के पास से आती तीखी म्याऊँ की आवाज़ में खो गया। नीचे देखने प्र उसे 
ळैप्‌ जैसी पीली आँखें घूरती दिखी वहाँ पर दुबली भूरी बिल्ली मिसेज वॉरिस खड़ी थी। चौकीदार आर्गस फिल्च विद्यार्थियों 
के खिलाफ अतहीन युद्ध में इस बिल्ली का उपयोग अपनी सहयोगी के रूप्‌ में करता था। 

निक ने जल्दी से कहा, हैरी, बेहत्र होगा कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। फिल्च का मूड ठीक नहीं है। उसे 
सर्दी हो गई है और थर्ड ईयर के कुछ विद्यार्थियों ने दुर्घटवावश पाँचवें तहख़ाने में छत पर हर तरफ मेंढक के भेजे चिपका 
दिए थे। वह सुबह से सफाई कर रहा है। और अगर वह यह देखेगा कि तुम पूरे महल में कीचड़ टपका रहे हो...” 

“ठीक है,” हैरी बोला और वह मिसेज नॉरिस की दोषी ठहराने वाळी दृष्टि से दूर हटने लगा, परंतु उसे थोड़ी देर 
हो गई। ऐसा लगता था जैसे कोई रहस्यमयी शक्ति आर्गस फिल्च को उसकी दुष्ट बिल्ली के साथ बाँधे थी, इसलिए वह 
अचानक हैरी की दाई तरफ की दीवार के पर्द के बीच से बाहर निकला वह छींक रहा था और चारों तरफ नियम तोड़ने 
वाले की तलाश कर रहा था उसके सिर के चारों ओर एक मोटा ऊनी स्कार्फ बधा था और उसकी नाक असामात्य रूप्‌ 
से बैंगनी दिख रही थी। 

“गंदगी! वह हैरी के क्विडिच के दृशाले से टपके कीचड़ की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया। उसके जबड़े हिल 
रहे थे और उसकी आँखें उत्तेजना के कारण बाहर निकली पड़ रही थी “हर तरफ कीचड़ और गंदगी! अब मैं सहन नहीं 
करूंगा मैं तुम्हें बताए देता हूँ! मेरे पीछे आओ, पॉटर!” 


इस प्र हैरी ने लगभग सिसकटे निक की त्रफ उदासी से हाथ हिलाकर विदा ली और फिल्च के पीछे सीढ़ियाँ 
उतरने लगा जाते-जाते वह फर्श प्र कीचड़ भरे पैरों के दोहरे निशान बनाता हुआ गया 


हैरी पहले कभी फिल्च के ऑफिस में नहीं गया था| यह एक ऐसी जगह थी, जिससे ज़्यादातर विद्यार्थी कतराते 
थे। कमरा गदा था और इसमें एक भी खिड़की नहीं थी। इसमें सिर्फ तेल की चिमनी से रोशनी होती थी, जो वीची छत 
से लटक रही थी। वहाँ प्र तली मछलियां की हलकी खुशबू भरी हुई थी। दीवारों प्र चारों तरफ लकड़ी की अलमारियाँ 
लगी थीं। उन प्र लगे लेबल से हैरी को यह समझ में आ गया कि उनमें हर उस विद्यार्थी का विस्तृत विवरण है, जिसे 
फिल्च ने सज़ा दी थी। फ्रेड और जॉर्ज वीज़्ली के लिए एक पूरा ड्रॉअर अलग से था फिल्च की टेबल के पीछे दीवार 
प्र जजीरों और हथकड़ियों का एकदम चमचमाता ढेर टैंगा था। सब जावते थे कि वह उम्बलडोर से हमेशा आग्रह करता 
था कि वे उसे विद्यार्थियों को दखनों के बल छत से लटकाने की अनुमति दे दौ 


फिल्च ने अपनी टेबल प्र रखी कलम उठाई और चर्मपत्र की तलाश में इधर-उधर देखने लगा। 

“कीचड़,” वह आवेश में बुदबुदाया, ढेर सारी ड्रैगत की गंदगी ...मेंढक के भेजे... चूहे की आँते... मेरी सहनशक्ति 
की भी सीमा है ...ऐसा सबक सिखाऊँगा ...फॉर्म कहाँ है ...हाँ 

उसने अपनी टेबल के ड्रॉअर से चर्मपत्र का एक बड़ा रोल निकाला, उसे अपने सामने फँलाया और काले पंख वाली 
लंबी कलम स्याही की शीशी में डुबो दी। 

“नाम ... हैरी पॉटरों अपराध ...! 

सिर्फ थोड़ा सा कीचड़ ही तो था! हैरी बोला 

“यह तुम्हारे लिए थोड़ा सा कीचड़ होगा लड़के, प्रतु मेरे लिए यह एक घंटे की सफाई है!” फिल्च चिल्लाया। उसकी 
कुप्पे जैसी गोल नाक के सिरे पर एक बूँद काप रही थी। “अपराध ... महल गदा करवा ... जो सज़ा दी जाना 
चाहिए...” 

अपनी बहती नाक को पाँछते हुए फिल्च ने हैरी को हिकारत से देखा, जो साँस रोककर अपनी सज़ा सुनने का 
इंतजार कर रहा था! 

प्रतु जैसे ही फिल्च ने अपनी कलम नीचे की, ऑफिस की छत पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे तेल की 
चिमवी थरथराकर आवाज करने लगी। 

“पीव्ज्‌!? फिल्च ने गरजते हुए आवेश में अपनी कलम नीचे फक दी। “इस बार मैं तुम्हें नहीं छोईगा। मैं तुम्हें अभी 
मज़ा चखाता हुँ!” 

और हैरी की तरफ पलटकर देखे बिना फिल्च नगे पैर ही ऑफिस से बाहर भागा। मिसेज नॉरिस भी उसके साथ-साथ 
भाग रही थी। 

पीव्ज्‌ स्कूल का शैतान भूत था। वह हवा में उड़ने वाला मुस्कराता खतरा था, जिसे सिर्फ कहर बरपाते और कष्ट 
देने में ही मज़ा आता था। हैरी को पीव्ज खास पसंद नहीं था, प्रतु आज उसने शरारत का जो समय चुना था, उसके 


लिए वह उसका एहसान माने बिता नहीं रह सका हैरी को आशा थी कि पीन्ज़ ने जो किया था (और आवाज से ऐसा 
लगा था, जैसे उसने इस बार कोई बड़ी तोड़फोड़ की थी), उससे फिल्च का ध्यान उस प्र से हट जाएगा 


यह सोचते हुए कि उसे फिल्च के वापस लौटने का इंतज़ार करना चाहिए, हैरी टेबल के पास रखी एक दीमक 
खाई कुर्सी में धस गया टेबल प्र उसके आधे भरे फॉर्म के अलावा सिर्फ एक चीज़ थी : एक बड़ा, चमकदार, बैंगनी 
लिफाफा जिस पर चाँदी जैसे सफेद अक्षरों में कुछ लिखा था। दरवाज़े प्र जल्दी से नजर डालने के बाद कि फिल्च कहीं 
वापस तो नहीं आ रहा है, हैरी ने लिफाफा उठाया और पढ़ा : 


फटाफटनाद्‌ 
नए नादगरों के लिए 
पत्राचार कोर्स 
जिज्ञासावश हैरी ने लिफाफा खोलकर चर्मपत्र को बाहर निकाला अगले पने प्र अधिक घुमावदार चाँदी जैसी सफेद 
लिखावट में लिखा था : 
आधुनिक जाद की दुनिया में असहाय महसूस कते हैं? क्या आप 
आसान मत्र भी नहीं पढ़ पाते हैं और उसके लिए बहाने बनाते हैं? क्या 
आपकी छड़ी के दयनीय प्रदर्शन के लिए आपको तावे सुनता पड़ते हैं? 


इत सब सवालों का एक ही जवाब है! 

फ्टाफ्टजाद एक बिलकुल तया, सफलता की गारटी वाला, तत्काल 
परिणाम देते वाला, आसान कोर्स है। सैकड़ों जाद॒गरों और जाद्वगरतियां 
ने फटाफटजाद की तकनीक से लाभ उठाया है! 

टॉप्सहैम की मैडम ज़ेड. नेटल्स लिखती हैं : 

मुझे मत्र याद नहीं रहते थे और पूर परिवार मेरे काढ़ा का मज़ाक 
उड़ाता था! अब्‌, फटाफटजाद कोर्स के बाद में पार्टियों में आकर्षण का 
केद्र हुँ और मेरी यहेलियाँ मुझसे मेरे साँदर्यवर्धक काढ़े की विधि पूछती 
रहती हैं!” 


डिड्सबरी के जादुगर डी.जे. प्रॉड कहते हैं : 

मेरी पत्नी मेरे कमज़ोर मत्रों का मखौल उड़ाती थी, परु आपके शातदार 
फ्टाफटजाद कोर्स में एक महीने तक पढ़ने के बाद मैं उसे एक याक 
में बदलने में सफल हो गया! धन्यवाद, फटाफटजाद! 


मंत्रमुग्ध होकर हैरी ने लिफाफे के बाकी चर्मपत्र भी पलटे! फिल्‍्व आख़िर फटाफटजाद कोर्स क्‍यों करना चाहता 
था? क्या इसका यह मतलब है कि उसे जादू नहीं आता? हैरी अभी “पहला सबक : अपनी छड़ी पकड़वा (कुछ उपयोगी 
बातें)” पढ़ ही रहा था कि तभी बाहर से आते कदमों की आहट सुनकर वह समझ गया कि फिल्च वापस लौट रहा है। 
चर्मपत्र को फिर से लिफाफे में डालते हुए हैरी ने उसे वापस टेबल पर फंका ही था कि तभी दरवाज़ा खुला 


फिल्च विजयी मुद्रा में था 


“वह अदृश्य होने वाली अलमारी बहुत कीमती थी!” फिल्च मिसेज नॉरिस से खुश होकर कह रहा था। “गुड़िया रानी, 
हम्‌ इस बार पीव्ज को बाहर निकलवा देंगे/ 


तभी उसकी नज़रें हैरी प्र पडी और फिर फटाफटजादू के लिफाफे प्री हैरी को अब जाकर यह एहसास हुआ कि 
लिफाफा इस समय अपने मूल स्थान से दो फुट दूर पड़ा हुआ था। 


फिल्च का पीला चेहरा ईट की तरह लाल हो गया हैरी ने खुद को आक्रोश की तूफानी लहर के लिए तैयार किया। 
फिल्च ने अपनी टेबल तक ल॑गड़ाते हुए गया, लिफाफे को उठाया और उसे ड्रॉअर में फंक दिया। 


“क्या तुमने - क्या तुमने इसे पढ़ा था -” उसने बड़बड़ाते हुए पूछा 

“नहीं,” हैरी ने तुरत झूठ बोल दिया 

फिल्च के गॉठदार हाथ एक साथ जकड़े हुए थो 

“अगर मुझे लगता कि तुमने मेरी व्यक्तिगत चिट्टी पढ़ी है ... वैसे यह मेरी नहीं है ... एक दोस्त के लिए 
है ... चाहे जो हो ... बहरहाल ...” 

हैरी उसकी तरफ दहशत से घूर रहा था फिल्च कभी इतने गुस्से में नहीं दिखा था! उसकी आँखें बाहर निकली 
पड़ रही थी उसके मोटे गाल की मासपेशियाँ फड़क रही थी और ऊनी स्कार्फ से उसे कोई मदद नहीं मिल रही थी। 

“बहुत अच्छा ... जाओ ... और एक शब्द भी मत्‌ बोलना ... ऐसी बात नहीं है कि ... बहरहाल, अगर तुमने 
उसे नहीं पढ़ा तो ... अब जाओ, मुझे पीव्ज की रिपोर्ट लिखना है ... जाओ ...! 


अपनी ख़ुशकिस्मती प्र हैरान होकर हैरी तेजी से ऑफिस से बाहर निकला, गलियारे में गया और फिर से ऊपर 
की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा फिल्च के ऑफिस से बिना सजा पाए बच निकलना शायद स्कूल का एक रिकॉर्ड था 


“हैरी! हैरी! क्या इससे काम बन गया? 

लगभग सिरकटा निक तैरते हुए एक क्लासरूम से बाहर आया। उसके पीछे हैरी उस बड़ी काली-सुनबहरी अलमारी 
के अवशेष देख सकता था, जिसे बहुत ऊँचाई से गिराया गया था 

“मैंने पीव्ज को तैयार कर लिया कि वह इसे फिल्च के ऑफिस के ठीक ऊपर पटक दे,” निक ने उत्सुकता से कहा 
मैने सोचा कि इससे उसका ध्यान बैट जाएगा -! 

“यह काम तुमने किया था? हैरी ने कृतज्ञता से कहा "हॉ, इससे काम बन गया, मुझे सजा भी नहीं मिली। 
धन्यवाद निक!” 


वे दोनों इकट्ठे गलियारे में ऊपर चल दिए। हैरी ने देखा कि लगभग सिरकटा निक अब भी सर पैट्रिक की अस्वीकृति 
का ख़त थामे था 


हैरी ने कहा, 'काश सिरकटों के शिकार के बारे में मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता!” 


लगभग सिरकटा निक अचानक अपनी जगह प्र रुक गया, जिस वजह से हैरी उसके बीच से होते हुए गुज़र गया 
वह सोच रहा था कि काश ऐसा नहीं हुआ होता उसे ऐसा लगा था, जैसे उसने बर्फीली फुहार में कदम रख दिया हो। 


“प्रतु एक चीज है, जो तुम मेरे लिए कर सकते हो,” निक ने रोमांचित होकर कहा हैरी - क्या मैं तुमसे बहुत 


ज्यादा माँग रहा हूँ - प्र छोड़ो, तुम वह काम करना पसंद नहीं करोगे -! 

“बोलो तो सही, क्या करना है?” हैरी बोला 

“देखो, इस हैलोवीन प्र मेरा 500 वाँ मृत्युदिवस है,” लगभग सिरकटे निक ने यह कहते हुए अपना सिर ताना और 
सम्मानित दिखने की कोशिश की। 

“ओह,” हैरी बोला! वह तय नहीं कर पा रहा था कि इस बारे में उसे दुखी दिखना चाहिए या खुशो ठीक है।' 


मैं बड़े तहख्नाने में पार्टी दे रहा हैं! इसमें भाग लेने के लिए पूरे देश से मेरे दोस्त आएँगे। अगर तुम इसमें आ 
सको, तो यह मेरे लिए बहुत सम्मात की बात होगी। मिस्टर वीज्ळी और मिस ग्रेंजर का भी बहुत स्वागत है - प्रतु मुझे 
लगता है कि तुम शायद स्कूल की दावत में जाना ज़्यादा पसंद करोगे?” उसने हैरी को बहुत बेचैनी से देखा 


“नहीं,” हैरी ने जल्दी से कहा, मैं तुम्हारी पार्टी में जरूर आऊँगा -? 


“मेरा प्यारा हैरी! मेरे मूत्युदिवस की पार्टी में हैरी पॉटर आएगा! और,” वह रोमांचित दिखते हुए झिझका, “क्या 
तुम्हें लगता है कि तुम सर पैट्रिक से यह जिक्र कर सकते हो कि तुम्हारी नजरों में मैं कितना भयावह और प्रभावशाली 
हु 

क्यों नहीं?” हैरी बोला 

लगभग सिरकटा निक उसकी तरफ देखकर मुस्कराया 

* 
“मूत्युदिवस की पार्टी? हर्माइनी ने उत्सुकता से पूछा, जब हैरी आखिरकार कपड़े बदलकर हॉल में रन्‌ तथा हर्माइनी 


के पास बैठा “मैं शर्त लगा सकती हूँ कि ऐसे बहुत कम जीवित लोग होंगे, जो यह कह सकते हों कि वे ऐसी किसी 
पार्टी में गए हैं - यह बहुत ही जबर्दस्त अनुभव होगा!” 


कोई अपनी मौत वाले दिन का जश्न क्‍यों मनाना चाहता है” रॉन ने कहा, जो अपने जादुई काढ़े के होमवर्क 
को आधा निबटा चुका था और चिड़चिड़ा रहा था “मुझे यह बहुत दुखद लगता है ...! 


बारिश अब भी खिड़कियों पर कोड़े बरसा रही थी, जो अब स्याही की त्रह काली थीं, परतु भीतर का माहौल 
चमकदार और खुशनुमा लग रहा था आग की रोशनी अवगिवत गद्देदार कुर्सियों पर चमक रही थी, जहाँ विद्यार्थी बैठकर 
पढ़ रहे थे, बातें कर रहे थे और अपना होमवर्क कर रहे थे। फ्रेड और जार्ज वीज़्ली यह पता लगाने की कोशिश कर रहे 
थे कि आग में रहने वाली सैलेमेंडर नामक छिपकली को फिलिबस्टर पटाखे खिलाने प्र क्या होता है। फ्रेड ने आग में रहने 
वाली एक सुनहरी चमकदार छिपकली को जादुई प्राणियों की देखभाल की क्लास से “बचा” लिया था और अब यह छिपकली 
एक टेबल प्र आराम से सुलग रही थी, जिसके चारों त्रफ उत्सुक विद्यार्थी जमा थो 


हैरी राव और हर्माइनी को फिल्च और फटाफटजादू कोर्स के बारे में बताने ही वाला था कि तभी छिपकली अचावक 
हवा में सनसनाने लगी और कमरे में अधाधुध घूमते हुए जोरदार धमाकों के साथ चिगारियाँ निकालने लगी। पर्सी फ्रेड और 
जॉर्ज प्र इतनी बुरी तरह चीख़ा कि उसका गला बैठ गया छिपकली के मुह से नारंगी सितारों की भव्य बरसात हो रही 
थी। जब छिपकली धमाका करते हुए दुबारा आग में गई, तो हैरी के दिमाग से फिल्च और फटाफटजादू का लिफाफा दोवां 
ही निकल गएी 


न 


जब हैलोवीन का दिन आया, तो हैरी को मूत्युदिवस की पार्टी में जाने के जल्दबाजी में किए गए अपने वायदे 
प्र अफसोस हो रहा था। बाकी का स्कूल खुश होकर हैलोवीन के जश्न का इंतज़ार कर रहा था बडे हॉल को हर बार 
की तरह जिंदा चमगादड़ों से सजाया गया था। हैग्रिड के बड़े कददुओं को लालटेन के आकार में काटा गया था ये कददू 
इतने बड़े थे कि तीन लोग उसमें एक साथ बैठ सकते थे। ऐसी अफवाहें भी उड़ रही थीं कि डम्बलडोर ने मनोरंजन के 
लिए नाचने वाले ककालों के दल को आमंत्रित किया था। 


“वायदा आखिर वायदा होता है,” हर्माइनी ने निर्णायक अंदाज़ में हैरी को याद दिलाया "तुमने वायदा किया था 
कि तुम मूत्युदिवस की पार्टी में जाओगे!” 


इसलिए सात बजे हैरी, रॉव और हर्माइनी खचाखच भरे बड़े हॉल तक जाने वाले दरवाज़े के पास से होते हुए 
निकले। सुनहरी प्लेटें तथा मोमबत्तियां से चमकता हुआ हॉल उन्हं ललचा रहा था, प्रतु इसके बजाय उन्होंने तहख़ाने की 
तरफ अपने कदम बढ़ाए 


लगभग सिरकटे निक की पार्टी तक ले जावे वाले गलियारे में भी मोमबत्तियां की कतारं थीं, परतु इनका प्रभाव 
खुशी के बजाय दुख भरा था यहाँ पर धीरे-धीरे छोटी होती लंबी, पतली, बिलकुल काली मोमबत्तियाँ थीं, जो नीली रोशनी 
फक रही थी इस मद्धिम भुतहा रोशनी में उनके जीते-जागते चेहरे भी भूतां जैसे लग रहे थे! उनके उठाए हर कदम के 
साथ तापमान कम होता जा रहा था जब हैरी कौपा और उसने अपने दुशाले को कसकर अपने चारों तरफ लपेटा, तो 
उसे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे किसी बड़े ब्ळैकबोर्ड को हज़ार नाखूनों से छीला जा रहा हो। 


“क्या यही इन लोगों का सगीत है? रन फुसफुसाया। वे एक मोड़ पर मुड़े और उन्होंने लगभग सिरकटे निक को 
उस दरवाज़े प्र खड़े देखा, जिस प्र काले मखमली पर्द लगे थे। 

“मेरे प्रिय दोस्तो,” वह दुखी स्वर में बोला, स्वागत है, स्वागत है ...बहुत ख़ुशी हुई कि आपने आने का समय 
निकाला...” 


उसने अपना पंखों वाला हैट उतारा और सिर झुकाकर अभिवादन करते हुए उन्हें अदर आमंत्रित किया। 


उनके सामने एक अविश्वसनीय दृश्य था। तहख़ाना सैकड़ों पारदर्शी और मोती की तरह सफेद भूतां से भरा था 
इनमें से ज़्यादातर भीड़ भरे डांस फ्लोर प्र तीस संगीतमयी कुल्हाड़ियों की भयानक काँपती धुन प्र नाच रहे थो। प्लेटफॉर्म 


के पीछे काले पर्दे लगे थे और वहाँ पर आँकस्‍्ट्रा संगीत बजा रहा था। सिर के ऊपर एक दीपवूक्ष में एक हजार काली 
मोमबत्तियाँ लगी थीं और वह हलके नीले रंग में चमक रहा था। उनकी साँस उनके सामने धुंध के रूप में उठी। उन्हें ऐसा 
लग्‌ रहा था, जैसे वे किसी फ्रीज़र में घुस गए हा 


"हम्‌ लोग चारों तरफ घूम लें? हैरी ने सुझाव दिया, क्योंकि वह अपने पैर गर्म करता चाहता था। 

“ध्यात रखना, किसी भूत के बीच में से मत निकल जावा,” रॉव ने घबराकर कहा इसके बाद वे डांस फ्लोर के 
किवारे चलने लगे। रस्ते में उन्हें कई दृश्य दिखे : उदास संत्यासिनियों का समूह, जज़ीरे पहने हुए एक फटेहाल भूत, 
मेहततकश्‌ हाउस का खुशनुमा भूत्‌ मोटा सन्यासी, जो एक ऐसे योद्धा से बातें कर रहा था, जिसके सिर से एक तीर बाहर 
झाँक रहा था। हैरी को यह देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि दुबले-पतळे, घूरने वाले, सफेद खन के धब्बों में लथपथ नागशक्ति 
के भूत्‌ खनी नवाब को बाकी भूत थोड़ा ज़्यादा महत्व दे रहे थे। 

“अरे नहीं,” हर्माइरी अचानक रुकते हुए बोली! “वापस मुड़ो, वापस मुड़ो, मैं मायूस मीना से बात नहीं करवा 
चाहती -! 

जैसे ही वे तेजी से पलटे, हैरी ने पूछा, “कौन?” 

“वह पहली मंजिल वाले लड़कियों के बाथरूम में रहती है,” हर्माइनी बोली। 


“वृह बाथरूम में रहती है? 


'हाँ। उसमें कोई नहीं जाता, क्योंकि वह उसमें तूफान मचाती रहती है और पानी का सैलाब लाती रहती है। अगर 
मेरा बस चले, तो मैं वहाँ कभी न जाऊँ। जब वह चिल्ला रही हो, तो बाथरूम जाने की कोशिश करवा भयानक है 

“देखो, वहाँ भोजन रखा है!” रॉव बोला 

तहख्राने के दूसरी तरफ एक लबी टेबल थी। यह भी काले मखमल की चादर से ढैँकी थी! वे इसकी ओर उत्सुकता 
से बढ़े, प्रतु अगले ही पल वे दहशत में अपनी जगह प्र खड़े रह गए बहुत भयानक बदब आ रही थी। चाँदी की सुदर 
प्लेटों में बड़ी-बड़ी सड़ी मछलियाँ सजी थी जले हुए और कोयले की तरह काले बहुत से केक थालियों में रखे थे। कीड़ां 
से तैयार सजन भी रखा हुआ था मखमली हरी फफूँद से ढैँका चीज़ खभे की तरह खड़ा था और सबसे महत्वपूर्ण स्थान 
प्र कब्र के पत्थर जैसे आकार का एक विशाळ भूरा केक रखा था, जिस प्र डामर जैसी आइसिग में ये शब्द लिखे थे, 


सर निकोलस डे मिम्सी-पोर्पिगटन 


मृत्यु 3। अक्ट्बर 492 


हैरी ने आश्चर्य से देखा कि एक मोटा भूत टेबल के पास आया, नीचे झुका और उसक प्र से होता हुआ गुज़र 
गया। उसने अपना मुँह चौड़ा खोल रखा था, ताकि वह एक बदबूदार मछली के आर-पार होकर गुज़र 


हैरी ने उससे पूछा, "इसके पार जाते समय क्या आपको इसका स्वाद आता है? 
“लगभग,” भूत ने दुख भरे स्वर में कहा और दूर चला गया 


“मुझे लगता है कि उन्होंने इसकी बदबू तेज़ करने के लिए इसे सड़ाया होगा,” हर्माइनी ने समझदारी से बोलते हुए 
अपनी नाक प्र हाथ रखा और कीड़ों के बदबूदार सजन को देखने के लिए उसके करीब गई 


“चलो वापस चलें! मेरा जी मचला रहा है,” रॉन बोला 


बहरहाल, वे अभी मुड़ भी नहीं पाए थे कि एक नाटा भूत अचानक टेबल के नीचे से तेजी से बाहर निकला और 
उनके सामने बीच हवा में आकर रुक गया। 


हैलो पीव्ज,” हैरी सावधानी से बोला 


आसपास के बाकी भूतां के विपरीत पीव्ज पीला और पारदर्शी नहीं दिख रहा था! उसने एक चमकीला वारगी पार्टी 
हैट और बो-टाई पहन रखी थी उसके चौड़े और दुष्ट चेहरे प्र एक कुटिल मुस्कान तैर रही थी। 


“कुछ खाओगे?” उनकी तरफ फफूँदी लगे मुँगफली के दानों की प्लेट बढ़ाते हुए उसने मीठे स्वर में कहा 
हर्माइनी बोली, “नहीं, धन्यवादो? 


अपनी आँखों को नचाते हुए पीव्ज बोला, "तुम्हें बेचारी मीना के बारे में बात करते सुना तुम लोग उसके बारे 
में बड़ी बुरी बातें बोल रहे थो? उसने एक गहरी साँस ली और चीखा, ‘ओए! मीना!” 


“नहीं पीव्ज्‌, उसे मत बतावा मैंने क्या कहा था! वह सचमुच बुरा मान जाएगी,” हर्माइनी दहशत में फुसफुसाइी 
“मेरा यह मतलब नहीं था, मैं उसकी हरकतों का बुरा नहीं मानती - आह, हैलो मीना” 


एक गोलमटोल लड़की हवा में तैरते हुए उनके पास आ गई थी। उसका चेहरा बहुत उदास था। हैरी ने आज तक 
इससे ज़्यादा उदास चेहरा नहीं देखा था! सीधे बालों और नाशपाती जैसे आकार वाले मोटे चश्मे के पीछे मीना का चेहरा 
आधा छुप गया था। 


“क्या है?” उसने उदासी से पूछा 


“तुम कैसी हो, मीना?” हर्माइनी ने अपनी आवाज़ में बनावटी उत्साह भरते हुए कहा। "तुम्हें बाथरूम से बाहर देखकर 
अच्छा ळग रहा है? 


मीना नाक से सूँ-सूँ की आवाज निकालकर सिसकी। 


“मिस ग्रेंजर अभी तुम्हारे बारे में बात कर रही थीं ~ पीव्ज़ ने मीना के कान में चुपके से कहा। 


“सिर्फ यह कह रही थी - यह कह रही थी कि आज तुम कितनी अच्छी दिख रही हो,” हर्माइनी ने पीव्जू को गुस्से 
से घूरते हुए कहा 

मीना ने हर्माइनी को शका भरी निगाहां से देखा। 

“तुम मेरा मज़ाक उड़ा रही हो,” वह बोली! उसकी छोटी, पारदर्शी आँखों में चाँदी जैसे आँसू तेजी से उमड़ रहे 
थे। 

“तहीं - सच्ची - क्या मैंने वहीं कहा था कि मीना कितवी अच्छी दिख रही है? हर्माइनी ने यह बोलते समय हैरी 
और रन की पसलियों में जमकर कोहनी मारी! 


अरे, हाँ 
“इसने यही कहा था...” 


“मेरे सामने झूठ मत बोलो,” मीना तेज़ी से साँस खींचते हुए बोली! अब आँसू तेजी से उसके गालों प्र बहने लगे 
थे। पीव्ज उसके कधे के पीछे छुपकर खिल-खिल की आवाज़ करते हुए हैस रहा था। तुम्हें क्या लगता है, मैं नहीं जानती 
कि लोग मेरी पीठ पीछे मुझे क्या कहते हैं? मोटी मीना! बदसूरत मीना! दुखी, रोतली, उदास मीना!” 


“तुम मुँहासे वाली कहना तो भूल ही गई,” पीव्ज उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला 


मायूस मीना दर्द भरी सिसकार्याँ भरते हुए बिळखने लगी और तहखाने के बाहर चली गई। पीव्जु उसके पीछे-पीछे 
गया और उस प्र फफूँद लगे मुँगफली के दाने मारने लगा वह चिल्लाता भी जा रहा था, “मुँहासे वाली मीता/ मुँहासे वाली 
मीना!” 


“हे भगवान,” हर्माइनी ने दुखी स्वर में कहा! 

लगभग सिरकटा निक अब भीड़ में से तैरता हुआ उनकी त्रफ आ रहा था। 
मजा आ रहा है?” 

“अरे हाँ,” उन्होंने झूठ बोल दिया। 


“काफी लोग आए हैं,” लगभग सिरकटे निक ने गर्व से कहा “रोतली विधवा तो कंट से चलकर आई है ... अब 
मेरे भाषण का वक्त हो गया है। बेहतर होगा कि मैं जाकर ऑर्केस्ट्रा को बता दूँ ...” 

बहरहाल यह बताने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि ऑ्केस्ट्रा ने उसी प्ल संगीत बजाना बद कर दिया वे और 
तहख्नाने में मौजूद सब लोग खामोश हो गए। वे रोमांचित होकर चारों तरफ देखने लगे, क्योंकि उन्हें शिकार करने वाला 
बिगुल सुनाई दे रहा था] 

“ओह, तो वे लोग भी आ गए,” लगभग सिरकटे निक ने कटुता से कहा 

तहख्राने की दीवार को चीरते हुए एक दर्जन घोड़ों के भूत अंदर घुस आए। हर घोड़े प्र एक सिरकटा घुड़सवार 
बैठा था उपस्थित जनसमुदाय ने जोरदार तालियाँ बजाई। हैरी भी ताली बजाने लगा, परंतु निक के चेहरे को देखते ही वह 
तुरत्‌ रुक गया] 


घोड़े सरपट दौड़ते हुए डांस फ्लोर के बीच तक गए और अचानक पिछले पैरों पर खड़े हो गए। घुड़सवारों में सबसे 
आगे एक बड़ा भूत बिगुल बजा रहा था, जिसका दाढ़ी भरा सिर उसकी बाँह में दबा था। वह नीचे उतरा और उसने अपने 
सिर को हवा में ऊपर उठाया, ताकि वह भीड़ को देख सके (वहाँ मौजूद सब लोग उसकी इस हरकत पर हैंसने लगे)। फिर 
उस्‌ भूत ने लगभग सिरकटे निक की ओर कदम बढ़ाएं रास्ते में उसने अपने सिर को अपनी गर्दन पर लगा लिया] 


वह गरजा, “निक! तुम कैसे हो? तुम्हारा सिर अब भी वहीं प्र लटका हुआ है? 
उसने एक जोरदार ठहाका लगाया और लगभग सिरकटे निक का कधा थपथपाया। 
निक ने सख्त लहजे में कहा, “स्वागत है, पैट्रिका' 


“अरे! यहाँ प्र तो जिंदा लोग भी हैं,” सर पैट्रिक ने हैरी, रॉव और हर्माइनी की तरफ देखते हुए कहा इस प्र 
बनावटी हैरानी दिखाते हुए वह जोर से उछला, जिससे उसका सिर दुबारा गिर गया (भीड़ हंसी के मारे चीख़ने लगी) 


लगभग सिरकटे निक ने उदास आवाज़ में कहा, “बहुत ही मज़ेदारी” 


स्र पैट्रिक का सिर फर्श से चिल्लाया, निक की बातों पर ध्यान न दी वह अब भी इस बात से चिढ़ा हुआ है 
कि हमने उसे शिकार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी! प्रतु मेरे कहने का यह मतलब है - उसकी तरफ देखो -! 


“मैं सोचता हुँ,” हैरी ने निक की अर्थपूर्ण दृष्टि को समझते हुए जल्दी से कहा, “निक बहुत - डराववा और - 
और -! 


“ओहो! सर पैट्रिक का सिर चीख़ा! “जरूर उसने तुमसे यह कहने को कहा होगा!” 


“कूप्या सब लोग ध्यान दें, अब मेरे भाषण का समय हो गया है!” लगभग सिरकटे निक ने ज़ोर से कहा वह मंच 
प्र बर्फीली नीली स्पॉटलाइट में खड़ा हो गया 


“मूत शोक-संतप्त देवियो और सज्जनो, मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है 


प्रतु किसी ने इससे आगे नहीं सुवा सर पैट्रिक और सिरकटे शिकारियों ने सिरों की हॉकी का खेल शुरू कर दिया 


था और भीड़ उन्हें देखने लगी थी। लगभग सिरकटे निक ने अपने श्रोताओं का ध्यान दुबारा खींचने का निरर्थक प्रयास किया, 
प्रतु उस समय हार मान ली, जब सर पैट्रिक का सिर उसके पास से होता हुआ गुजर गया और लोगों ने इस प्र जोरदार 
तालियाँ ब॒जाडी 


हैरी को बहुत ठंड ळग रही थी और साथ ही भूख भी। 


“मुझसे अब और सहन नहीं होगा,” रॉव किटकिटाते दाँतों के बीच से बुदबुदाया, जब आँकेस्ट्रा दुबारा संगीत बजाने 
लगा और भूत एक बार फिर नाचने ळगे। 


“चलो चलते हैं,” हैरी उसकी बात मान गया। 


वे दरवाज़े की तरफ चल दिए। रास्ते में वे अपनी ओर देखने वाले हर भूत की तरफ सिर हिलाकर अभिवादन करते 
और मुस्कराते जा रहे थो एक मिनट बाद वे काली मोमबत्तियों भरे गलियारे में तेज़ी से वापस लौट रहे थे। 

'अब तक्‌ स्कूल के जश्न में पुडिंग ख़त्म नहीं हुई होगी,” रॉव ने आशा से कहा। वह प्रवेश द्वार तक जाने वाली 
सीढ़ियों के रास्ते प्र सबसे आगे चला जा रहा था! 

और तभी हैरी को यह सुनाई दिया 

'टुकडे-टुकडे कर डालो... काट डाली... मार डाला...” 

यह वही आवाज थी, वह ठंडी और खूँख़ार आवाज़, जो उसने लॉकहार्ट के ऑफिस में सुवी थी। 


वृह अचानक लड़खड़ाकर रुक गया! उसने पत्थर की दीवार का सहारा लिया और कान लगाकर अपनी पूरी ताकत 
से सुवा वह धीमी रोशनी वाले गलियारे में ऊपर और नीचे चारों तरफ हड़बड़ी में देखता जा रहा था 


हैरी, तुम क्या -! 

“वही आवाज़ फिर से सुनाई दे रही है - एक मिनट चुप रहो -! 

“...बहुत भूखा हूँ ... बहुत लबे समय से...” 

“सुनो!” हैरी ने व्यग्रता से कहा और रॉव तथा हर्माइनी उसे देखते हुए अपनी जगह प्र खड़े रह गए 
४... मार डालो ... मारते का समय ...! 


आवाज अब धीमी होती जा रही थी। हैरी को लगा कि वह दूर होती हुई ऊपर की तरफ जा रही थी। अंधेरी छत 
की तरफ देखते हुए वह बुरी तरह भयभीत और रोमांचित हो गया कोई ऊपर की तरफ कैसे जा सकता है? क्या यह कोई 
भूत था, जो पत्थर की दीवारों को चीरकर जा सकता था? 

“इस तरफ,” वह चिल्लाया और सीढ़ियों प्र चढ़कर प्रवेश द्वार की तरफ भागने लगा वहाँ पहुँचने पर उसे कुछ 
सुनाई देने की कतई उम्मीद नहीं थी। बड़े हॉल में हैलोवीन का जशन चल रहा था, जिसका शोर बाहर तक आ रहा था 
हैरी पहली मंजिल तक जाने वाली संगमरमर की सीढ़ी की तरफ लपका रन और हर्माइनी उसके पीछे-पीछे धड़ाधड़ चढ़ 
रहे थे 

हैरी, हम क्या-” 

“शशश!” 


हैरी ने अपने कानों पर ज़ोर डाला! उसे बहुत दूर से, ऊपर की मंजिल से और ज़्यादा धीमी होती आवाज़ सुनाई 
दे रही थी: मुझे खत की गध आ रही है ... मुझे खव की गध आ रही है!” 


उसका दिल धक्क रह गया। वह किसी को मारने वाला है!” वह चिल्लाया। रॉव और हर्माइनी परेशान चेहरों को 
नजरअंदाज करके एक बार में तीन सीढ़ियाँ फाँदते हुए हैरी ऊपर की तरफ लपका और अपने तेज कदमों की आवाज़ के 
ऊपर से सुनने की कोशिश करने लगा 


हैरी लपकते हुए दूसरी मंजिल में चारों तरफ घुमा रन और हर्माइवी उसके पीछे हॉफते हुए भाग रहे थो वे तब 
तक नहीं रुके, जब तक कि वे आखिरी वीरान गलियारे के मोड़ पर नहीं मुड़ गएी 


“हैरी, यह सब क्या है?” रॉन ने अपने चेहरे से पसीना पाछते हुए कहा "मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया ...” 

प्रतु हर्माइवी ने गलियारे की तरफ इशारा करते हुए अचानक ज़ोर से साँस खाींची। 

"देखो! 

सामने वाली दीवार पर कोई चीज़ चमक रही थी। वे अँधेरे में देखते हुए धीम-धीमे पास गए जलती मशालां की 
रोशनी में उन्होंने देखा कि दोनों खिड़कियों के बीच की दीवार प्र एक फुट ऊँचे शब्दों में यह लिखा था : 


रहस्यमयी तहख़ाना खुल चुका है। 
वारिस के दुश्मनो, ख़बरदार। 


“वह क्या चीज़ है - जो नीचे झूल रही है?” रॉन ने कहा; उसकी आवाज काँप रही थी। 


जब वे पास पहुँचे, तो हैरी फिसलते-फिसलते बचा, क्योंकि फर्श प्र बहुत पानी फैला था शन और हर्माइनी ने 
उसे पकड़कर गिरने से बचाया! फिर वे धीमे-धीमे सदेश की तरफ खिसको उनकी आँखें मशाल के नीचे की अँधेरी छाया 
प्र गड़ी थी। उन्‌ तीवा को एक साथ यह एहसास हुआ कि वह क्या चीज़ थी और वे छष्म से पानी उड़ाते हुए कूदकर 
पीछे आ गण 


चौकीदार फिल्च की बिल्ली मिसेज नाँरिस मशाल टाँगने के स्टैंड प्र पूँछ से लटकी हुई थी। वह किसी लकड़ी के 
लट्ठे की तरह बेजान दिख रही थी! उसकी बाहर निकलती आँखें घुर रही थी। 

“हम्‌ मदद करने की कोशिश करें -? हैरी ने परेशान आवाज़ में कहा! 

“मेरी बात मानो,” रॉव बोला! यहाँ से चल दो। इससे पहले कि कोई हमें यहाँ देख ले!” 

प्रतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक गड़गड़ाहट हुई, जैसे दूर कहीं बादल गरज रहे हो! इससे उन्हें पता चला 
कि दावत ख़त्म हो चुकी है। जिस गलियारे में वे खड़े थे, उसके दोनों तरफ से सैकड़ों पैरों के सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाजें 
सुनाई दी। ऐसा लग रहा था, जैसे भरपेट खा चुके विद्यार्थी ज़ोर-जोर से बातें करते चले आ रहे थो अगले ही पल विद्यार्थी 
दोनों तरफ से गलियारे में दाखिल हुए। 


सारी चर्चा, हलचल और आवाजें अचानक रुक गईं, जब आगे आ रहे लोगों ने बिल्ली को लटकते देखा और यह 
भी देखा कि हैरी, रन और हमडनती गलियारे के बीच में अकेले खड़े थे। विद्यार्थियों के समूह में ख़ामोशी छा गई और 
वे इस खौफनाक दृश्य को देखने के लिए एक-दूसरे को धक्का देने लगे 

फिर ख्रामोशी के बीच से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। 

“वारिस के दुश्मनों, खबरदार! अब तुम्हारी बारी है, बदजातो!” 

यह ड्रेको मैल्फॉय था। वह भीड़ में सबसे आगे आ चुका था। उसकी ठंडी आँखें चमक रही थीं। उसका आम तौर 
प्र सफेद रहने वाला चेहरा इस वक्‍त लाल दिख रहा था और वह लटकती हुई बेजान बिल्ली की त्रफ देखकर मुस्करा 
रहा था। 


अध्याय - नौ 
दीवार पर लिखी चेतावनी 


“यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? 


इसमें कोई शक नहीं था कि मैल्फाँय की आवाज सुनकर ही आर्गस फिल्च भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे 
आया फिर जब उसने मिसेज वॉरिस को देखा, तो वह पीछे हट गया। उसने दहशत के मारे अपने हाथ से अपना चेहरा 
ढँक लिया 


“मेरी बिल्ली! मेरी बिल्ली! मिसेज नॉरिस को क्या हुआ?” वह चीख 
और उसकी बाहर निकलती आँखें हैरी प्र पड़ी 


“तुम/” वह चीखा, 'तुम/ तुमने मेरी बिल्ली को मार डाला! तुमने उसे मार डाला! मैं तुम्हें मार डालँगा! मैं 
लुम्हः कः 


आर्गस्‌!” 


डम्बूलडोर वहाँ प्र आ चुके थे। उनके पीछे कुछ और टीचर्स भी थे! कुछ ही पलों में डम्बलडोर हैरी, रॉँव तथा 
हर्माइरी को पार करके आगे पहुँचे और उन्होंने मिसेज नॉरिस को मशाल टाँगने के स्टैंड से नीचे उतार लिया 


फिर वे फिल्च से बोले, “मेरे साथ आओ, आर्गसी पॉटर, वीज़्ली और ग्रेंजर, तुम तीनां भी आओ” 
लॉकहार्ट उत्सुकता से आगे आएी 
"हेडमास्टर, मेरा ऑफिस सबसे पास है - बस ऊपर की मंजिल पर - कृष्या वहाँ चलकर -! 


“धन्यवाद, गिल्ड्रॉय्‌,” डम्बलडोर ने कहा 


खामोश भीड़ ने उन्हें निकलने की जगह दी। लॉकहार्ट रोमांचित और महत्वपूर्ण दिखते हुए तेज़ी से डम्बलडोर के 
पीछे चल दिए प्रोफेसर मैक्गॉवेगल और स्तेप ने भी ऐसा ही किया 

जब वे लॉकहार्ट के अँधेरे ऑफिस में घुसे, तो दीवारों प्र अचावक हलचल होने लगी। हैरी ने देखा कि कई तस्वीरों 
में लगे लॉकहार्ट के चेहरों ने उनकी नज़रें से बचने के लिए गोता मारा, क्योंकि उनके बालों प्र रोलर लगे थे। असली 
लाँक्हार्ट ने टेबल प्र मोमबतियाँ जलाई और पीछे हटकर खड़े हो गए डम्बलडोर मिसेज वारिस को चिकनी सतह प्र लिटाकर 
उसकी जाँच करने लगे। हैरी, रॉव और हर्माइवी ने एक-दूसरे की तरफ तनाव भरी निगाह डाली तथा मोमबतियाँ की रोशनी 
के दायरे से बाहर रखी कुर्सियों में धँसकर सबकुछ देखते रहे 


डम्बलडोर की लंबी और मुड़ी हुई नाक मिसेज गॉरिस के बालों से मुश्किल से एक इच दूर होगी। वे अपने 
आधे चाँद के आकार के चश्मे से उसे बहुत करीब से देख रहे थे। उनकी लंबी उँगलियाँ हलके से बिल्ली को कुरेद और 
कांच रही थीं। प्रोफेसर मैक्गाँनेगल भी लगभग उतनी ही पास झुकी हुई थीं और उनकी आँखें सिकुड़ गई थी। स्नेप उनके 
पीछे थो वे जहाँ थे, वहाँ रोशनी कम थी और उनके चेहरे प्र एक बहुत अजीब सा भाव दिख रहा था ऐसा लग रहा 
था, जैसे वे अपनी मुस्कराहट को रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हा इस दौरान लॉँकहार्ट उन सबके चारों तरफ मँडरा 
रहे थे और अपने सुझाव दे रहे थो 


“निश्चित रूप्‌ से किसी मत्र ने ही इसकी जान ली है - शायद तड़परूपातर पीड़ा मत्र होगा। मैंने इसका प्रयोग 
कई बार देखा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं वहाँ नहीं था मैं इस मत्र का तोड़ जानता हूँ, इसलिए अगर मैं वहाँ 
होता, तो उसकी जान बच जाती ...” 


लॉकहार्ट की बातों के बीच फिल्‍व की दर्द भरी सुबकियाँ भी सुनाई दे रही थी वह टेबल के पास एक कुर्सी प्र 
निढ़ाल बैठा था। मिसेज नॉरिस की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए उसने अपने चेहरे को अपने 
हाथों से छुपा रखा था। हालाँकि हैरी फिल्च से बुरी तरह चिढ़ता था, परतु वह उसके लिए दुखी महसूस करने से ख़ुद 
को रोक नहीं पाया! यह अलग बात थी कि वह उसके लिए उतना दुखी नहीं था, जितना खुद के लिए था। अगर डम्बलडोर 
फिल्च की बात पर विश्वास कर लेंगे, तो यह तय था कि हैरी को हॉगवर्टस से निकाल दिया जाएगा 


डम्बलडोर अब धीमे-धीमे कुछ अजीब से शब्द बुदबुदा रहे थे और मिसेज नॉरिस को अपनी छड़ी से ठोंक रहे थे, 
प्रंतु कुछ नहीं हुआ मिसेज वॉरिस उसी तरह दिखती रही, जैसे किसी ने उसकी खाल में भूसा भर दिया हो! 

लॉकहार्ट बोला, “...मुझे याद है ऊगाड्गू में भी लगभग ऐसी ही घटना हुई थी। एक नहीं, बल्कि लगातार कई हमले 
हुए थे। पूरी कहानी जानने के लिए मेरी आत्मकथा पढ़ी मैंने वहाँ के लोगों को बहुत से तावीज बाँटे, जिससे समस्या तत्काल 
सुलझ गई...” 


दीवार प्र लगी लॉकहार्ट की सभी तस्वीरें उसकी बातों पर सहमति में सिर हिला रही थी उनमें से एक में तो 
लॉकहार्ट अपने बालों प्र लगी जाली को हटाना ही भूल गए थे। 

आखिरकार डम्बलडोर सीधे खड़े हुए 

“वह मरी नहीं है, आर्गस,” उन्होंने धीमे से कहा 

लाँकहार्ट तत्काल अपने वर्णन के बीच में ही रुक गए उस समय वे भीड़ को यह बता रहे थे कि उन्होंने कितने 
सारे लोगों को मरने से बचाया था 

“म्री नहीं है? फिल्च का गला रुध गया! उसने अपनी उंगलियों के बीच से मिसेज नॉरिस को देखते हुए कहा 
“तो फिर वह इतनी कड़क और अकड़ी हुई क्‍यों दिख रही है? 

“उसे बेजान किया गया है,” डम्बलडोर बोले (आह! मैं यही सोच रहा था!” लॉकहार्ट ने कहा)। “प्रतु कैसे, यह 
मैं नहीं जानता...” 

“इससे पूछो!” फिल्च अपने आँसुओं से सने चेहरे को हैरी की तरफ मोड़ते हुए चीखा। 

“यह काम सेकंड ईयर में पढ़ते वाला विद्यार्थी नहीं कर सकता,” डम्बलडोर ने दृढ़ता से कहा “इसके लिए काले 
जादू का विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता -! 

“यह इसी ने किया है, इसी ने किया है!” फिल्‍्च ने थूक उड़ाते हुए कहा अब उसका फूला हुआ चेहरा बैंगवी पड़ने 
लगा “आपने देखा था ना कि उसने दीवार प्र क्या लिखा है! मेरे ऑफिस में - उसे एक ऐसी चीज़ मिल गई थी - 
वह जानता है कि मैं एक - मैं एक - फिल्च का चेहरा भयावक तरीके से विकृत होने लगा! “वह जानता है कि मैं एक 
नाकारा है!” उसने अपनी बात पूरी की 

“मैंने मिसेज नॉरिस को छुआ तक नहीं है!” हैरी ने जोर से कहा वह इस बात से प्रेशान था कि सब लोग उसी 
की त्रफ देख रहे थे, जिनमें दीवार प्र लगी लॉकहार्ट की तस्वीरें भी शामिल थी। “और मैं यह भी नहीं जानता कि नाकारा 
क्या होता है।! 

“झूठ बोलता है! फिल्‍्च गुर्राया! “उसने मेरी फटाफटजादू की चिट्टी देख ली थी!” 

“मैं कुछ कहना चाहुँगा, हेडमास्टर,” स्नेप्‌ अँधेरे में खड़े-खड़े बोले। उनके मुंह खोलते ही हैरी को यह आशंका हों 
गई कि उसकी स्थिति अब और बिगड़ने वाली है! हैरी को पूरा विश्वास था कि स्तेप जो भी कहेंगे, उससे उसका जरा भी 
भला नहीं हो सकता। 


“हो सकता है पॉटर और उसके दोस्त गलत समय प्र गळत जगह पर हों,” यह बोलते समय उनके चेहरे प्र थोड़ी 
व्यग्यात्मक मुस्कान थी, जैसे उन्हें इसकी सच्चाई पर सदेह हो, “परंतु हमारे सामने जो परिस्थितियाँ हैं, वे बहुत संदिग्ध है। 
सवाल यह है कि वे लोग आख़िर ऊपर की मंजिल के गलियारे में गए ही क्यों थे? वे हैलोवीव की दावत में क्‍यों नहीं 
थे्‌ प्र 

हैरी, रॉ और हर्माइनी एक साथ मृत्युदिवस की पार्टी के बारे में बताने लगे, “...वहाँ पर सैकड़ों भूत थे। वे आपको 
बता देंगे कि हम वहाँ थे -! 

“प्रतु आने के बाद तुम लोग दावत में शामिल क्यों नहीं हुए?” स्नेप्‌ ने पूछा और उसकी काली आँखें मोमबती 
की रोशनी में चमक रही थी “ऊपर उस गलियारे में जाने की क्या ज़रूरत थी? 

रॉव और हर्माइनी ने हैरी की तरफ देखा! 

“क्योंकि - क्योंकि -! हैरी ने कहा। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। किसी चीज़ ने उसे आभास दिला 
दिया कि अगर वह इन्‌ लोगों को यह बताएगा कि वह एक अदृश्य आवाज़ को सुनकर उसके पीछे यहाँ आया था, जिसे 
उसके सिवाय कोई और नहीं सुन सकता था, तो कोई भी इस प्र विशवास नहीं करेगा इसलिए वह बोला, क्योंकि हम 
थक थे और अपने बिस्तर प्र जाना चाहते थी” 


“बिता खाना खाए? स्नेप ने कहा अब उसके दुबले-पत्ले चेहरे प्र विजयी मुस्कान थिरक रही थी। “मुझे वहीं लगता 
कि भूत अपनी पार्टी में जिंदा लोगों के लिए उपयुक्त भोजन का इतज़ाम करते हांगो' 


“हमें भूख नहीं लग रही थी,” रॉव जोर से बोला, हालाँकि उसी समय उसका पेट जोर से गुड़गुड़ाने लगा था 
स्नेप्‌ की कुटिल मुस्कराहट और चौड़ी हो गट्टी 


स्तेप ने कहा, “हेडमास्टर, मुझे लगता है कि पॉटर पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है। बेहतर होगा कि जब तक वह 
पूरी कहानी बताने के लिए तैयार न हो जाए, तब तक उस पर कुछ पाबदियाँ लगा दी जाएँ। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस 
करता हुँ कि जब तक यह सच न्‌ बता दे, तब तक इसे ग्छड़द्वा की क्विडिच टीम से बाहर कर दिया जाए” 


“यह क्या कह रहे हो, सीवियरस,” प्रोफेसर मैक्गॉनेगल तीखे स्वर में बोलीं, 'इस लड़के को क्विडिच खेलने से रोकने 
का कोई कारण मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इस बिल्ली के सिर पर जादुई झाडू से नहीं मारा गया है। इस बात का भी 
कोई सबूत नहीं है कि पॉटर ने कोई गलत काम किया है! 

डम्बलडोर ने हैरी पर पैनी निगाह डाली उनकी चमकती हलकी नीली निगाह से हैरी को लगा, जैसे उसका एक्सरे 
हो रहा हो। 


फिर डम्बळडोर ने दृढ़ता से कहा, “सीवियरस, जब तक अपराध साबित न हो जाए, तब तक्‌ उसे निर्दोष मानना 
होगा” 

स्तेप आगबबूला दिख रहा था और फिल्च भी 

“मेरी बिल्ली को बेजान किया गया है!” वह चीख़ा। उसकी आँखें बाहर निकली पड़ रही थी “मैं चाहता हुँ कि 
पॉटर को इसकी कुछ न्‌ कुछ सज़ा तो मिलना ही चाहिए!” 

“हम मिसेज नॉरिस को होश में ले आएँगे, आर्गस,” डम्बलडोर ने धैर्यपूर्वक कहा। प्रोफेसर स्प्राउट ने हाल ही में 
कुछ मत्रकवच उगाए हैं। जैसे ही वे बड़े हो जाएँगे, हम उनका काढ़ा तैयार करवा लेंगे, जिससे मिसेज वारिस अच्छी हो 
जाएगी।! 

“उस काढ़े को मैं बना दूँगा,” लॉकहार्ट बीच में बोले। मैंने यह काम सैकडों बार किया है। मैं वींद में भी मत्रकवच 
स्वास्थ्यवर्धक काढ़ा बना सकता हूँ -! 


“माफ कीजिए,” स्नेप ने बर्फीले लहज़े में कहा, “मुझे लगता है कि इस स्कूल में जादुई काढ़े का शिक्षक मैं हू! 

एक बहुत अजीब खामोशी छा गड्ी 

डम्बलडोर ने हैरी, रॉव और हर्माइनी से कहा, तुम लोग जा सकते हो।' 

बिना दौड़े वे जितनी तेजी से चल सकते थे, उतनी तेजी से वहाँ से चल दिए जब वे लॉकहार्ट के ऑफिस से 
एक मंजिल ऊपर पहुँच गए, तो वे एक ख़ाली क्लास में घुसे और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। हैरी ने अपने मित्रों के 
स्याह चेहरों को देखते हुए कहा। 


“तुम्हें यह तो नहीं लगता कि मुझे उन्हें उस आवाज़ के बारे में बताना चाहिए था, जो मैंने सुनी थी? 


“नहीं,” रॉव ने बिना झिझके कहा 'जो आवाजें किसी दूसरे को सुनाई न दें, उन्हें सुनना अच्छी बात नहीं 
है ... जादू की दुनिया में भी नहीं। 


रॉत्‌ की आवाज़ में कुछ ऐसी बात थी, जिसे भापकर हैरी ने पूछा, तुम्हें तो मुझ प्र भरोसा है, है ना? 


“जाहिर है, मुझे भरोसा है,” रॉव जल्दी से बोला! “परतु - तुम भी यह तो मानोगे कि यह अजीब है 


में जानता हूँ कि यह अजीब है,” हैरी ने कहा “पूरी घटना ही अजीब है। दीवार प्र लिखी चेतावनी किस बारे 
में थी? तहख़ाना खुल चुका है ... इसका क्या मतलब हो सकता है?” 

“जरा रुको, इससे मुझे कुछ याद आ रहा है,” रॉन ने धीरे से कहा “मुझे लगता है किसी ने मुझे हॉगवर्टस में एक 
रहस्यमयी तहखाने के बारे में एक बार एक कहानी सुनाई थी ...शायद बिल ने ...” 

“और यह नाकारा क्या होता है?” हैरी ने कहा 

उसे यह देखकर हैरानी हुई कि रॉन ने अपनी मुस्कान दबा ली। 

“देखो - दरअसल यह कोई मज़ेदार चीज़ नहीं है - प्रतु चूँकि यह फिल्च का मामला है ...” वह बोला “नाकारा 
वह होता है जो किसी जादूगर परिवार में पैदा हुआ हो, परतु उसमें जादुई शक्ति न हो! मगळ परिवारों में पैदा होने वाले 
जादूगरों के विपरीत बहरहाल, नाकारा बहुत कम होते हैं। अगर फिल्च फटाफटजादू कोर्स से जादू सीखने की कोशिश कर 
रहा है, तो मुझे लगता है कि वह नाकारा होगा! इससे बहुत कुछ समझ में आ जाता है! जैसे यह कि वह विद्यार्थियों से 
इतनी नफरत क्‍यों करता है या वह इतना दुखी क्यों रहता है? रन ने संतुष्टि के साथ मुस्कराते हुए कहा। 


कहीं प्र घड़ी ने घटे बजाए 


“आधी रात हो गई,” हैरी बोला! “इससे पहले कि स्नेप यहाँ आएँ और हमें किसी और चीज़ में फँसाने की कोशिश 
करें, बेहत्र होगा कि हम लोग अपने-अपने बिस्तर प्र पहुँच जाएँ 


न 


कुछ दिनों तक पूरे स्कूल में मिसेज नॉरिस पर हुए हमले को छोड़कर किसी दूसरी घटना के बारे में ज्यादा बातें 
नहीं हुई! फिल्च भी इस बात को हर एक के दिमाग में ताज़ा रख रहा था! जहाँ उसकी बिल्ली प्र हमला हुआ था, वह 
उसी जगह पर मँडराता रहता था शायद उसे यह आशा थी कि हमलावर वहाँ दुबारा आएगा। हैरी ने देखा कि फिल्च दीवार 
प्र लिखे सदेश को हर तरह के दागां का दुश्मन, मिसेज स्कोवर का जादुई लोशन” से साफ कर रहा था, प्रतु कोई फायदा 
नहीं हुआ शब्द पत्थर की दीवार प्र पहले की तरह ही चमकते रहे। जब फिल्च मौका-ए-वारदात प्र पहरेदारी नहीं कर 
रहा होता था, तो वह गलियारों में छुपकर लाल आँखों से निगरानी करता था! वह अचानक उछलकर विद्यार्थियों के सामने 


w 


पहुँच जाता था और उन्हे जोर से साँस लेने! तथा खुश दिखने” जैसी बातों के लिए सज़ा देने की कोशिश करता था 


जिनी वीज़्ली मिसेज नाँरिस के बेजान होने से बुरी तरह विचलित दिख रही थी। रॉन के अनुसार उसे बिल्लियों से 
बहुत प्रेम था 


“प्रतु तुम तो दरअसल मिसेज़ नॉरिस को टीक से जानती भी नहीं हो,” रँँन ने उसे समझाते हुए बोला “सच 
कहा जाए, तो हम उसके बिना ज़्यादा सुखी हैं!” जिवी के होंठ कौपने लगे। “इस तरह की घटनाएँ हाँगवर्टस में अक्सर नहीं 
होती हैं,” रॉव ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा जिस भी सिरफिरे ने यह किया है, उसे जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा और 
यहाँ से तत्काळ बाहर निकाल दिया जाएगा मैं तो बस यह आशा कर रहा हूँ कि स्कूल से निकाले जाने से पहले उसे 
फिल्च को भी बेजान करने का समय मिल जाए! रॉन ने जब देखा कि जिनी का चेहरा पीला पड़ रहा है, तो उसने तुरंत 
यह भी जोड़ दिया, मैं तो मज़ाक कर रहा था-! 


हर्माइनी प्र भी हमले का असर हुआ था। बहुत ज़्यादा पढ़ना हर्माइनी के लिए सामान्य बात थी, परंतु अब तो 
वह जैसे और कुछ कर ही नहीं रही थी। हैरी और शॉन ने उससे पूछा भी कि वह क्या करना चाहती है, परंतु उसने उन्हे 
ज्यादा कुछ नहीं बताया अगले बुधवार तक उन्हें हर्माइनी के इरादों का पता नहीं चल पाया। 

जादुई काढ़े की क्लास के ख़त्म होने के बाद भी हैरी वहीं रुका था, क्‍योंकि स्नेप्‌ ने उसे टेबलों प्र से कीड़े-मकोड़े 
साफ करने के लिए रोक लिया था। जल्दी से लच करने के बाद वह रान से मिलने के लिए ऊपर की मंजिल प्र लाइब्रेरी 
में गया। रास्ते में उसने जस्टिन फिच फ्छेचली (जो मेहवतकश हाउस का वही बच्चा था, जिससे उसका जड़ी-बूटियां का 
ज्ञान की क्लास में परिचय हुआ था) को अपनी तरफ आते देखा। हैरी ने हैलो कहने के लिए अपना मुँह बस खोला ही 
था कि तभी जस्टिन ने उसे देख लिया हैरी को देखते ही वह झटके से मुड़ा और तेज़ी से दूसरी दिशा में चल दिया 


हैरी को रॉन लाइब्रेरी के पिछले हिस्से में मिला, जहाँ वह जादू का इतिहास विषय का अपना होमवर्क नाप रहा 
था। प्रोफेसर बिन्स ने सभी विद्यार्थियों से यूरोपीय जादूगरों की मध्ययुगीन सभा” प्र तीन फुट लबा निबंध लिखकर लाने 
को कहा था 

“मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मेरा निबंध अभी भी आठ इच कम है...” रान्‌ ने गुस्से से कहा उसने अपने चर्मपत्र 
को छोड़ दिया, जो रोल में वापस मुड़ गया, “जबकि हर्माइनी ने चार फुट सात इच लबा निबंध लिख लिया है और वह 
भी तब जबकि वह बहुत छोटे अक्षर लिखती है।' 


'हर्माइनी है कहाँ” हैरी ने टेप उठाकर अपना होमवर्क नापते हुए पूछा 


“हाँ कहीं प्र है,” रन ने अलमारियां की तरफ इशारा करते हुए कहा! “शायद वह किसी और किताब की तलाश 
कर रही है। मुझे लगता है वह क्रिसमस क पहले पूरी लाइब्रेरी पढ़ने की कोशिश कर रही है।! 


हैरी ने शॉन को बताया कि जस्टिन फिच-फ्लेचली उसे देखते ही दुर भाग गया था 

“मुझे नहीं मालूम कि तुम इतनी परवाह क्‍यों करते हो। मुझे तो वह थोड़ा बेवकूफ लगता है,” शन बोला और लिखने 
लगा। वह बड़े-बड़े अक्षर लिखने की कोशिश कर रहा था। “वह इस बारे में कितनी बकवास कर रहा था कि लॉकहार्ट कितने 
महान हैं 

हर्माइनी पुस्तकों की अलमारियों के बीच से निकली! वह चिड़चिड़ी लग रही थी! परंतु अब वह आखिरकार उनसे 
बात करने के लिए तैयार दिख रही थी। 

'हॉगवर्ट्स : एक इतिहास की सभी प्रतियाँ विद्यार्थियों ने ळे रखी हैं,” उसने हैरी और रॉव के पास बैठते हुए कहा। 
“और दो सप्ताह की वेटिंग लिस्ट है। काश मैंने अपनी किताब घर पर नहीं छोड़ी होती, प्रतु मैं कर भी क्या सकती थी, 
लाँकहार्ट की इतनी सारी किताबों के साथ वह किताब सदूक में आ ही नहीं पा रही थी!” 


“तुम वह किताब क्यों पढ़ता चाहती हो? हैरी ने पूछा 


“उसी वजह से, जिस वजह से हर विद्यार्थी इसे पढ़ता चाहता है,” हर्माइनी बोली, रहस्यमयी तहख़ाने की कहानी 
के बारे में जानने के लिए! 

“वह क्या है? हैरी ने जल्दी से पूछा 

“यही तो दिक्कत है। मुझे याद नहीं है,” हर्माइनी ने अपना होंठ काटते हुए कहा “और मुझे वह कहानी कहीं और 
नहीं मिल रही है 


'हर्माइनी, मुझे अपना निबध दिखाओ,” रॉव ने अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए हताशा से कहा। 


“नहीं, मैं नहीं दिखाउँगी,? हर्माइती एकदम गभीर होते हुए बोली। तुम्हें यह निबध लिखने के लिए दस्‌ दिन मिले 


“मुझे सिर्फ दो इच की ज़रूरत है, चलो...” 
घटी बज गई! रत और हर्माइनी जादू का इतिहास की क्लास में झगड़ते हुए आगे-आगे गए 


जादू का इतिहास टाइमटेबल का सबसे नीरस विषय था। इसे पढ़ाने वाळे प्रोफेसर बिन्स उनके इकलौते भूत-शिक्षक 
थे। उनकी क्लास में आज तक जो सबसे रोमांचक घटवा घटी थी, वह यह थी कि वे ब्ळैकबोर्ड से निकलकर कमरे में अंदर 
आए थो। वे बूढ़े थे और उनके चेहरे प्र झुर्रियाँ थी। कई लोगों का कहना है कि उन्हें यह पता ही नहीं चला कि वे मर 
चुके थे। वे तो बस एक दिन पढ़ाने के लिए उठे और स्टाफ रूम में जलती आग के सामने अपना शरीर कुर्सी पर बैठा 
छोड़कर क्लास लेने चले गए उनकी दिनचर्या में तब से अब तक ज़रा भी अतर नहीं आया था 


आज की क्लास भी हमेशा की तरह ही बोरिंग थी। प्रोफेसर बिन्स ने अपने नोट्स खोले और किसी पुराने वैक्यूम 
क्लीनर जैसी सपाट आवाज में उन्हें पढ़ने लगे। बोरियत के कारण क्लास का लगभग हर विद्यार्थी गहरी झपकी की स्थिति 
में पहुँच गया था। कभी-कभार किसी की तद्रा ट्टती थी, तो वह एकाध नाम या तारीख लिख लेता था और दुबारा सो 
जाता था। वे आधे घटे से बोल रहे थे, तभी अचानक एक ऐसी घटना हुई, जो पहले कभी नहीं हुई थी। हर्माइवी ने अपना 
हाथ ऊपर उठाया 


4294 के अंतरराष्ट्रीय जादूगर सम्मेलन प्र एक बहुत ही नीरस लेक्चर के बीच में प्रोफेसर बिन्स ने ऊपर देखा और 
वे हैरान रह गए 


“मिस - अर -? 
'ग्रंजर, सरी क्या आप हमें रहस्यमयी तहख्ाने के बारे में कुछ बता सकते हैं?” हर्माइनी ने साफ आवाज में पूछा 


डीन्‌ थामस, जो मुँह खोले खिड़की के बाहर टकटकी लगाकर देख रहा था, अचानक होश में आया। ळैवेंडर ब्राउन 
का सिर, जो उसकी बाहां के बीच धसा था, ऊपर उठ गया और नेविल की कोहनी उसकी टेबल से फिसल गट्टी 


प्रोफेसर बिन्स ने पलक झपकाईी 

“मेरा विषय जादू का इतिहास है,” उन्होंने अपनी नीरस और घरघराती आवाज़ में कहा! “मैं सच्ची घटवाओं के बारे 
में पढ़ाता हूँ, मिस ग्रेंजर, मिथक या दतकथाओं के बारे में नहीं पढ़ाता। उन्होंने अपता गला साफ करते हुए चाँक टूटने 
जैसी एक हलकी आवाज निकाली और फिर आगे पढ़ाने लगे, उस साल सितंबर में सार्डीनिया के जादूगर की एक 
उप्-समिति - 

वे अचानक रुक गए एक बार फिर हर्माइनी का हाथ हवा में लहरा रहा था। 


"मिस ग्रान्ट ? 


प्लीज सर, क्या दतकथाओं में हमेशा कुछ न्‌ कुछ सच्चाई नहीं होती है? 

प्रोफेसर बित्स हर्माइनी की तरफ इतनी हैरानी से देख रहे थे कि हैरी को विश्वास हो गया कि आज से पहले किसी 
विद्यार्थी वे उनके लेक्चर में कभी व्यवधान नहीं डाला था, चाहे वे जीवित हों या मृती 

“अच्छा,” प्रोफेसर बिन्स धीमे से बोले, हाँ, मेरे ख्याल से यह तर्क तो दिया जा सकता है! उन्होंने हर्माइवी को 
घूरते हुए देखा, जैसे उन्होंने इससे पहले कभी किसी विद्यार्थी को ठीक से न देखा हो। “बहरहाल, जिस दतकथा की तुम 
बात कर रही हो, वह बहुत ज़्यादा सनसनीखेज और मूर्खतापूर्ण है ...” 


प्रतु पूरी क्लास अब प्रोफेसर बिन्स के हर शब्द को पूरे ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने उन सबकी तरफ एक उड़ती 
नजर डाली, हर चेहरा उनकी तरफ मुड़ा हुआ था। हैरी को यह साफ दिख रहा था कि इस असामान्य रुचि के प्रदर्शन से 
वे बिलकुल हैरान थे। 

“अच्छा, ठीक है,” उन्होंने धीमे से कहा “मुझे सोचने दो ... रहस्यमयी तहख्ाना ...” 


“जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, हाँगवर्ट्स की स्थापना आज से लगभग एक हज़ार साल पहले हुई थी, हालाँकि 
हमें निश्चित तिथि ज्ञात नहीं है। हाँगवर्दस को उस युग के चार जाद्गरों और जादूगरनियों ने स्थापित किया था। इस स्कूल 
के चार हाउस उन्हीं के नाम पर हैं : गौरव फड़द्वार, माया मेहततकश, चंद्रिका चीलघात और नागेश नागशक्ति। उन्होंने मिलकर 
इस्‌ महल को मगलुआं की विगाहां से दूर बनाया, क्योंकि वह एक ऐसा युग था, जब आम जनता जादू से डरती थी और 
जादूगरों तथा जाद्गरनियां को बहुत यातना सहना पड़ती थी।' 


वे ठहरे, कमरे में चारों त्रफ उड़ती निगाह डाळी और फिर आगे बोलने लगे, “कई साल तक इन्‌ सस्थापकों ने 
सद्‌भावपूर्ण माहौल में इकट्ठे काम किया। उन्होंने ऐसे बच्चे खोजे, जिनमें जादू के चिव्ह थे और फिर वे उन्हें शिक्षित करने 
के लिए महल में लाए! परंतु फिर उनके बीच विवाद होने ळगे। नागशक्ति और बाकी लोगों में मतभेद हो गया! नागशक्ति 
हॉगवर्टस के विद्यार्थियों को चुवते के बारे में ज़्यादा सख्ती बरतना चाहते थे। उनका मानवा था कि जाद्‌ की शिक्षा सिर्फ 
जादूगर परिवारों के बच्चों तक ही सीमित रहना चाहिए। उन्हें मगल परिवारों के बच्चों को विद्यार्थी बनाता पसंद नहीं था, 
क्योंकि वे उन्हें विश्‍वसनीय नहीं मावते थे। कुछ समय बाद इस विषय पर ग्छड़द्वार तथा नागशक्ति के बीच एक जोरदार 
बहस हुई और नागशक्ति स्कूल छोड़कर चले गएी' 


प्रोफेसर बिन्स एक बार फिर रुके, अपने होंठ सिकोड़े और एक बूढ़े झुर्रीदार कछुए की तरह दिखने लगे। 


“विश्‍वसनीय ऐतिहासिक सूत्र हमें सिर्फ इतना ही बताते हैं,” वे बोले, “परतु वास्तविक तथ्यों को रहस्यमयी तहख्नाने 
की काल्पनिक दतकथा ने विकृत कर दिया है। यह कहा जाता है कि नागशक्ति ने महल में एक गुप्त तहख्रावा बनाया था, 
जिसके बारे में अन्य सस्थापक कुछ नहीं जानते थे? 

“दंतकथा के अनुसार, जाते समय नागशक्ति रहस्यमयी तहख्ाने को इस तरह बद कर गए थे, ताकि कोई उसे न 
खोल पाए, जब तक कि उनका असली वारिस स्कूल में व आ जाए। उनका वारिस ही इस रहस्यमयी तहख़ाने को खोल 
सकता है और इसके भीतर छुपे आतंक को बाहर निकाल सकता है। इस तरह उनका वारिस इस स्कूल से उन अशुद्ध खन 
वाले लोगों का सफाया करेगा, जो जादू पढ़ने के काबिल नहीं है! 


उनकी कहानी पूरी होने पर ख़ामोशी छा गई, परतु यह और दिनों जैसी उवींदी ख़ामोशी नहीं थी, जो प्रोफेसर बिन्स 
की क्लास में छाई रहती थी। माहौल उलझन भरा था। हर विद्यार्थी उन्हें देख रहा था और यह उम्मीद कर रहा था कि 
वे आगे भी कुछ बताएँगे। प्रोफेसर बिन्स थोड़े चिढ़ से गए 

वे बोले, “जाहिर है, पूरी कहानी कपोलकल्पता और बकवास है। इस तहख़ाने को खोजने के लिए बड़े-बड़े विद्वान 
जादूगर और जादूगरनियाँ इस स्कूल की कई बार तलाशी ले चुके हैं। उन्हे ऐसा कोई तहख़ाना नहीं मिला! इसका कोई अस्तित्व 
नहीँ है। यह एक ऐसी कहानी है, जो भोले-भाले लोगों को डराने के लिए गढ़ी गई है।' 


हर्माइनी का हाथ फिर हवा में था 
“स्र - तहखाने में छुपे “आतंक” का ठीक-ठीक क्या मतलब है? 


“इसके बारे में यह माना जाता है कि यह किसी तरह का भयानक जानवर है, जिसे सिर्फ नागशक्ति का वारिस 
ही काबू में कर सकता है,” प्रोफेसर बिन्स ने नीरस और कापती आवाज़ में कहा 


विद्यार्थियों ने घबराकर एक-दूसरे को देखा 

मैं तुम लोगों को यह बता दूँ कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है,” प्रोफेसर बिन्स अपने नोट्स पलटते हुए बोलो 
न्‌ तो कोई तहख्राना है, न्‌ ही कोई भयानक जानवर है।' 

“प्रतु सर,” सीमस फिनिगन ने कहा, अगर तहख्राने को सिर्फ नागशक्ति का असली वारिस ही खोल सकता है 
तो कोई दूसरा उसे कैसे खोज सकता है, है ना? 

“बकवास, ओ फ्लैहर्टी,” प्रोफेसर बिन्स ने उत्तेजित स्वर में कहा “अगर हाँगवर्ट्स के हेडमास्टरों को ऐसा कुछ भी 
नहीं मिला है-” 

“प्रतु प्रोफेसर,” पार्वती पाटिल सुरीली आवाज़ में बोली, “शायद उसे खोलने के लिए काले जादू की जूरूरत पड़ती 
होगी -! 

प्रोफेसर बिन्स ने पलटकर कहा, 'अगर कोई जादूगर काले जादू का प्रयोग तही करता, तो इसका यह मतलब नहीं 
है मिस पेवीफेदर, कि वह इसका प्रयोग नहीं कर सकता। मैं फिर दोहराता हुँ, अगर डम्बलडोर जैसे जादूगर -! 


“प्रतु शायद इसके लिए आपका नागशक्ति के साथ किसी तरह का संबंध होवा चाहिए, इसलिए डम्बलडोर उसे 
नहीं खोज -” डीन थामस ने बोलना शुरू किया, प्रतु प्रोफेसर बिन्स की सहनशक्ति अब ख़त्म हो चुकी थी। 


“अब इस मुद्दे को यहीं प्र ख़त्म करते हैं,” वे तीखी आवाज़ में बोले। यह एक कपोलकल्पना है! इसका कोई 
अस्तित्व नहीं है! इस बात का ज़रा भी प्रमाण नहीं है कि नागशक्ति ने हॉगवर्टस में कभी रहस्यमयी झाडू की अलमारी 
भी बनाई हो। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें इस तरह की मूर्खतापूर्ण कहानी सुवाई! अब अगर आप लोग इजाज़त दें 
तो हम दुबारा डतिहास प्र लौटते हैं : ठोस, विश्वसवीय, प्रामाणिक तथ्यों प्र!” 


और पाँच मिनट के भीतर, क्लास हमेशा की तरह एक बार फिर उदासीनता, उबासियों और झपकियों के माहौल 
में खो गई 


न 


जब क्लास ख़त्म हुई, तो डिनर से पहले अपना बैग रखने के लिए वे भीड़ भरे गलियारों से चलने लगे। चलते-चलते 
रान्‌ ने हैरी और हर्माइनी को बताया, “मैं पहले से ही जानता था कि नागेश नागशक्ति सिरफिरा और सनकी था। प्रतु मैं 
यह नहीं जावता था कि शुद्ध खन का सारा बखेड़ा उसी ने खड़ा किया है। अगर मुझे मुंहमाँगी रकम भी मिले, तब भी 
मैं उसके हाउस में नहीं जाऊँगा सच तो यह है कि अगर बोलती टोपी ने मुझे नागशक्ति में भेजा होता, तो मैं वापस 
घ्र जाने वाळी ट्रेन में बैठ गया होता ...” 


हर्माइनी ने उत्साह से सिर हिलाया, प्रतु हैरी कुछ नहीं बोला उसके मन में उलझन और परेशानी थी, इसलिए 
वह असहज हो गया था। 

हैरी ने रन और हर्माइनी को यह कभी नहीं बताया था कि बोलती टोपी ने पहले उसे नागशक्ति में रखने के बारे 
में विचार किया था। उसे अपने कानों में गुँजती वह आवाज़ अच्छी तरह याद थी, जैसे यह कल ही की बात हो, जब उसने 
एक साल पहले उस टोपी को अपने सिर प्र लगाया था - 


सोच लो, तुम महाव बत सकते हो ... और महान बनने के सारे लक्षण हैं तुममें! और वाग्शक्ति महाव बबने में 
तुम्हारी मदद करेगा, इसमें काई शक नहीं ...” 


प्रतु हैरी ने पहले ही नागशक्ति हाउस की कुख्यात छवि के बारे में यह सुन लिया था कि ज़्यादातर शैतानी जादूगर 
इसी हाउस निकलते हैं। इसलिए उसने व्याकुल होकर सोचा था, 'नागशक्ति नहीं!” और फिर टोपी ने कहा था, “ठीक हैं, 
अगर तुम यही चाहते हो - तो फिर तुम्हार हाउस होगा रड़द्वार ...! 


जब वे भीड़ के साथ-साथ चल रहे थे, तो कॉलिन क्रीवी पास से गुजरी 
“हाय हैरी!” 

हैलो कॉलिन,” हैरी ने मशीनी अंदाज़ में कहा। 

'हैरी - हैरी - मेरी क्लास का एक बच्चा कह रहा था कि तुम्‌ -! 


प्रतु कॉलिव इतना छोटा था कि वह बड़े हॉल की तरफ जा रहे विद्यार्थियों के रेले में टिक नहीं पाया। उन्होंने उसे 
बोलते सुना, “मिलते हैं, हैरी! और भीड़ उसे धक्क मारती हुई अपने साथ ले गड्डी 


“उसकी क्लास का बच्चा तुम्हारे बारे में क्या कह रहा होगा? हर्माइनी ने हैरानी से पूछा 


“मेरे ख्याल से यह कह रहा होगा कि मैं नागशक्ति का वारिस है,” हैरी ने कहा और उसका पेट एक और इच 
डूब गया, जब उसे अचानक याद आया कि किस तरह लचटाइम में जस्टिन फिच-फ़्लेचली उससे दूर भागा था 


यहाँ के लोग तो किसी भी बात प्र विश्वास कर लेंगे,” राँब ने नफरत से कहा 
भीड़ छट गई और वे बिना किसी परेशानी के अगली सीढियाँ चढ़ने में कामयाब हो गएी 


क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि कोई रहस्यमयी तहख्ावा है?” रॉन ने हर्माइनी से कहा 


मैं नहीं जानती,” उसने त्योरियाँ चढ़ाते हुए कहा 'उम्बलडोर मिसेज नॉरिस को ठीक नहीं कर पाए, इसलिए मुझे 
लगता है कि जिसने भी उस प्र हमला किया था, हो सकता है वह - इसान - न हो! 

जब वह बोली, तो वे एक मोड़ मुड़े और उन्होंने ख़ुद को उसी गलियारे के सिरे प्र पाया, जहाँ हमला हुआ था। 
वे रुककर देखने लगे। वहाँ का दृश्य उस रात्‌ जैसा ही था, फर्क सिर्फ इतना था कि अब वहाँ मशाल टॉगने के स्टैंड से 
बेजान बिल्ली नहीं लटक रही थी और एक ख़ाली कुर्सी दीवार के उस हिस्से को ढैँक रही थी, जिस प्र यह सदेश लिखा 
था, रहस्यमयी तहख़ावा खुल चुका है! 

“यहीं पर फिल्च पहरेदारी करता रहता है,” रॉन बुदबुदाया 

उन्होंने एक-दूसरे की तरफ देखा गलियारे में कोई नहीं था 

“एक नज़र ताक-झाँक करने में क्या हर्ज है,” हैरी ने अपने बैग को नीचे रखते हुए कहा फिर वह अपने पंजों और 
हथेलियों के बल रंगकर सुराग की तलाश करने लगा 

“झुलसने के निशान!” वह बोला यहाँ - और यहाँ - 

यहाँ आओ और इस तरफ देखो! हर्माइनी बोली “बहुत अजीब बात है 

हैरी उठा और दीवार प्र लिखे सदेश के करीब वाली खिड़की के पास पहुँचा। हर्माइनी सबसे ऊँचे शीशे की तरफ 
इशारा कर रही थी, जहाँ लगभग बीस मकड़ियाँ तेजी से भाग रही थीं और कौच के एक छोटे छेद से निकलने के लिए 
आपस में लड़ रही थी चाँदी जैसा एक लबा धागा रस्सी की तरह लटक रहा था, जैसे वे सब बाहर पहुँचने की जल्दबाजी 
में इस प्र चढ़ी हा 


“क्या तुमने कभी मकड़ियों को इस तरह का व्यवहार करते देखा है?” हर्माइनी ने हैरानी से कहा 

“नहीं,” हैरी बोला, “क्या तुमने देखा है, रॉव? रन्‌? 

उसने पलटकर देखा राँन काफी पीछे खड़ा था और ऐसा लग रहा था, जैसे वह भागने की अपनी इच्छा को दबाने 
के लिए संघर्ष कर रहा हो। 

“क्या हुआ?” हैरी ने पूछा। 

'मुझे-मकड़ियाँ-पसद-नहीं-है,? रॉव ने तनाव भरे स्वर में कहा 


मैं यह बात नहीं जानती थी,” हर्माइनी ने रान की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा तुमने काढ़े की क्लास में 
तो सैकड़ों बार मकड़ियों का प्रयोग किया है ...” 


“मरी मकड़ियां से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती,” रन ने कहा और वह सावधानी से खिड़की के अलावा बाकी सब 
तरफ देख रहा था, मैं तो सिर्फ उनके चलने के तरीके को पसंद नहीं करता ...! 


हर्माइनी हँसी। 


“यह हंसने की बात नहीं है,” रॉग ने आवेश में कहा “अगर तुम जानना ही चाहती हो, तो सुनो। जब मैं तीन 
साल का था, तो फ्रेड ने मेरे - मेरे टेडी बियर को एक गदी, बड़ी मकड़ी में बदल दिया था, क्योंकि मैंने उसकी खिलौने 
वाली जादुई झाडू तोड़ दी थी। तुम भी उन्हे पसंद नहीं करोगी, अगर तुम अपने टेडी बियर को पकड़े हो और अचानक 
उसमें बहुत से पैर निकल आएँ और...” 

वह काँपते हुए रुक गया यह स्पष्ट था कि हर्माइवी को अब भी अपनी हैंसी रोकने में मुश्किल हो रही थी। हैरी 
को लगा कि इस विषय को बदल दिया जाए, तो ज़्यादा अच्छा होगा इसलिए वह बोला, “फर्श प्र गिरा हुआ वह पानी 
याद है? वह कहाँ से आया होगा? किसी ने उसे साफ कर दिया है! 


“पानी यहाँ था,” रॉव ने कहा अब वह इतना टीक हो गया था कि वह फिल्च की कुर्सी कं पास से कुछ कदम 
आगे चला और इशारा करते हुए बोला, “इस दरवाज़े के बराबरी” 


वह दरवाज़े प्र लगे पीतल के हैंडल की तरफ हाथ बढ़ा ही रहा था कि तभी अचानक उसने अपना हाथ इतनी 
तेज़ी से पीछे खींचा, जैसे उसे कण्ट लग गया हो! 


“क्या हुआ? हैरी ने कहा 
“इसके अदर नहीं जा सकते,” रॉव ने रूखेपत से कहा, यह तो लड़कियां का बाथरूम है! 


“अंदर कोई नहीं होगा रान्‌,” हर्माइनी ने उनके पास आते हुए कहा “यह मायूस मीना का बाथरूम है। चलो, चलकर 
इस्‌ प्र भी एक नज़र डाल लेते है! 

“ख़राब है” के बड़े बोर्ड को अनदेखा करते हुए उसने दरवाज़ा खोल दिया 

हैरी इससे पहले कभी इतने ज़्यादा उदास और निराशाजनक बाथरूम में नहीं गया था! एक बड़े, चटके हुए और 
धब्बेदार आईने के नीचे पुराने पत्थर के सिक लगे हुए थे फर्श प्र सीलन थी और कुछ मोमबतियां के हूँठों से बहुत हलकी 
रोशवी आ रही थी अदर बने टॉयलेट्स के लकड़ी के दरवाज़ा की पपड़ी झड़ रही थी और उनकी हालत ख़राब थी। उनमें 
से एक तो अपनी चूला प्र झूल रहा था! 

हर्माइनी ने अपने होंठों प्र उँगलियाँ सखीं और आखिरी टॉयलेट की ओर बढ़ी। वहाँ पहुँचकर वह बोली, “हैलो मीना, 
तुम्‌ कैसी हो?” 


हैरी और रॉव देखने के लिए गए। मायूस मीना टॉयलेट के अदर बने कुड में तैर रही थी और अपनी ठुडूडी के 
एक मुँहासे को उखाड़ रही थी। 

“यह लड़कियों का बाथरूम है,” मायूस मीना ने रन और हैरी को संदिग्ध निगाहां से देखते हुए कहा “ये लोग 
लड़कियाँ नहीं है ।' 


“नहीं,” हर्माइनी सहमत हुई। “मैं तो उन्हें सिर्फ यह दिखाना चाहती थी कि - अर - यहाँ कितना अच्छा माहौल 


उसने गदे आईने और गीले फर्श की तरफ अस्पष्टता से हाथ हिलाया। 

“उससे पूछो कि उसने कुछ देखा था क्या” हैरी हर्माइनी से फुसफुसा कर बोला 
“तुम लोग क्या कावाफूसी कर रहे हो?” मीना ने हैरी को घूरते हुए कहा 

“कुछ नहीं,” हैरी जल्दी से बोला! "हम तो बस यह पूछता चाहते थे-! 


मैं यह पसंद नहीं करती कि लोग पीठ पीछे मेरी बातें करें! मीना ने आँसुओं में डूबी आवाज़ में कहा! “भले ही 
अब मैं मर चुकी हूँ, परतु तुम लोगों को समझना चाहिए कि मेरी भी भावनाएँ है!” 


“मीना, कोई भी तुम्हें दुखी नहीं करवा चाहता,” हर्माइनी बोली। हैरी तो सिर्फ-! 


“कोई भी मुझे दुखी नहीं करता चाहता! यह भी खूब कहा!” मीता गरजी। “इस जगह पर मेरी ज़िंदगी बस दुख 
भरी कहावी थी और अब लोग मेरे मरते के बाद भी मुझे कष्ट दे रहे हैं!” 


“हम्‌ तो तुमसे यह पूछना चाहते थे कि क्या तुमने पिछले दिनों कोई अजीब चीज़ देखी है,” हर्माइनी ने जल्दी से 
कहा, “क्योंकि हैलोवीन की रात को तुम्हारे बाथरूम के दरवाज़े के बाहर एक बिल्ली प्र हमला हुआ था” 


“क्या तुमने उस रात किसी को आसपास देखा था! हैरी ने कहा 


“मैंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया,” मीना ने नाटकीय तरीके से कहा 'पीज्ज ने मुझे इतना परेशान कर दिया था 
कि मैं यहाँ आई और मैंने ख़ुद की जात लेने की कोशिश की। फिर, जाहिर है, मुझे याद आया कि मैं तो - मैं तो -! 


“पहले ही मर चुकी हूँ,” रॉत ने मदद करते हुए कहा 

मीना ने दुख भरी सिसकारी भरी, हवा में ऊपर उठी और मुड़ी। फिर उसने उन सब प्र पानी उड़ाते हुए और नजरों 
से ओझल होते हुए सीधे सिर के बल टॉयलेट में छलॉग लगा दी उसकी दबी हुई सिसकारियों की दिशा से वे इतना समझ 
गए कि वह पाइप के यू-बेत्ड में कहीं प्र आराम कर रही है। 

हैरी और रॉव अपना मुँह खोले खड़े रहे, प्रतु हर्माइनी ने थके अदाज़ में कधा उचकाया और कहा, सच कहा 
जाए, तो आज मीना खुश हुई होगी... चलो, हमें बाहर निकलना चाहिए? 

हैरी ने मीना की दबी हुई सिसकारियां के बीच दरवाज़ा मुश्किल से बद किया ही था कि तभी एक तेज़ आवाज 
सुनकर वे तीनों उछल पढ़े! 


ढ़ रॉन || 3 


पर्सी वीज़्ली सीढ़ियों के ऊपर ठिठककर खड़ा हुआ था। प्रिफेक्ट का उसका बिल्ला चमचमा रहा था और उसके 
चेहरे प्र दहशत का भाव था 


“यह लड़कियों का बाथरूम है! उसने हाँफते हुए कहा “तुम इसमें क्या कर रहे थे-? 


“बस चारों तरफ देख रहे थे,” रॉत ने कधे उचकाए। “सुराग खोज रहे थे, और क्या 

पर्सी ने अपना शरीर इस तरह से फुलाया कि हैरी को मिसेज़ वीज़्ली की याद आ गडी 

“यहाँ-से-दूर-रहो-” उसने उनकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा और अपने हाथों को लहराते हुए उन्हें खदेड़ता शुरू किया 
“क्या तुम्हें परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे? जब सब लोग डिनर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आना ...” 

“यहाँ प्र हमारे आने में क्या परेशानी है” रॉव भी अब ताव में आ गया था उसने रुककर पर्सी की तरफ गुस्से 
से घूरा और बोला, “सुनो, हमने उस बिल्ली को छुआ तक नहीं था!” 

“यही मैंने जिनी से कहा था,” पर्सी गुस्से से बोला, “परंतु वह अब भी शायद यही सोचती है कि तुम्हें स्कूल से 
निकाल दिया जाएगा मैंने कभी उसे इतना ज़्यादा परेशान नहीं देखा! वह रो-रोकर अपनी आँखें फोड़े डाल रही है। तुम्हें 
उसके बारे में सोचता चाहिए सारे फर्स्ट ईयर के बच्चे इस घटना से बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं -! 

“तुम्हें जिनी की परवाह नहीं है,” रन बोला, जिसके कान अब लाल होने लगे थे। "तुम्हें तो इस बात की चिता 
है कि मेरी वजह से तुम्हारे हेड बॉय बनने की संभावना ख़त्म न हो जाए” 

“फड़द्वार के पाँच पाँइट कम किए जाते हैं!” पूर्सी ने अपने प्रिफेक्ट के 
कहा “और मुझे आशा है कि इससे तुम सबक सीख जाओगे! अब कोई जासूसी 
पड़ेगा!” 


हे बिल्ले प्र उँगलियाँ फिराते हुए रूखेपन से 
श नहीं, वरता मुझे मम्मी को खत लिखना 


और वह कदम बढ़ाते हुए वहाँ से चल दिया उसकी गर्दन का पिछला हिस्सा भी रॉन के कानों जितना ही लाल 
था। 


न 


उस्‌ रात हॉल में हैरी, रन और हर्माइनी ने पर्सी से सबसे दर वाळी कुर्सियाँ चुनी! रन अब भी बहुत बुरे मूड 
में था और वह अपने सम्मोहन के होमवर्क पर स्याही के धब्बे गिराता रहा! जब वह अपनी छड़ी से लापरवाही से धब्बे मिटाने 
की कोशिश कर रहा था, तो उसके चर्मपत्र में आग लग गई। अपने होमवर्क की तरह ही आगबबूला होकर रॉन ने मत्रा 
की मावक किताब - भाग 2 बद कर दी। हैरी यह देखकर हैरान हुआ कि हर्माइनी ने भी ऐसा ही किया। 


“वृह कौन हो सकता है?” उसने शांत आवाज में पूछा, जैसे वह पहले से हो रही चर्चा को आगे बढ़ा रही हो। 
'कौन चाहता होगा कि सारे वाकारा और मगळू बच्चे हाँगवर्दस के बाहर हो जाएँ?” 


“इस बारे में सोचते हैं,” रॉत ने बनावटी हैरानी से कहा “हमारी नज़रों में ऐसा कौन है, जो मगळ बच्चों को नीच 
मानता है?” 


उसने हर्माइनी की तरफ देखा। हर्माइनी ने पलटकर देखा, परतु उसे विश्वास नहीं हुआ था 
“अगर तुम मैल्फाँय के बारे में बात कर रहे हो-! 


“जाहिर है मैं कर रहा हूँ!” रॉव बोला “तुमने उसकी बात सुनी थी : “अब तुम्हारी बारी है, बदज़ातो/” मान भी 
जाओ, उसके गदे और चूहे जैसे चेहरे प्र एक नज़र डालते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यह सब उसी का 
किया-धरा है -! 


“मैल्फॉँय और नागशक्ति का वारिस? हर्माइनी ने सदेह से कहा 

“उसका परिवार देखो,” हैरी ने भी अपनी किताब बद करते हुए कहा “सब के सब नागशक्ति में रहे हैं। वह हमेशा 
इस्‌ बारे में डीगें हाँकता रहता है। वे आसावी से नागशक्ति के वारिस हो सकते हैं। यह बात तो तय है कि उसके पिता 
बुरे है! 


“हो सकता है उनके पास सदियों से रहस्यमयी तहख़ाने की चाबी रही हो!” रॉत्‌ बोला “जो पिता से पुत्र तक विरासत 
में छोड़ी जाती रही हो ...! 


“मुझे लगता है यह सभव है ...” हमडिती ने सावधानी से कहा। 
“प्रतु हम इसे साबित कैसे करेंगे” हैरी उदास स्वर में बोला 


“एक रास्ता हो सकता है,” हर्माइनी ने धीमे से कहा! उसने अपनी आवाज और धीमी कर ली तथा हॉल के उस 
पार बैठे पर्सी पर जल्दी से निगाह डाली “जाहिर है, यह मुश्किल होगा और ख्रत्रताक भी, बहुत ही खतरनाकी मुझे लगता 
है हम स्कूल के कम से कम पचास नियम तोड़ेंगे।' 


“अगर एक महीने तक हम इसी तरह से बातें करेंगे, तब जाकर शायद तुम हमें पूरी बात साफ-साफ बताओगी, 
है ना?” रॉन ने चिढ़कर कहा। 


“ठीक है,” हर्माइवी ने ठंडे स्वर में कहा “हमें यह करवा होगा कि हम नागशक्ति के हॉल में पहुंचकर मैल्फाँय से 
कुछ सवाल पूछे, प्रतु उसे यह पता नहीं चलना चाहिए कि सवाल हम पूछ रहे है! 


“प्रतु यह असभव है,” हैरी ने कहा, जब रान हैसा 

“नहीं, यह संभव है,” हर्माइती ने कहा हमें बस थोड़े से भेसबदल काढ़े की जरूरत होगी।' 
“वह क्या होता है?” रान और हैरी ने एक साथ कहा। 

स्नेप्‌ ने कुछ सप्ताह पहले ही तो क्लास में इसका जिक्र किया था -! 


क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास जादुई काढ़े की क्लास में स्वेप की बातें सुनने से बेहतर कोई काम नहीं होता 
है?” रॉँन बुदबुदाया। 


“यह आपको किसी दूसरे इसान में बदल देता है। इसके बारे में सोचो! हम ख़ुद को नागशक्ति के तीन विद्यार्थियों 
में बदल सकते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगाकि यह हम्‌ हैं। मैल्फाँय शायद हमें कुछ बता दे। वह शायद इस समय 
भी नागशक्ति हॉल में इस बारे में डींगें हाँक रहा होगा, प्रतु हम उसकी बातें नहीं सुन सकते हैं! 

“यह भेषबदल काढ़ा मुझे थोड़ा ख़तरनाक लगता है,” रान ने त्योस्यिँ चढ़ाते हुए कहा “कहीं हम हमेशा के लिए 
नागशक्ति के तीन विद्यार्थियों में बदल गए, तो फिर क्या होगा?” 

हर्माइनी अपना हाथ अधीरता से हिलाते हुए बोली, “इसका असर थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाता है, परतु इसे बनाने 
की विधि मालम करना बहुत कठिन होगा। स्वेप्‌ ने कहा था कि यह सबसे शक्तिशाली काढ़े नामक किताब में है। वह किताब 
शायद लाइब्रेरी के प्रतिबंधित खड में होगी!” 

प्रतिबंधित खड से किसी किताब को बाहर निकालने का सिर्फ एक ही तरीका था : इसके लिए आपके पास किसी 
टीचर के दस्तख्रत के साथ उसकी लिखित अनुमति होना चाहिए 


“यह बहाना बनाता मुश्किल होगा कि यह किताब हमें क्यों चाहिए,” रन बोला, “दरअसल कोई भी टीचर समझ 
जाएगा कि हम कोई काढ़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं! 

“मैं सोचती हुँ,” हर्माइनी ने कहा, “कि अगर हम इस तरह से बताएँ जैसे हम सिर्फ इसे पढ़ने में ही रुचि रखते 
हैं, तो शायद हमें अनुमति मिल सकती है ...” 


रहने भी दो, कोई भी टीचर यह बात मानने को तैयार नहीं होगा,” रँन बोला 'जब तक कि उसके दिमाग का 
कोई पेंच ढीला न्‌ हो ...” 


अध्याय - ढश 
दुष्ट पहलवान 


नव्हे पिशायों के साथ हुए भयावक हादसे के बाद से प्रोफेसर लॉँकहार्ट क्लास में जीवित प्राणी नहीं लाते थे इसके 
बजाय अब वे विद्यार्थियों के सामने अपनी किताबों के अंश पढ़ा करते थे और कई बार कुछ अधिक नाटकीय अशों का 
अभिनय करके भी दिखाते थे। घटवा की नाटकीय प्रस्तुति में मदद करने के लिए वे आम तौर पर हैरी को चुनते थे। उसे 
अब तक कई भूमिकाएँ निभाने के लिए विवश किया गया थाः हैरी ट्रासिल्वेनिया का वह देहाती बना था, जिसे लॉकहार्ट 
ने बकबकाने के शाप से मुक्ति दिलाई थी। उसने उस हिम मानव की भूमिका निभाई थी, जिसे दिमागी सर्दी हो गई थी। 
उसने उस ख़ब पीने वाळे पिशाच का अभिनय किया था, जो लॉकहार्ट से मुकाबला करने के बाद से सलाद पत्ती के सिवाय 
कुछ भी नहीं खा पाता है। 

गुप्त कलाओं से रक्षा की अगली क्लास में भी हैरी को सामने बुलाया गया। इस बार उसे आदम भेड़िए का अभिनय 
करता था। अगर उसके पास लॉकहार्ट को खुश रखने का बहुत अच्छा कारण वहीं होता, तो उसने यह भूमिका निभाने से 
इंकार कर दिया होता 

थोड़ा जोर से अच्छी तरह चिल्लाओ, हैरी - हाँ ऐसे - और फिर, विश्वास करें, मैं यूँ झपटा - इस त्रह - उसे 
फर्श प्र पटक दिया - ऐसे - एक हाथ से मैंने उसे वीचे दबा रखा था - दूसरे हाथ से मैंने उसके गले पर अपनी छड़ी 
रखी - फिर मैंने अपनी बची हुई ताकत बटोरी और बहुत ही जटिल वशीकरण मत्र का प्रयोग किया - वह दर्द से कराहने 
लगा - करते रहो हैरी - इससे भी तेज़ आवाज़ में - अच्छा - उसके बाल गायब हो गए - दाँत छोटे हो गए - और वह 
एक बार फिर इसात बत गया आसात परतु सफल! एक और गाँव मुझे हमेशा एक हीरो के रूप्‌ में याद रखेगा, क्योंकि 
मैंने उन्हं आदम भेड़िए के हर महीने के आतंक से बचाया था” 

घंटी बजी और लॉकहार्ट खड़े हो गएी 

"होमवर्क : मैंने वैगा वैगा आदम भेड़िए को जिस तरह हराया था, उसके बारे में एक कविता लिखो! सबसे अच्छी 
कविता लिखने वाले को पुरस्कार में मेरी किताब मेश जादू ऑटोग्राफ सहित मिलेगी!” 

विद्यार्थी क्लास से बाहर निकलने लगे। हैरी वापस क्लास में लौटा, जहाँ रॉव और हर्माइनी इंतजार कर रहे थो 

“तैयार हो?” हैरी बुदबुदाया 

“जब तक सब लोग चले नहीं जाते, तब तक रुको,” हर्माइनी ने घबराते हुए कहा ठीक है ...” 

वह लॉकहार्ट की टेबल के पास पहुँची। उसने अपने हाथ में एक कागज का टुकड़ा कसकर पकड़ रखा था। हैरी 
और रन उसके ठीक पीछे थे 

“अर - प्रोफेसर लॉकहार्ट?” हर्माइनी ने अटकते हुए कहा। “मैं चाहती थी - कि मैं लाइब्रेरी से यह किताब निकलवाकर 
पढ़ ळँ। सिफ ज्ञान बढ़ाने के लिए? कागज का टुकड़ा बढ़ाते समय उसका हाथ हलका सा काँप रहा था दिक्कत यह 
है कि यह किताब लाइब्रेरी के प्रतिबंधित खड में है, इसलिए मुझे किसी टीचर के दस्तखत चाहिए - मुझे विश्वास है कि 
इससे मैं उस बात को ज़्यादा अच्छी तरह समझ जाऊँगी, जो आपने पिशाचा के साथ भटकवा में धीमी गति के जूहरों के 
बारे में कही है ...” 


“अच्छा, पिशाचा के साथ भटकना/” लॉँकहार्ट ने हर्माइती के हाथ से कागज लिया और उसकी त्रफ देखकर खुलकर 
मुस्कराए “शायद मेरी सबसे प्रिय किताबी तुम्हें वह अच्छी लगी ? 

'जी हाँ,” हर्माइनी ने उत्सुकता से कहा “आपने कितनी चतुराई से आखिरी वाले पिशाच को चाय की छलनी से 
फँसाया था ...! 


“मुझे विश्वास है कि अगर मैं इस वर्ष की सबसे बुद्धिमान छात्रा की थोड़ी अतिरिक्त मदद कर दूँ, तो किसी को 
बुरा नहीं लगेगा,” लॉकहार्ट ने गर्मजोशी से कहा और एक बड़ी मयूरपंखी कलम बाहर निकाली। रॉँन के चेहरे पर आए नफरत 
के भाव का गलत मतलब समझते हुए वे बोले, “बढ़िया है, है ना ? मैं आम तौर पर इसे किताबों प्र ऑटोग्राफ देने के 
लिए बचाकर रखता हूँ! 

उन्होंने उस कागज पर बड़े से घुमावदार दस्तखत घसीटे और हर्माइनी को कागज दे दिया 

“तो हैरी,” लॉकहार्ट बोले, जब हर्माइनी ने कापती उंगलियों से कागज को तह किया और उसे अपने बैग में डाल 
लिया, "मुझे लगता है कल इस साल का पहला क्विडिच मैच है। ग्हड़द्धार और नागशक्ति के बीच, है ना? मैंने सुवा है 
कि तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। मैं भी एक खोजी था। मुझसे लोगों ने इंग्लैंड की टीम में शामिल होने के लिए कहा 
था। प्रतु मैंने अपना जीवन शैतानी ताकतों के उन्मूलन के प्रति समर्पित करना ज़्यादा बेहतर समझा! फिर भी, अगर तुम्हें 
थोड़े प्रशिक्षण की ज़रूरत हो, तो बेझझक मदद माँग लेगा! अपने से कम योग्य खिलाड़ियों की मदद करने में मुझे हमेशा 
खुशी होती है ...” 


हैरी ने अपने गले से एक अस्पष्ट सी आवाज निकाली और फिर रॉन तथा हर्माइनी के पीछे तेजी से चला गया 


“मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है,” उसने बोला, जब उन तीनों ने कागज प्र उनके दस्तखत की जाँच की 
उन्होंने तो यह भी नहीं देखा कि हमें कौन सी किताब चाहिए? 


“इसलिए क्योंकि उनमें ज़रा भी बुद्धि नहीं है,” रान ने कहा “परतु किसे प्रवाह है। हमें तो वह मिल गया, जो 
हम्‌ चाहते थो 

“ऐसा नहीं है कि उनमें बुद्धि वहीं है,” हर्माइवी ने तीखी आवाज़ में कहा, जब वे लाइब्रेरी की ओर आधा चलकर, 
आधा दौड़कर गए 


“सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम इस वर्ष की सबसे बुद्धिमान छात्रा हो ... 
जब वे लाइब्रेरी की ख़ामोशी में दाखिल हुए, तो उन्होंने अपनी आवाजें धीमी कर ली। 
लाइब्रेरियन मैडम पिन्स दुबळी और चिड़चिड़ी महिला थीं, जो कुपोषण के शिकार गिद्ध की तरह दिखती थी। 


“सबसे शक्तिशाली काटे?” उन्होंने शका भरे स्वर में दोहराया और हर्माइनी के हाथ से कागज लेने की कोशिश की 
प्रतु हर्माइनी कागज छोड़ने को तैयार नहीं थी। 


Re 


उसने हाँफते हुए कहा, “मैं सोच रही थी कि क्या मैं इसे रख सकती हैं? 


रहने भी दो,” राँ ने हर्माइनी से वह कागज छुड़ाया और उसे मैडम पिन्स को दे दिया हम तुम्हारे लिए एक 
और आँटोग्राफ ले लेंगे! लॉकहार्ट किसी भी चीज़ पर ऑटोग्राफ दे देंगे, बशर्ते वह कुछ देर स्थिर रहो?” 


मैडम पिन्स ने कागज को रोशनी में देखा, जैसे उन्होंने जालसाजी पकड़ने की ठान ली हो, परंतु कागज उनकी परीक्षा 
में खरा उतरा! वे ऊँची अलमारियाँ के बीच में चलते हुए दूर गई और कुछ मिनट बाद एक बड़ी तथा पुरानी सी दिखने 
वाली किताब के साथ लौटी। हर्माइवी ने उसे सावधानी से अपने बैग में रख लिया लाइब्रेरी से लौटते समय वे कोशिश 
कर रहे थे कि वे ज़्यादा तेज़ न चले या फिर ऐसे न दिखें, जैसे वे कोई अपराध कर रहे हां 


पाँच मिनट बाद वे एक बार फिर मायूस मीना के बाथरूम में पहुँच गए थो। हर्माइनी ने रत की आपत्तियां को 
ठुक्राते हुए कहा कि यहाँ प्र एकांत की गारंटी थी, क्योंकि जिसका दिमाग सही तरह से काम कर रहा होगा, वह यहाँ 
कभी नहीं आएगा मायूस मीना अपने टॉयलेट में जोर-जोर से रो रही थी, प्रतु उन्होंने मीना को नजरअंदाज कर दिया और 
मीना ने उन्ही 


हर्माइनी ने सावधानी से सबसे शक्तिशाली काढ़े वामक किताब को खोला वे तीनों नमी के कारण धब्बेदार हो चुके 


पन्नों को झुककर पढ़ने लगे! एक नज़र में ही वे समझ गए कि इस किताब को प्रतिबंधित खड में क्‍यों रखा गया था 
इसमें दिए गए कुछ काढ़ों के प्रभाव तो इतने ज़्यादा वीभत्स थे कि उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और इन्हे 
पीने के बाद होने वाली पीड़ा को दशानि वाळे कई चित्र भी थे, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति का चित्र भी शामिल था, जिसके 
शरीर के अदरूती हिस्से बाहर आते दिख रहे थो इसके अलावा एक जादूग्रती का चित्र भी था, जिसके सिर से कुछ 
अतिरिक्त हाथ उग रहे थे। 


जब हर्माइनी को भेसबदल काढ़ा शीर्षक वाला पृष्ठ मिल गया, तो उसने रोमांचित स्वर में कहा, “यह रहा? इसमें 
ऐसे लोगों की तस्वीरे थीं, जो रूपांतरित होने की प्रक्रिया के अधबीच में थो हैरी को सचमुच आशा थी कि कलाकार ने 
उनके चेहरे प्र गहन पीड़ा के भावों की कुछ ज़्यादा ही कल्पता कर ली होगी। 


“यह मेरे द्वारा देखा गया सबसे जटिल काढ़ा है,” हर्माइनी ने कहा, जब उब्होंने इसे बनाने की विधि पर एक नजर 
डाळी। “पतगें, जाके, गलाने वाला पौधा और गाँठदार घास,” वह अपनी उँगली तत्वों की सूची प्र नीचे लाते हुए बुदबुदाईी 
“ये तो आसावी से मिल जाएँगे ये विद्यार्थियों के सामान वाली अलमारी में रखे हैं। हम वहाँ से निकाल सकते हैं। प्रतु 
इधर देखो, बाईकाँर्त के सींग का चूर्ण - क्या पता यह हमें कैसे मिलेगा ...बुमस्लैग साँप की कंचुली - यह मिलना भी 
मुश्किल है - और जाहिर है, उस व्यक्ति की कोई चीज़, जिसका रूप हम धारण करना चाहते हैं! 


“क्या कहा? रॉन ने तीखे स्वर में कहा! “जिसका रूप हम धारण करना चाहते है, उस व्यक्ति की किसी चीज़ से 
तुम्हारा क्या मतलब है? मैं क्रैब के पैर के नाख्न डली कोई चीज़ नहीं पियूँगा ...” 


हर्माइती आगे बोलती रही, जैसे उसने रान की बात नहीं सुती हो। 


“इस वक्त हमें उस बारे में चिता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इन चीज़ों को सबसे अत में 
मिलाएँगे ...! 


रान अवाक होकर हैरी की तरफ मुड़ा, जिसे एक और चिता सता रही थी। 


'हर्माइनी, क्या तुम्हें एहसास है कि हमें कितनी सारी चीजें चुराना पड़ंगी? यह तो तय है कि बूमस्ळैग साँप की 
केंचुली विद्यार्थियों क॑ सामान वाली अलमारी में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, स्वेप की अलमारी से चुराएँगे? मुझे नहीं लगता 
कि यह कोई अच्छा विचार है ...” 


हर्माइनी ने झटके के साथ किताब बद कर दी। 


“अच्छा, अगर तुम दोनों डरकर भागना चाहते हो, तो ठीक है,” उसने कहा उसके गालों प्र चमकीले गुलाबी 
धब्बे उभर आए थे और उसकी आँखें सामान्य से ज़्यादा तेज़ी से चमक रही थी “तुम तो जानते हो, मैं नियम नहीं तोड़ना 
चाहती। प्रतु मै सोचती हुँ कि मगल बच्चों को धमकाना एक मुश्किल काढ़े को तैयार करने से कहीं ज्यादा बुरी बात है। 
लेकिन अगर तुम यह पता नहीं लगाता चाहते कि इस सब के पीछे मैल्फाँय का हाथ है या नहीं, तो मैं इसी समय 
सीधे मैडम पिन्स के पास जाती हुँ और यह किताब वापस कर देती हूँ 


रॉत बोला, “मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा, जब तुम हमें नियम तोड़ने के लिए उकसाओगी। 
ठीक है, हम यह काम करेंगे। परंतु पैर के नाखन नहीं, ठीक है? 


वैसे इसे बनाने में कितना समय लग जाएगा?” हैरी ने पूछा, जब हर्माइनी ने खुश दिखते हुए दुबारा किताब खोली। 


“देखो, गलाने वाला पौधा पूर्णिमा के दिन तोड़ना होगा और पतगां को इक्क़ीस दिनों तक पकाना होगा ...अगर 
हमें सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो मेरे हिसाब से यह लगभग एक महीने में तैयार हो जाएगा” 


“एक महीना?” रान बोला “तब तक तो मैल्फाँय स्कूल के आधे मगल बच्चों पर हमला कर चुका होगा!” परतु उसने 
देखा कि हर्माइनी की आँखें एक बार फिर खतरनाक तरीके से सिकुड़ रही थीं, इसलिए उसने जल्दी से यह जोड़ दिया, 


“मगर हमारे पास इससे अच्छी कोई योजना नहीं है, इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि हमें इसमें पूरी तरह से जुट जाना 
चाहिए।' 

बहरहाल, जब हर्माइनी बाहर झाँककर यह देख रही थी कि बाथरूम से उनके बाहर निकलने का रास्ता साफ है 
या नहीं, तो राँन्‌ ने हैरी से बुदबुदाकर कहा, “इसमें कम दिक्कत होगी, बशर्ते तुम कल मैल्फॉय को उसकी झाडू से किसी 
तरह गिरा दो!” 


न 


हैरी शनिवार की सुबह जल्दी जाग गया और कुछ देर तक बिस्तर प्र ही पड़ा रही वह आज होने वाले क्विडिच 
मैच के बारे में सोच रहा था! वह ख़ास तौर पर इस विचार से घबरा रहा था कि अगर ग्छड़द्वार हार गया, तो वुड क्या 
कहेगा। वैसे उसे इस बात से भी घबराहट हो रही थी कि उनका सामना एक ऐसी टीम से होने वाला था, जो सबसे तेज 
उड़ने वाली जादुई झाडुआं पर सवार होगी। इस समय वह नागशक्ति को जितनी बुरी तरह हराना चाहता था, उतना पहले 
कभी नहीं चाहता था आधे घटे तक उसके अदर उथल-पुथलळ होती रही फिर वह उठा और फटाफट कपड़े पहनकर नाशते 
के लिए जल्दी से वीचे चला गया। वहाँ उसे गछूड्द्वार की टीम के बाकी खिलाड़ी लंबी ख़ाली टेबल प्र पास-पास बैठे दिखे 
सब के सब तनाव में दिख रहे थे और ज़्यादा बातें नहीं कर रहे थे 

जब ग्यारह बजे का समय करीब आया, तो पूरा स्कूल क्विडिच स्टेडियम की तरफ जाने लगा आज काफी उमस 
थी और ऐसा लग रहा था, जैसे बारिश होने वाली हो। जब हैरी चेंजिंग रूम में जाने लगा, तो रन और हर्माइनी जल्दी 
से उसे गुड लक कहने के लिए आए टीम के सभी सदस्यों ने गछूड़द्वार के लाल रंग के दुशाले वाली ड्रेस पृहती और फिर 
हर बार की तरह इस बार भी वे सब मैच से पहले दिए जाने वाले वुड के उत्साहवर्धक भाषण को सुनने के लिए बैठ गण 


वुड ने कहना शुरू किया, “इस बात से इकार नहीं किया जा सकता कि नागशक्ति के पास हमसे बेहतर झादुएँ 
हैं। बहरहाल, हमारे पास झाडुआं प्र बेहतर खिलाड़ी हैं। हमारी टीम ने प्रशिक्षण में उनसे ज़्यादा कड़ी मेहतत की है। हम 
हर तरह के मौसम में खेले हैं -” (“बिलकुल सच कहा! अगस्त के बाद से आज तक मेरा शरीर कभी पूरी तरह सूखा नहीं 
रहा,” जॉर्ज वीज़्ली बुदबुदाया) “- हम उन्हें मज़ा चखा देंगे और वे उस दिन प्र पछताएँगे, जब उन्होंने उस गदे मैल्फॉय 
को रिश्‍वत्‌ लेकर अपनी टीम में शामिल किया? 

भावावेग की वजह से हिल रहे सीने के साथ वुड हैरी की ओर मुड़ 

“सारा दारोमदार तुम पर है, हैरी उन्हें दिखा दो कि खोजी के पास अमीर पिता का होना ही काफी नहीं है। मैल्फॉय 


से पहले सुनहरी गेंद पकड़ लो, वरना इस कोशिश में अपनी जान दे दो हैरी, क्योंकि आज हमें जीतना ही है, हमें जीतना 
ही ही 


“इसलिए बिता दबाव के खेली, हैरी,” फ्रेड ने उसे आँख मारते हुए कहा 

जब वे पिच की तरफ बढ़े, तो भीड़ ने जोरदार शोर से उनका स्वागत किया ख़ास तौर पर हर्षध्वनि सुनाई दे 
रही थी, क्योंकि चीलघात और मेहनतकश भी नागशक्ति को हारते हुए देखना चाहते थे। परतु भीड़ में नागशक्ति के 
विद्यार्थियों की हाय-हाय की आवाजें और फुफकारें भी सुनाई दे रही थीं। क्विडिच की टीचर मैडम हच ने फ्लिट और वुड 
को हाथ मिलाने के लिए कहा दोनों ने एक-दूसरे को खतरवाक अंदाज़ से देखते हुए हाथ मिलाया और इस दौरान जरूरत 
से ज़्यादा दबाव डाला 

“मेरी सीटी बजते ही,” मैडम हूच बोलीं, “तीन ...दो ...एक ....” 

भीड़ के शोर से ऊपर उठने की प्रेरणा पाते हुए चौदह खिलाड़ी काले बादलों से भरे आसमान की तरफ उड़ चले 
हैरी उन सबसे ऊपर की ओर उड़ा! वह चारों तरफ सुनहरी गेंद को ढूँढ रहा था 


“सब ठीक तो है, माथे प्र निशान वाले?” मैल्फॉय चीखा, जो उसके नीचे आ रहा था ऐसा लग रहा था, जैसे 
वह अपनी झाडू की रफ़्तार दिखाना चाहता हो। 


हैरी को जवाब देने का समय नहीं मिला! उसी प्ल एक भारी-भरकम काला पहलवान उसकी तरफ झपटता हुआ 
आया हैरी उससे बिलकुल बाल-बाल बचा; उसे लगा जैसे पहलवान उसके बालों को छूता हुआ गया था 


“बहुत करीबी मामला था, हैरी!” यह कहते हुए जॉर्ज अपने हाथ में बल्ला लेकर तेजी से हैरी के पास से गुजरा 
वह पहलवान प्र प्रहार करके उसे नागशक्ति के खिलाड़ी की तरफ भेजने के लिए तैयार था। हैरी ने देखा कि जॉर्ज ने 
पहलवान्‌ को एड्रियन प्यूसी की दिशा में जोर से मारा, परंतु पहलवान बीच में ही मुड़ गया और दुबारा हैरी की तरफ आने 
लगा। 


उससे बचने के लिए हैरी ने तेजी से नीचे गोता लगाया और जॉर्ज ने पहलवान को कसकर मैल्फॉय की तरफ मारा 
एक बार फिर पहलवान बूमरैंग की तरह मुड़ा और हैरी के सिर की तरफ लपका 


हैरी ने अपनी रफ़्तार बढ़ा ली और सनसनाते हुए पिच के दूसरे सिरे की तरफ उड़ने लगा। उसे सुनाई दे रहा था 
कि पहलवान सीटी बजाता हुआ उसके पीछे आ रहा था यह क्या हो रहा था? पहलवान इस्‌ तरह किसी एक ही खिलाड़ी 
प्र अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। उनका काम तो यह होता है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को झाडू से गिराने 
की कोशिश करं 


फ्रेड वीज़्ली दूसरे सिरे प्र पहलवान का इंतज़ार कर रहा था। हैरी झुक गया, जब फ्रेड ने पहलवान को अपनी पूरी 
ताकत से मारा और पहलवान का रुख हैरी से हटकर दूसरी तरफ हो गया 


“उसका काम तमाम हो गया!” फ्रेड खुशी से चीख़ा, परतु वह गलत था मानो वह पहलवान हैरी की तरफ चुंबकीय 
शक्ति से खिचा चला आ रहा हो, वह एक बार फिर उसक पीछे आ गया और हैरी को पूरी गति से उड़ने के लिए विवश 
होना पड़ा 


~ 


अब बारिश होने लगी थी। हैरी के चेहरे प्र भारी बुँदे गिरने लगीं, जो उसके चश्मे के काँच प्र पड़कर उछल रही 
थी। उसे ज़रा भी अदाज़ा नहीं था कि मैच में क्या हो रहा था, जब तक कि उसने कमेंट्री कर रहे ली जार्डन की आवाज़ 
नहीं सुवी, “नागशक्ति साठ-शून्य से आगे है 


नागशक्ति की बेहतरीन झाडुएँ स्पष्ट रूप्‌ से अपना कमाल दिखा रही थी और इस बीच दुष्ट पहलवान अपनी तरफ 
से हैरी को नीचे गिराने की पूरी कोशिश कर रहा था फ्रेड और जॉर्ज अब उसके दोनों तरफ इतने पास उड़ रहे थे कि 
हैरी को उनकी हिलती बाँहों के सिवाय और कुछ नहीं दिख रहा था। सुनहरी गेंद को पकड़ने की बात तो रहने ही दें, हैरी 
के लिए उसे देख पाना भी सभव नहीं था। 

“किसी-ने-इस-पहलवान-के-साथ-छेड़खानी-की-है-' फ्रेड गुस्से से गुर्३ाया। जब पहलवान नए सिरे से हैरी प्र हमला करने 
आया, तो उसने बल्ले को अपनी पूरी ताकत से घुमायाी 

“हमें टाइम आउट लेना चाहिए,” जॉर्ज बोला और वुड को इशारा करने की कोशिश की। इसके साथ ही वह पहलवान 
को हैरी की नाक तोड़ने से रोकने की कोशिश भी कर रहा था। 

यह स्पष्ट था कि वुड को सदेश मिल गया था। मैडम हूच की सीटी बजी। अब भी दुष्ट पहलवान से बचने की 
कोशिश करते हुए हैरी, फ्रेड तथा जॉर्ज जमीन पर उत्र आए। 

“क्या हो रहा है?” वुड ने कहा, जब ग्छूड़द्वार की टीम इकट॒ठी हुई और नागशक्ति के दर्शक भीड़ में से ताने मारने 
लगे। “हम हारते जा रहे हैं। फ्रेड और जॉर्ज, जब पहलवान ने एंजेलिना को स्कोर करने से रोका, तब तुम लोग कहाँ थे? 

“ऑलिवर, हम उससे बीस फुट ऊपर दूसरे पहलवान को रोक रहे थे, ताकि वह हैरी की हत्या न्‌ कर दे,” जॉर्ज 
ने गुस्से से कहा किसी ने उस पर जादू कर दिया है - वह सिर्फ हैरी के ही पीछे पड़ा हुआ है। पूरे मैच में वह किसी 
दूसरे की तरफ नहीं गया है! नागशक्ति के खिलाड़ियों ने ज़रूर उसमें कोई न कोई गड़बड़ की होगी।' 


“प्रतु हमारी आख़िरी प्रैक्टिस के बाद तो पहलवानों को मैडम हूच के ऑफिस में ताले में रखा गया था और तब 
उनके साथ कोई गड़बड़ वहीं थी...” वुड ने चिता से कहा 


मैडम हूच उनकी तरफ आ रही थी उनके कथे के पीछे हैरी को दिख रहा था कि नागशक्ति के खिलाड़ी ताना 
मारते हुए उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। 


जब मैडम हूच करीब आई, तो हैरी फ्रेड और जॉर्ज से बोला, “सुतो, अगर तुम दोनों पूरे समय मेरे आस पास 
ही मँंडराते रहोगे, तो मैं सुनहरी गेंद सिर्फ उसी हालत में पकड़ सकता हुँ, जब वह उड़कर सीधे मेरे हाथ में आ जाए 
बाकी खिलाड़ियों के पास जाओ और मुझे उस बदमाश पहलवान से अकेले निबटने दो!” 


'मुखाँ जैसी बातें मत करो,” फ्रेड बोला! वह तुम्हारी खोपड़ी खोल देगा? 

वुड कभी हैरी को और कभी वीज़ली बंधुओं को देख रहा था। 

“ऑलिवर, यह पागलपन है,” एलिसिया स्मिनेट ने गुस्से से कहा “तुम हैरी को अकेले उस चीज़ से निबटने नहीं 
दे सकते। हमें पहलवान की जाँच की माँग करवा चाहिए -? 


“अगर हम इस समय खेल रुकवाते हैं, तो हम इस मैच में जीत से वचित हो जाएँगे!” हैरी बोला! “और हम सिर्फ 


एक दुष्ट पहलवान के कारण नागशक्ति से मैच नहीं हारंगे! प्लीज़ ऑलिवर, उनसे कह दो कि मुझे अकेला छोड़ दें!” 


“यह सब तुम्हारी गलती है,” जॉर्ज ने गुस्से में बुड से कहा "तुमने उससे कितनी मूर्खतापूर्ण बात कही थी - “सुनहरी 
गेंद पकड़ लो, वरना इस कोशिश में अपनी जान दे दो!” 

मैडम हूच अब उनके बिलकुल पास आकर खड़ी हो गड्डी 

“दुबारा खेल शुरू करने के लिए तैयार हो?” उन्होंने वुड से पूछा 

वुड को हैरी के चेहरे पर संकल्प का भाव दिख रहा था 

वह बोला, ठीक है! फ्रेड और जॉर्ज, तुम लोगों ने हैरी की बात सुन ली है! उसे अकेला छोड़ दो और उसे ख़ुद 
ही पहलवान से निबटने दो।” 

बारिश अब और भी तेज़ हो गई थी। मैडम हूच की सीटी बजने पर हैरी हवा में तेजी से उड़ा और उसने अपने 
पीछे आते पहलवान की जोरदार सनसनाहट सुनी हैरी और ऊँचाई की तरफ उड़ चला। उसने तेज़ी से चक्कर काटे, एकाएक 
ऊप्स्-तीचे घूमा, आड़ा-तिरछा उड़ा और कभी सीधा-उलटा हुआ इस वजह से उसे हलके से चक्कर आवे लगे। बहरहाल, 
उसने अपनी आँखों को चौड़ा करके खोल रखा था। बारिश उसके चश्मे को धुँधला कर रही थी और उसके नथुने के अदर 
घुस रही थी, क्‍योंकि वह पहलवान के ख़तरवाक हमले से बचने के लिए उलटा लटक रहा था। उसे दर्शकों की हंसी की 
आवाज़ सुनाई दे रही थी! वह जानता था कि उसकी हरकतें मूर्खतापूर्ण दिख रही होंगी! परतु वह यह भी जानता था कि 
बदमाश पहलवान भारी था, इसलिए वह उतनी तेज़ी से दिशा नहीं बदल सकता था, जितनी तेजी से हैरी बदल सकता 
था। हैरी स्टेडियम के चारों तरफ ऊपर-वीचे होते हुए उड़ता रहा वह बारिश की चाँदी जैसी चादर के बीच से ग्छड़द्वार के 
गोल की तरफ देख रहा था, जहाँ एड्रियन प्यूसी वुड के पार जाने की कोशिश कर रहा था ... 


उसे बताया कि पहलवान एक बार फिर उससे टकराते-टकराते बचा 
चल दिया 


हैरी के कान में बजी एक सीटी की आवाज़ 


ने 
था हैरी एकदम पलटा और तेजी से विपरीत दिशा में 


जब हैरी को बीच हवा में पहलवान से बचने के लिए मजबूरव एक मूर्खतापूर्ण चक्कर लगाना पड़ा, तो मैल्फॉय 
चिल्लाया, “नाच रहे हो क्‍या, पॉटर? हैरी तेज़ी से उड़ने लगा, पहलवान उसके कुछ फुट पीछे था और फिर जब उसने 
नफरत और गुस्से से मैल्फॉय की तरफ देखा, तो उसे युतहरी गेंद दिख गई। वह मैल्फॉय के बाएँ कान के कुछ इंच ऊपर 
मंडरा रही थी - प्रतु मैल्फॉय को हैरी प्र हैसने से फुरसत नहीं थी, इसलिए वह उसे नहीं देख पाया। 


एक पल के लिए तो हैरी बीच हवा में ही लटका रह गया। वह मैल्फॉय की तरफ तेज गति से नहीं जा सकता 
था। उसे डर था कि ऐसा करने पर मैल्फॉँय ऊपर की ओर देख सकता है और उसे सुनहरी गेंद दिख सकती है। 

“धाइ || > 

वह एक सेकड ज्यादा रुक गया था। पहलवान आखिरकार उससे टकरा ही गया वह हैरी की कोहनी से टकराया 
और हैरी को अपनी बाह टूटती महसूस हुई। बाह के तेज़ दर्द से स्तब्ध हैरी बारिश में भीगी झाडू पर हलके से एक तरफ 
खिसका। उसके एक घुटने ने अब भी झाडू को जकड़ रखा था, जबकि उसकी दाई बाह बेकार होकर लटक रही थी। पहलवान 
ने पुलटकर दुबारा हमला करने आया इस बार उसका लक्ष्य हैरी के चेहरे का कचूमर बनावा था। हैरी उसके रास्ते से हट 
गया। उसके सुन्न दिमाग में एक विचार दृढ़ता से जम चुका था : मैल्कॉय तक पहुँचो। 

दर्द और बारिश की धुंध के बीच उसने अपने नीचे चमकते तथा य्यम्य से मुस्कराते चेहरे की तरफ गोता लगाया 
और उसने देखा कि मैल्फॉँय की आँख डर के मारे फैल गई थी उसे लगा कि हैरी उस प्र हमला कर रहा है। 

क्या कर -' उसने साँस रोकते हुए कहा और हैरी के रास्ते से हट गया 

हैरी ने अपने सही-सलामत हाथ को अपनी झाडू पर से हटाया और अधों की तरह गेंद पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया 
उसने महसूस किया कि उसकी उँगलियाँ ठंडी सुनहरी गेंद पर पकड़ बना रही थी। प्रतु इस कोशिश में अब वह सिर्फ अपने 
पैरों से झाडू को पकड़े था! जब वह गिरता हुआ धरती की तर्फ आ रहा था और होश में बने रहने की कोशिश कर रहा 
था, तो उसे भीड़ के चीख़ने की आवाजें सुनाई दी। 

कीचड़ उछालते हुए वह धप्प के साथ गिर और झाड़ से लुढ़क गया उसका चोटग्रस्त हाथ एक बहुत अजीब कोण 
प्र लटका हुआ था। दर्द से कराहते हुए उसने दूर कहीं पर बहुत सी सीटियों और तालियां के बजने की आवाजें सुनी 
उसने अपने सही-सलामत हाथ में पकड़ी हुई सुनहरी गेंद प्र ध्यान केंद्रित किया 

“अहा,! उसने अस्पष्टता से कहा, 'हम जीत्‌ गए? 

और फिर वह बेहोश हो गया 

जब उसे होश आया, तो उसके चेहरे प्र बारिश की बुँदे गिर रही थी। वह अब भी पिच पर पड़ा था और कोई 
उसके ऊपर झुका था। हैरी को उसके चमकते दाँत दिख गएी 


“अरे नहीं, तुम नहीं,” उसने दर्द से कराहते हुए कहा 


“वृह नहीं जावता कि वह क्या कह रहा है,” लॉकहार्ट ने अपने और हैरी के चारों तरफ जमा धक्का मारती गछुडद्वार 
के विद्यार्थियों की चिंतित भीड़ को संबोधित करते हुए जोर से कहा “चिता मत करो हैरी, मैं तुम्हारा हाथ ठीक कर दूँगा? 


“नहीं!” हैरी बोला! “इसे ऐसा ही रहने दें, धन्यवाद ...” 


उसने उठकर बैठने की कोशिश की, प्रतु दर्द भयावक था। उसने पास से आ रही क्लिक की चिर-परिचित्‌ आवाज 
सुनी। 


उसने जोर से कहा, 'कॉलिन्‌, मैं इस हाल में फोटो नहीं खिचवाना चाहता? 


“लेटे रहो हैरी,” लॉकहार्ट ने पुचकारते हुए कहा! “यह बहुत आसान मत्र है। मैं अनगिनत बार इसका प्रयोग कर 
चुका हूँ।' 


हैरी ने दाँत भींचते हुए कहा, “आप मुझे सीधे अस्पताल क्‍यों नहीं जाने देते? 


“उसे सचमुच अस्पताल जाना चाहिए, प्रोफेसर,” कीचड़ में लथपथ वुड ने कहा, जो मुस्कराने से खुद को नहीं रोक 


पा रहा था, हालॉकि उसका खोजी जमीन प्र घायल पड़ा था। “बहुत ही बढ़िया पकड़ा हैरी, सचमुच शानदार, मैं तो कहुँगा 
कि यह तुम्हारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था” 

अपने चारों तरफ खड़े लोगों के पैरों कं बीच से हैरी ने फ्रेंड और जॉर्ज वीज़्ली को देखा, जो दुष्ट पहलवान को 
बक्से में बंद करते के लिए उससे जूझ रहे थे! पहलवान अब भी जोरदार सघर्ष कर रहा था 

"पीछे हट जाओ,” लॉकहार्ट ने अपनी गहरी हरी आस्तीनें चढ़ाते हुए कहा। 


“तहीं - मत करिए -? हैरी ने कमजोरी से कहा, परंतु लॉकहार्ट अपनी छड़ी हिलाने लगे थे और पल भर बाद उन्होंने 
छड़ी हैरी के हाथ की तरफ मोड़ दी। 


हैरी को कधे में एक अटपटा और अप्रिय एहसास होता शुरू हुआ, जो फैलकर उसकी उँगलियाँ तक पहुँचा उसे 
ऐसा महसूस हो रहा था, जैसे उसके हाथ की हवा निकल गई हो! क्या हुआ था, यह देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो 
रही थी। उसने अपनी आँखें बद कर लीं और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। प्रतु उसके सबसे बुरे डर तब सही साबित 
हुए, जब उसके ऊपर झुके विद्यार्थियों ने ज़ोर से सिसकारी भरी और कॉलिन क्रीवी पागलां की तरह फोटो खींचने लगा। 
हैरी के हाथ में अब जरा भी दर्द नहीं हो रहा था - प्र अब उसे अपना हाथ हाथ की तरह महसूस भी नहीं हो रहा था। 

“आह,” लॉकहार्ट बोला देखो, ऐसा भी कई बार होता है। प्रतु मुद्दे की बात यह है कि अब हडिडियाँ टूटी हुई 
नहीं हैं। हमें इसी बात को ध्यान में रखना चाहिए इसलिए हैरी, अब बस उठकर अस्पताल चले जाओ - आह, मिस्टर 
वीज़्ली, मिस ग्रेंजर, तुम दोनों भी उसके साथ जाओ - और मैडम पाँमफ्री पल भर में तुम्हारा बाकी का इलाज कर देंगी!” 

जब हैरी अपने पैरों प्र खड़ा हुआ, तो उसे अजीब से असतुलन का एहसास हो रहा था गहरी साँस खींचते हुए 
उसने अपनी दाई तरफ देखा उसने जो देखा, उससे वह दुबारा बेहोश होते-होते बचा। 

उसके दुशाले के बाहर जो हाथ लटक रहा था, वह माँस के रंग के एक मोटे रबर ग्लळव की त्रह दिख रहा था 
उसने अपनी उँगलियाँ हिलाने की कोशिश की, परतु हाथ में ज़रा भी हलचल नहीं हुई 


लॉकहार्ट ने हैरी की हड्डियाँ ठीक नहीं की थीं; उसने उन्हें हटा दिया था। 


न 


मैडम पॉमफ्री यह देखकर बिलकुल खुश नहीं हुडी 


उन्होंने उस बेजान चीज़ को पकड़ा, जो आधा घटे पहले तक अच्छी तरह काम करने वाला हाथ था। फिर वे गुस्से 
से बोलीं, “तुम्हें सीधे मेरे पास आवा चाहिए था! मैं एक सेकंड में हङ्डियाँ जोड़ सकती हूँ - परतु उन्हें दुबारा बनाना -! 
“आप ऐसा कर तो सकती हैं ना?” हैरी ने हताशा में पूछा 


क्यों नहीं, मैं कर तो सकती हूँ, परंतु इसमें बहुत दर्द होगा,” मैडम पाँमफ्री ने चेहरा गभीर बनाकर हैरी की तरफ 
एक पायजामा उछालते हुए कहा तुम्हें आज रात को अस्पताल में ही रहता पड़ेगा ...” 


जब रान ने पायजामा पहनने में हैरी की मदद की, तो हर्माइनी हैरी के बिस्तर के चारों त्रफ लगे पर्द के बाहर 
रुकी रही! बिना हड्डियों वाले रबर जैसे हाथ को आस्तीन में डालने में थोड़ा समय लगा 


“अब तुम्‌ लॉकहार्ट का पक्ष कैसे ले सकती हो हर्माइनी, बताओ? हैरी की बेजान उँगलियों को आस्तीन से खींचते 
हुए रान्‌ पर्दे के पीछे से बोला “अगर हैरी को हड्डियाँ निकलवाना होतीं, तो वह उनसे यह बात स्पष्ट रूप से कह देता” 


“किसी से भी गलती हो सकती है,” हर्माइनी बोली, “और अब इसमें दर्द तो नहीं हो रहा है, है ना हैरी? 
“नहीं,” हैरी बोला, “प्रतु अब इससे कुछ और भी नहीं हो रहा है! 


जब वह बिस्तर प्र लेटा, तो उसका बेजान हाथ एक त्रफ लटक रहा था 


हमइनी और मैडम पॉमफ्री पर्दे के पीछे से आईं। मैडम पॉमफ्री के हाथ में एक बड़ी बोतल थी, जिस पर लिखा 
था - “अस्थिवर्धका' 

“आज की रात तुम पर भारी पड़ेगी,” उन्होंने धुआँ उड़ाती बोतल से पूरा गिलास भरकर उसे देते हुए कहा "हड्डियों 
को दुबारा बनाना बहुत भयानक होता है।” 

यही अस्थिवर्धक को पीने के बारे में सही था। इससे हैरी का मुंह जल गया और दवा के अदर जाते समय उसका 
गला भी जल गया, जिससे वह खाँसने और सी-सी करने लगा ख़तरताक खेलों और अयोग्य शिक्षकों के बारे में बड़बड़ाती 
हुई मैडम पाँमफ्री वापस चली गई। वे शन तथा हर्माइनी को हैरी के पास छोड़ गई थीं, ताकि वे पानी पीने में हैरी की 
मदद कर सको 

'जो भी हो, हम जीत गए,” राँन बोला! उसके चेहरे प्र मुस्कराहट तैर रही थी। “तुमने क्या खूब पकड़ा मैल्फॉय 
का चेहरा देखते! ...वह तो जैसे हत्या करने प्र उतारू दिख रहा था!” 


में यह जानना चाहती हैं कि उसने पहलवान पर जाद्‌ कैसे किया था,” हर्माइनी ने उदास स्वर में पूछा 


“हम्‌ इसे उन सवालां की सूची में जोड़ लेते हैं, जो हम उससे भेसबदल काढ़ा पीने के बाद पूछेंगे,” हैरी ने अपने 
तकिए प्र टिकते हुए कहा “मुझे आशा है कि उसका स्वाद इस दवा से तो बेहतर होगा ...” 

“अगर उसमें नागशक्ति के विद्यार्थियों की कोई चीज़ होगी, तो वह इससे बेहतर कैसे हो सकता है? तुम शायद 
मज़ाक कर रहे हो,” रन बोला 

उसी समय अस्पताल के वार्ड का दरवाजा खुला ग्छड़द्वा की टीम के बाकी खिलाड़ी कीचड़ में लथपथ और गीले 
कपड़ों में ही हैरी को देखने आ गए थे 


“अविश्वसनीय उड़ान थी, हैरी,” जॉर्ज बोला “मैंने अभी-अभी मार्कस फ्लिंट को मैल्फाँय प्र चिल्लाते सुवा है! वह 
मैल्फॉँय को डॉट रहा था कि सुनहरी गेंद उसके सिर के टीक ऊपर थी, परतु वह उसे नहीं देख पाया। मैल्फाँय बहुत खुश 
नज़र नहीं आ रहा था? 


~ 


वे अपने साथ केक, मिठाइयाँ और कददू के जूस की बोतले लाए थो वे हैरी के बिस्तर के चारों तरफ खड़े हो 
गए अभी वे अच्छी-ख़ासी पार्टी मनाने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी मैडम पॉमफ्री वहाँ धड़धड़ाती हुई आई और 
चिल्लाई, “इस बच्चे को आराम की ज़रूरत है। इसकी तैंतीस हडिडियाँ दुबारा उगना है। बाहर! बाहर!” 


और हैरी अब अकेला रह गया था बेजान हाथ में टीस मारते दर्द से उसका ध्यान हटाने के लिए अब कुछ नहीं 
था 
* 
घंटों बाद, हैरी घुप्प अंधेरे में अचानक जागा और उसके मुंह से दर्द भरी हलकी चीख निकली। उसे ऐसा लगा, 
जैसे उसके हाथ में बड़े-बड़े फोड़े हो गए हों। एक पल के लिए तो उसने सोचा कि वह शायद दर्द के कारण जाग गया 
था फिर दहशत के रोमांच में उसे यह एहसास हुआ कि कोई अँधेरे में उसके माथे को गीले स्पंज से साफ कर रहा था। 


“दूर हटो!” उसने जोर से कहा फिर वह पहचानते हुए बोला, “डॉबी!” 

घरेलू जिन्न की बाहर निकलती टेनिस की गेंद जैसी आँखें अंधेरे में हैरी को ताक रही थी उसकी लबी नुकीली 
नाक प्र एक आँसू बह रहा था 

“हैरी पॉटर वापस स्कूल आया,” वह दुखी आवाज में फुसफुसाया। “डॉबी ने हैरी पॉटर को चेतावनी दी थी, बार-बार 
दी थी! आह सर, आपने डॉबी की बात क्‍यों नहीं माती? जब हैरी पॉटर की ट्रेन छूट गई थी, तो हैरी पॉटर वापस घर 
क्यों नहीं गया?” 


हैरी जैसे-तैसे अपने तकिए से टिककर बैठा और डॉबी के स्पज को दूर हटाया 

उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें कैसे मालम कि मेरी ट्रेन छूट गई थी? 

डॉबी के होंठ थरथराए और हैरी को अचानक शक हो गया! 

उसने धीमे से कहा, “तो वह काम तुमने किया था! तुमने बैस्यिर को बद कर दिया था, ताकि हम उससे न निकल 
पाएँ!” 

बिलकुल सही कहा, सर,” डॉबी अपने सिर को तेजी से हिलाते हुए बोला! उसके झूलते हुए कान हिल रहे थे 
“डॉबी छुपा हुआ था और जैसे ही उसने हैरी पॉटर को देखा, उसने गेट बद कर दिया। इसके लिए डॉबी ने ख़ुद को सजा 
भी दी। उसने अपने हाथ प्रेस से जला लिए -? डॉबी ने हैरी को पट्टी बँधी दस लबी उगलिया दिखाई, “- प्रतु डॉबी 
को प्रवाह नहीं थी सर, क्योंकि उसने सोचा कि हैरी पॉटर सुरक्षित था। डॉबी ने कभी सपे में भी नहीं सोचा था कि 
हैरी पॉटर दूसरे तरीके से स्कूल पहुँच जाएगा!” 


वह आगे-पीछे झूल रहा था और अपना बदसूरत सिर हिला रहा था। 


की] हॉगवर्टस 


'डॉँबी ने जब सुना कि हैरी पॉटर वापस गस्‌ पहुँच गया, तो डॉबी को इतना सदमा लगा कि उसने अपने 
मालिक का डिवर जला दिया! डॉबी को इतने कोड़े खाने पड़े, जितने उसने पहले कभी नहीं खाए थे, सर ...” 


हैरी वापस अपने तकिए प्र निढाल हो गया 


फिर वह गुस्से से बोला, तुम्हारी वजह से मैं और रान स्कूल से निकलते-निकलते बचे। इससे पहले कि मेरी हडिडयाँ 
दुबार बन जाएँ, तुम यहाँ से चले जाओ डॉबी, वरना मैं तुम्हार गला दबा दुगा? 

डॉबी हलके से हंसा 

“डॉबी को मौत की धमकियाँ सुनने की आदत है, सरी डॉबी घर पर दिन में पाँच बार ऐसी धमकियाँ सुनता है! 

उसने अपनी नाक उस गदे तकिए के कवर के कोने से पछी, जिसे वह पहने था! वह इतना दयवीय लग रहा था 
कि न चाहते हुए भी हैरी का गुस्सा ठंडा पड़ने लगा। 

“तुम यह चीज़ क्यों पहने हो, डॉबी” उसने जिज्ञासा से पूछा 

“यह, सर?” डॉबी ने अपने तकिए के कवर को झटका देते हुए पूछा यह घरेलु जिन की गुलामी का निशान है, 
स्रो डॉबी तभी आजाद हो सकता है, जब उसका मालिक उसे कपड़े देगा, सरो परिवार इस बारे में इतना सावधान रहता 
है कि डॉबी को एक मोजा तक न दिया जाए सर, क्योंकि तब वह हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा” 


डॉबी ने अपनी बाहर निकली आँखें पाँछी और अचानक बोला, हैरी पॉटर को घर जाना चाहिए! डॉबी ने सोचा 
था कि उसका पहलवान यह काम कर देगा -! 

“तुम्हारा पहलवान?” हैरी ने कहा! अब उसका गुस्सा एक बार फिर बढ़ने लगा था। तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारा 
पृहलवान्‌? तुमने उस पहलवान से मुझे मारने की कोशिश की थी? 

“मारने की नहीं सर, डॉबी आपको कैसे मार सकता है?” डॉबी ने सदमे में आते हुए कहा “डॉबी हैरी पॉटर की 
जान बचाना चाहता है! यहाँ रहने से तो अच्छा है कि हैरी पॉटर बुरी तरह घायल होकर घर वापस चला जाए, सर! डॉबी 
हैरी पॉटर को सिर्फ इतना घायल करना चाहता था कि उसे घर भेज दिया जाए!” 

“अच्छा, बस इतना ही चाहते थे?” हैरी ने गुस्से से कहा। “क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि तुम मुझे टुकड़ों 
में घर कयां भेजना चाहते थे?” 


आह, अगर हैरी पॉटर को पता होता! डॉबी कराहते हुए बोला; उसके फटे हुए तकिए के कवर प्र और आँसू 
टपकने लगे। “अगर उसे पता होता कि वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है... जादुई दुनिया के हम जैसे दबे-कुचले, शोषित 
दमित जीवों के लिए वह कितना मायने रखता है! डॉबी को वह समय याद है, जब तुम-जानते-हो-कौन का बोलबाला था 
सर! हम घरेल जिननों के साथ कीड़े-मकोड़ां जैसा बर्ताव किया जाता था! ज़ाहिर है, डॉबी के साथ तो अब भी वैसा ही 
बर्ताव होता है, सर,” उसने यह स्वीकार करते हुए तकिए के कवर प्र अपना चेहरा सुखाया। "प्रतु सर, जब से हैरी पॉटर 
ने तुम-जानते-हो-कौन को हराया है, तब से अधिकांश घरेल जिनां के जीवन में काफी सुधार हुआ है। हैरी पॉटर बच गया, 
उस शैतान जादूगर की शक्ति चली गई और एक नई सुबह हुई सर, और हैरी पॉटर हम जैसे लोगों के लिए आशा की 
किरण बन गया, जो सोचते थे कि अँधेरे दिन कभी ख़त्म नहीं होंगे, सर ...प्रतु अब हॉगवर्टस में भयानक घटनाएँ घटने 
वाली हैं, शायद इसी समय घट रही हैं। और डॉबी हैरी पॉटर को यहाँ पर नहीं रहने देवा चाहता, जहाँ इतिहास ख़ुद को 
दोहराने वाला है, जहाँ रहस्यमयी तहख़ाना एक बार फिर खुलने वाला है - 


डॉबी दहशत के मारे जम गया! फिर उसने हैरी के बिस्तर के पास रखी टेबल से पानी का जग उठाया और ख़ुद 
के सिर प्र दे मारा वह वीचे गिर गया! एक सेकड बाद वह बुदबुदाते हुए बिस्तर पर रेंगकर आया, “बुरा डॉबी, बहुत बुरा 
डॉबी ...! 


“तो सचमुच यहाँ पर कोई रहस्यमयी तहख़ाना है ? हैरी फुसफुसाया। "और - तुमने कहा कि वह पहले भी खुल 
चुका है? मुझे प्री बात बताओ, डॉबी!” 

जब डॉबी का हाथ पानी के जग की तरफ रेंगने लगा, तो हैरी ने उसकी पतली कलाई पकड़ ली। “परतु मैं तो 
मगळ परिवार का नहीं हैं - तहख़ाने के खुलने से मुझे क्‍यों खतरा है? 

“आह सर, कुछ मत पूछिए, बेचारे डॉबी से कुछ मत पुछिए,” घरेल जिन्न ने अटकते हुए कहा; उसकी आँखें 
अँधेरे में बहुत बड़ी दिख रही थीं! 'इस जगह पर भयानक घटनाएँ करने की साजिश रची गई है, और जब वे होंगी तब 
हैरी पॉटर को यहाँ नहीं रहना चाहिए घर वापस जाओ, हैरी पॉटरो घर वापस जाओ। हैरी पॉटर को इसमें नहीं उलझना 
चाहिए सर, यह बहुत खतरनाक है - 


“यह कौन कर रहा है, डॉबी?” हैरी ने पूछा! उसने डॉबी की कलाई कसकर पकड़ रखी थी, ताकि वह पानी का 
जग उठाकर एक बार फिर ख़ुद का सिर न फोड़ने लगे। “इसे किसने खोला था? इसे पिछली बार किसने खोला था? 

“डॉबी नहीं बता सकता सर, डॉबी वहीं बता सकता, डॉबी को यह नहीं बतावा चाहिए!” घरेल जिन चिल्लाया। 
“घर वापस जाओ हैरी पॉटर, घर वापस जाओ! 


“मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ!” हैरी ताव में आकर बोला “मेरी बहुत अच्छी दोस्त मगळ है। अगर तहख्राता सचमुच 
खुल चुका है, तो जो लोग सबसे पहले शिकार बनेंगे, उनमें वह भी होगी - 

हैरी पॉटर अपने दोस्तों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है!” डॉबी ने कराहते हुए एक त्रह से दुख 
और उल्लास के मिश्रित स्वर में कहा! इतना महान! इतना बहादुर! प्रतु उसे ख़ुद को बचाना चाहिए, हर हाल में बचाना 
चाहिए, हैरी पॉटर को यहाँ नहीं - 

डॉबी अचानक जम गया। उसके चमगादड़ जैसे कान काँपने लगे। हैरी ने भी आवाज़ सुन ली! बाहर गलियारे में 
आते हुए कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। 

डॉबी को जाना होगा!” घरेलू जिन ने आतकित होकर कहा एक चुटकी बजी और हैरी की मुट्टी में अब डॉबी 
की कलाई के बजाय सिर्फ हवा थी। वह फिर से बिस्तर प्र लुढ़क गया। उसकी आँखें अस्पताल के वार्ड के अँधेरे दरवाजे 
प्र टिकी थीं, क्योंकि कदमों की आवाज़ करीब आती जा रही थी। 


अगले ही क्षण डम्बलडोर दरवाज़े से अदर घुसे उन्होंने एक लबा ऊनी ड्रेसिंग गाउन और नाइटकैप पहन रखी थी। 


वे उस चीज़ का एक सिरा थामे थे, जो मूर्ति की तरह दिख रही थी। एक सेकंड बाद प्रोफेसर मैक्गॉँनेगल नज़र आई, जो 
उस मूर्ति के पैर थामे थीं। दोनों ने मिलकर उसे एक बिस्तर पर डाल दिया 

डम्बलडोर फुसफुसाए, “मैडम पॉमफ्री को बुळाओ' और प्रोफसर मैक्गॉनेगल हैरी के बिस्तर के पास से तेजी से गुजरते 
हुए ओझल हो गईं। हैरी शांति से लेटा रहा! वह ऐसा अभिनय कर रहा था, जैसे वह सोया हुआ हो। उसने व्ग्रता भरी 
आवाजें सुनी और फिर प्रोफेसर मैक्गॉनेगल दुबारा नज़र आईं उनके पीछे मैडम पॉमफ्री थीं, जो अपने नाइटगाउन के ऊपर 
कार्डिगत्‌ पहन रही थी उसे उनके तेज़ी से साँस लेने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। 

“क्या हुआ?” मैडम पॉमफ्री ने डम्बूलडोर से फुसफुसाकर पूछा और बिस्तर प्र लेटी मूर्ति पर झुक गड्डी 

“एक और हमला हुआ है,” डम्बलडोर ने कहा “मिनर्वा को यह सीढ़ियों प्र मिला” 

“इसके पास ही अगूरों का एक गुच्छा मिला,” प्रोफेसर मैक्गॉनेगल बोली। “हमें लगता है कि ये छुपकर यहाँ पॉटर 
से मिलने आ रहा था!” 

हैरी के पेट में अचानक भयानक उथल-पृथल मच गई। बहुत धीमे से, सावधानी से उसने ख़ुद को सिर्फ कुछ इच 
ऊपर उठाया, ताकि वह बिस्तर पर लेटी मूर्ति को देख सको चाँद की एक हलकी किरण मूर्ति के घूरते चेहरे पर पड़ रही 
थी। 


वह मूर्ति नहीं, कालिन क्रीवी था उसकी आँखें चौड़ी थी और उसके हाथ उसके सामने बँधे हुए थे, जिनसे उसने 
कैमरा पकड़ रखा था। 

‘बेजान किया गया है? मैडम पॉमफ्री ने फुसफुसाकर पूछा 

हाँ,” प्रोफेसर मैक्गॉनेगल ने कहा “परतु मैं तो यह सोचकर काँप उठती हूँ ...अगर एल्बस गर्म चॉकलेट के लिए 
वीचे सीढ़ियों पर नहीं आए होते, तो भगवान जाने क्या होता ...” 

वे तीनां काॉँलिन को घूरते रहो फिर डम्बलडोर आगे झुके और कॉलिन्‌ की सख्त पकड़ से कैमरे को छुड़ा लिया 

प्रोफेसर मैक्गॉनेगल ने उत्सुकता से पूछा, “आपको यह तो नहीं लगता कि यह लड़का हमलावर की फोटो लेने में 
कामयाब हो गया होगा?” 


~ 


डम्बलडोर ने कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने कैमरे का पिछला हिस्सा खोला। 


“ओफ्फो! मैडम पाँमफ्री ने कहा 


कैमरे से धुएँ का एक झाका बाहर निकला तीन बिस्तर दूर लेटे हैरी को जलते प्लास्टिक की तीखी बदबू आई 

"पिघल गई,” मैडम पॉमफ्री ने हैरानी से कहा, “पूरी रील पिघल गई...” 

“इसका क्या मतलब है, एल्बस?” प्रोफेसर मैक्गॉनेगल ने अधीरता से पूछा 

डम्बळडोर ने कहा, “इसका मतलब यह है कि रहस्यमयी तहखाता सचमुच खुल चुका है।! 

मैडम पाँमफ्री ने अपने मुँह पर हाथ रख लिया प्रोफेसर मैक्गॉनेगल ने डम्बळडोर को घरी 

“प्रतु एल्बस्‌ ... निश्चित रूप्‌ से ... किसने ? 

“सवाल यह नहीं है कि किसवे,” डम्बलडोर ने कहा, उनकी आँखें कॉलिन पर टिकी थीं, “सवाल यह है, 
कँसे ...! 

हैरी प्रोफेसर मैक्गॉनेगल के छाया में छुपे चेहरे को जितना देख सकता था, उससे यह स्पष्ट था कि उन्हें भी इससे 
उतना ही समझ में आया था, जितना कि उसे आया था। 


अध्याय - थ्यारह 
युख्कला का प्रशिक्षण 


रविवार की सुबह जब हैरी उठा, तो कमरे में जाड़े के सूरज की चमकदार रोशनी भरी थी। उसके हाथ की हडिडयाँ 
उग आई थीं, परतु हाथ में बहुत अकड़न थी! वह जल्दी से उठकर बैठा और काॉँलिन के बिस्तर की तरफ देखा, प्रतु उसे 


कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि आज वहाँ ऊँचे पर्दे डाल दिए गए थे। जब मैडम पाँमफ्री ने देखा कि हैरी जाग गया है, 
तो वे नाश्ते की ट्रे लेकर जल्दी से वहाँ आई फिर वे उसके हाथ तथा उँगलियों को मोड़ने और फैलाने लगी 
“सब कुछ ठीक है,” वे बोलीं, जब उसने अटप्टे अंदाज़ में बाएँ हाथ से दलिया खाया "नाश्ता ख़त्म करने के बाद 


तुम जा सकते हो! 
डॉबी के बारे में बताने के लिए व्याकुल था, परतु वे वहाँ नहीं थे। हैरी सोचने लगा कि वे कहाँ गए होंगे और वह उनकी 


हैरी ने फटाफट कपड़े पहने और ग्छुड़द्वार के टॉवर की तरफ चल दिया वह रॉव और हर्माइनी को कॉलिन्‌ तथा 
तलाश में चल दिया उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि यह जानने में उनकी कोई रुचि नहीं थी कि उसकी हडिडयाँ वापस 


बन्‌ गई थीं या नही 
जब हैरी लाइब्रेरी के पास से गुजरा, तो पर्सी वीज़्ली वहाँ से बाहर निकला आज वह पिछली बार की तुलना में 
के लिए 


ज्यादा अच्छे मूड में दिख रहा था 
“ओह, हैलो हैरी,” उसने कहा “कल तुमने बेहतरीन उड़ान भरी, सचमुच बेहत्रीनी गछूड़द्धार को हाउस कप्‌ 


बढ़त मिल गई है - तुमने पचास पॉइंट हासिल कर लिए! 
बाथरूम 


तुम्हें गैंग या हर्माइनी तो नहीं दिखे?” हैरी ने पूछा 
“नहीं, वे मुझे नहीं दिखे,” पर्सी बोला, उसकी मुस्कराहट फीकी हो गई। मुझे आशा है कि रान लड़कियों के 
बाथरूम 


में नहीं होगा. 


हैरी जबरदस्ती मुस्कराया। उसने पर्सी को नजरों से ओझल होते देखा और फिर वह सीधे मायूस मीना के 
की तरफ चल पड़ा उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि गॉन और हर्माइवी वहाँ दुबारा क्‍यों गए होंगे, फिर भी उसने 
वहाँ जाने का फैसला किया यह तसल्ली करने के बाद कि फिल्च या प्रिफेक्ट्स आस-पास नहीं थे, उसने बाथरूम का 


दरवाजा खोला! उसे एक बद टॉयलेट से उनकी आवाजें सुनाई दी। 
मैं हुँ ~ हैरी बाथरूम का दरवाज़ा बद करते हुए बोला बद टॉयलेट के भीतर से कुछ गिरने, कुछ उछलने और 


एक सिसकारी की आवाज आई। उसने देखा हर्माइनी की आँख कीहोल से बाहर झाँक रही थी। 

“हैरी!” वह बोळी। “तुमने तो हमें बुरी तरह डरा दिया अदर आओ - तुम्हारा हाथ कैसा है? 
“अच्छा है,” हैरी बोला और टॉयलेट में घुस गया। एक पुरानी कड़ाही टॉयलेट सीट प्र रखी थी और उसकी तली 

वीचे हो रही कड़कड़ाहट से हैरी समझ गया कि उन्होंने इसके नीचे आग जला रखी थी। वाटरप्रूफ जादुई आग जलाने 


क्‌ 
में हर्माइनी को महारत हासिल थी। 
“हम्‌ तुमसे मिलने आने वाले थे, परतु फिर हमने भेसबदल काढ़ा बनाने का फैसला किया,” रान ने स्पष्ट किया, 
जब हैरी ने मुश्किल से टॉयलेट का दरवाज़ा दुबारा बद किया हमने यह निर्णय लिया कि इसे छुपकर बनाने के लिए सबसे 


सुरक्षित जगह यही है।” 
हैरी ने उन्हें कॉलिन के बारे में बताना शुरू किया, परतु हर्माइनी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, “हम पहले से 


ही जानते हैं। हमने आज सुबह ही प्रोफेसर मैक्गॉवेगल को इस बारे में प्रोफेसर फ़्लिटविक को बताते सुना था। इसलिए हमने 
फैसला किया कि बेहतर होगा हम इसे बनाना शुरू कर दें -! 

“जितनी जल्दी हम मैल्फॉय से सच्चाई उगलवा सके, उतना ही अच्छा है,” रॉन ने गुर्रते हुए कहा तुम्हें पता है, 
मैं क्या सोचता हैं? क्विडिच मैच हारने के बाद उसका मूड इतना ख़राब हो गया होगा कि उसने कॉलित प्र अपना गुस्सा 
उतारा होगा” 


“एक और चीज़ भी है,” हैरी ने कहा, जब उसने हर्माइनी को गाँठदार घास के पूले खोलकर काढ़े में डालते देखा। 
“आधी रात को डॉबी मुझसे मिलने आया था” 

रॉन और हर्माइनी ने हैरानी से उसे घूरा। हैरी ने उन्हें वह हर बात बताई, जो डॉबी ने कही थी - या नहीं कही 
थी रन और हर्माइनी मुंह खोलकर उसकी बात सुनते रहे। 

रहस्यमयी तहख्राना पहले भी खुल चुका है?” हर्माइनी बोली। 

“इससे बात साफ हो गई,” रान्‌ ने विजयी स्वर में कहा! 'लसियस मैल्फॉय ने तहख्राने को तब खोला होगा, जब 
वे यहाँ स्कूल में थे और अब उन्होंने अपने लाड़ले बेटे ड्रेको को भी इसे खोलने का तरीका सिखा दिया होगा। यह स्पष्ट 
है। काश डॉबी ने तुम्हें बताया होता कि तहख़ाने के अदर किस तरह का भयानक जानवर है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि 
उसे आज तक किसी ने स्कूल में घूमते क्‍यों नहीं देखा” 


“शायद वह अदृश्य हो सकता होगा,” हर्माइनी ने कड़ाही में सबसे नीचे डली जोंकों को कलछी से कुरेदते हुए कहा 
“या शायद वह रूप-परिवर्तत कर सकता होगा - जैसे कवच या ऐसी ही किसी चीज़ का रूप धारण कर लेता होगा मैंने 
गिरगिटी भूतां के बारे में पढ़ा है 


“तुम पढ़ती बहुत ज़्यादा हो, हमडिवी,” रान बोला और उसने जोंकों के ऊपर मरे हुए पतंगे डाल दिए फिर उसने 
पतंगा के खाली पैकेट को मरोड़ा और हैरी की तरफ पलटकर देखा। 

“तो डॉबी ने हमें ट्रे पकड़ने से रोका और तुम्हारा हाथ तोड़ डाला...” उसने अपना सिर हिलाया। “तुम जानते हो, 
हैरी? अगर वह यूँ ही तुम्हारी जान बचाने की कोशिश करता रहा, तो एक दिन्‌ वह तुम्हारी जान ळे लेगा? 


न 


सोमवार की सुबह तक यह ख़बर पूरे स्कूल में फैल गई कि कॉलिन क्रीवी प्र हमला हुआ है और अब वह मर्दों 
की तरह अस्पताल में पड़ा है। माहौल अचानक अफवाहों और सदेहां से भर गया। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी अब महल में 
झुंड बनाकर एक साथ घूमने लगे। वे घबरा रहे थे कि अगर वे कहीं अकेले गए, तो उन प्र हमला हो जाएगा 

जिबी वीज़्ली, जो सम्मोहन की क्लास में कॉलिव क्रीवी के पास बैठती थी, काफी परेशान दिख रही थी। फ्रेड और 
जॉर्ज उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, प्रतु हैरी को लगा कि वे इसके लिए गलत्‌ तरीके इस्तेमाल कर रहे 
थे। वे बारी-बारी से ख़ुद को जाद्‌ से बालों या फोड़ा से ढैंक रहे थे या मूर्तियों के पीछे से अचानक उसके सामने कूदकर 
उसे चौंका रहे थे। वे तभी रुके, जब गुस्से से तमतमाते हुए पर्सी ने उनसे कहा कि वह मिसेज वीज़्ली को उनकी हरकतों 
के बारे में लिखेगा और यह बताएगा कि वे लोग जिवी को बुरी तरह परेशान कर रहे है 


इस्‌ दौरान टीचर्स से छुपकर स्कूल में तावीजों, गडा और अन्य सुरक्षा यंत्रों व उपायां का व्यापार फल-फूल रहा 
था नेविल लॉगबॉटम्‌ ने कई चीजें ख़रीदीं, जैसे बुरी गध वाला एक बड़ा हरा प्याज, एक नुकीला बैंगनी स्फटिक और गोह 
की सड़ती हुई पूँछो इन्हें खरीदने के बाद गछुड्द्वार के विद्यार्थियों ने नेविक को याद दिलाया कि उसे कोई खतरा नहीं 
था : उसका खून शुद्ध था और इसलिए उस प्र हमला होने की आशंका नहीं थी। 


3 


नेविल के गोल चेहरे प्र दहशत साफ झलक रही थी, जब उसने कहा, “पहले उन्होंने फिल्च को सताया है और 
सब जानते हैं कि मैं भी उसी की तरह एक नाकारा है! 


न 


दिसंबर के दूसरे सप्ताह में प्रोफेसर मैक्गॉनेगल हमेशा की तरह उन लोगों के नाम इकट्ठे करने आई, जो क्रिसमस 
की छुट्टियाँ में स्कूल में रुकने वाले थो। हैरी, रन और हर्माइनी ने उस सूची में अपने नाम लिख दिए जब उन्होंने यह 
सुना कि मैल्फाँय भी रुक रहा था, तो यह बात उन्हें बहुत संदिग्ध लगी। भेसबदल काढ़े का प्रयोग करने और उससे सच्चाई 
उगलवाने के लिए छुट्टियाँ आदर्श रहेगी 


दुर्भाग्य से काढ़ा अभी आधा ही तैयार हुआ था। उन्हें अब भी बाईकॉर्न के सींग और बूमस्लँग साँप की कंचुली 
की जरूरत थी। ये चीजें उन्हें एक ही जगह प्र मिल सकती थीं: स्नेप की व्यक्तिगत अलमारी मं हैरी ने मत ही मन सोचा 
कि वह स्नेप के ऑफिस में घुसकर चोरी करते हुए पकड़े जाने के बजाय नागशक्ति के भयानक जानवर का सामना करना 
ज्यादा पसंद करेगा 


जब गुरुवार की दोपहर को जादुई काढ़े की क्लास का समय करीब आने लगा, तो हर्माइती जल्दी से बोली, “हमें 
बस इतना करना है कि उनकी क्लास में किसी तरह उनका ध्यान किसी दूसरी चीज़ की तरफ मोड़ दी फिर हममे से कोई 
भी स्वेप के ऑफिस में घुसकर जरूरत का सामान निकाल सकता है।' 


हैरी और रॉव ने घबराते हुए उसकी तरफ देखा 


~ 


हर्माइनी सपाट अंदाज़ में आगे बोली, “मुझे लगता है बेहतर यही होगा कि यह सामान मैं चुराऊँ। अगर तुम्हें पकड़ा 
गया, तो तुम दोनों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, परतु मेरा रिकॉर्ड बिलकुल साफ है। इसलिए तुम्हे बस इतना सा 
काम करना है कि कोई ऐसा फसाद कर दो ताकि स्वेप पाच-सात मिनट के लिए उसमें अस्त हो जाएँ” 


हैरी के चेहरे प्र फीकी सी मुस्कान आ गई। जान-बूझकर स्नेप की जादुई काढ़े की क्लास में फसाद करना उतना 
ही सुरक्षित था, जितना सोते हुए ड्रैगन की आँख में उँगली डालना! 


जादुई काढ़े की क्लास एक बड़े तहखाने में लगती थी! कृवार की दोपहर को भी क्लास हमेशा की तरह ही चल 
रही थी! लकड़ी की टेबलां के बीच में रखी बीस कड़ाहियाँ धुआँ निकाल रही थी। टेबलों प्र पीतल के तराजू और रसायनों 
के डिब्बे भी रखे हुए थो स्तेप धुएँ के बीच में चहलकदमी कर रहे थे और ग्छड़द्वार के विद्यार्थियों के काम प्र ताने कस 
रहे थे। नागशक्ति के विद्यार्थी स्नेप की हाँ में हाँ मिलाते हुए ग्म्य से मुस्करा रहे थो ड्रेको मैल्फाँय, जो स्नेप का प्रिय 
विद्यार्थी था, राँन तथा हैरी की ओर देखकर जहरीली मछली की तरह पलक फड़फड़ा रहा था वे दोनों जानते थे कि अगर 
उन्होंने इसके जवाब में कुछ किया, तो उन्हें इतनी जल्दी सज़ा मिलेगी कि वे “पक्षपात” शब्द भी नहीं कह पाएँगे। 


हैरी का फुलाने वाला काढ़ा बहुत ज़्यादा पतला था, परंतु उसके दिमाग में इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बाते घूम रही 
थी वह हर्माइनी के इशारे का इंतज़ार कर रहा था! इसीलिए जब स्नेप उसके पतले काढ़े पर टीका-टिप्पणी करने के लिए 
रुके, तो उसने उनकी बातें जैसे सुनी ही नही जब स्नेप मुड़े और नेविल को सताने के लिए आगे बढ़े, तो हर्माइनी ने हैरी 
की तरफ देखा और उसे इशारा करते हुए सिर हिलाया। 


हैरी तुरत अपनी कड़ाही के पीछे झुका उसने अपनी जेब से फ्रेड का एक फिलिबस्टर प्टाख्ा निकालकर उसे अपनी 
छड़ी से कुरेदा पटाख़ा सुलग गया और चिगारियाँ छोड़ने लगा! हैरी जानता था कि उसके पास कुछ सेकड ही हैं, इसलिए 
वह सीधा खड़ा हुआ और उसने निशाना साधकर पटाखे को हवा में उछाल दिया पटाख़ा सीधा निशाने पर जाकर गॉइल 
की कड़ाही में गिरा 


~ 


गॉइल के काढ़े में विस्फोट हो गया, जिसमें पूरी क्लास नहा गई। जब विद्यार्थियों के शरीर प्र फुलाने वाले काढ़े 
के छीटे पड़े, तो वे चीख उठो मैल्फॉय का चेहरा काढ़े में नहा गया था और उसकी नाक गुब्बारे की तरह फूलने लगी! 


गॉइल पागलों सा इधर-उधर घूम रहा था। वह अपनी आँखों प्र हाथ रखे था, जो फूलकर डिनर प्लेट जितनी बड़ी हो गई 
थीं। उधर स्नेपष क्लास को शांत करने और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि हुआ क्‍या था हैरी ने देखा कि 
इस होहल्ले के बीच हर्माइनी चुपचाप दरवाज़े से बाहर निकल गडी 

खामोश! खामोश!” स्तेप गरजे! जिस किसी पर भी छींटे गिरे हों, वह सिकोड़ने वाले काढ़े के लिए यहाँ आ 
जाए अगर मुझे पता चल गया कि यह किसने किया ...” 

हैरी ने अपनी हैंसी रोकने की कोशिश की, जब उसने मैल्फॉय को तेजी से आगे बढ़ते देखा मैल्फॉय का सिर 
उसकी नाक के वजन से वीचे धसा जा रहा था, क्योंकि उसकी नाक फूलकर किसी छोटे तरबूज जितनी बड़ी हो गई थी 
लगभग आधी क्लास स्नेप की टेबल के आस-पास पहुँच गई कुछ की बाँहें मुदगरों की तरह मोटी होकर उन्हें झुकाए दे 
रही थी कुछ के होंठ फूलकर इतने दैत्याकार हो गए थे कि वे बोल भी नहीं पा रहे थे! कुछ समय बाद हैरी ने देखा 
कि हर्माइनी दुबारा तहख़ाने में लौट आई और उसके दुशाले का अगला हिस्सा उभरा हुआ था 

जब सब परेशान विद्यार्थियों ने सिकोड़ने वाले काढ़े का घूँट पी लिया और उनकी सूजन ठीक हो गई, तो स्वेप 
गॉइल की कड़ाही के पास पहुँचे और उन्हाने पटाखे के काले अवशेष बाहर निकालो अचानक ख़ामोशी छा गड्ढी 

“अगर मुझे पता चल गया कि इसे किसने फंका था,” स्वेप फुसफुसाए, तो मैं उसे स्कूल से बाहर निकलवाकर 
ही दम लूँगा।! 

हैरी ने अपना चेहरा ऐसा बनाने की कोशिश की, जैसे वह कुछ जानता ही न हो और ख़ुद इस बात को लेकर 
उलझन में हो। स्नेप सीधे उसकी तरफ देख रहे थे और दस मिनट बाद जब घटी बजी, तब जाकर हैरी ने राहत की साँस 
ली। 

“वे जानते थे कि यह काम मैने किया है,” हैरी ने रन और हर्माइनी को बताया, जब वे तेजी से मायूस मीना के 
बाथरूम की तरफ जा रहे थो “मुझे इस बात का पूरा यकीन है 


हर्माइनी ने नए सामानों को कड़ाही में डाला और तेज़ी से काढ़ा हिलाने लगी। 

उसने खुश होकर कहा, “यह पंद्रह दिन में तैयार हो जाएगा? 

स्नेप यह साबित नहीं कर सकते कि यह काम तुमने किया है,” रॉन ने हैरी को तसल्ली देते हुए कहा “वे कर 
ही क्या सकते हैं?” 

“नेप को जितना जानता हूँ, उसके आधार प्र मैं यही कह सकता हूँ कि वे जो भी करेंगे, बुरा ही करेंगे,” हैरी 
ने काढ़े के खदबदाने और उबलने की आवाजें सुनते हुए कहा 

* 

एक सप्ताह बाद हैरी, रॉव और हर्माइनी प्रवेश द्वार से जा रहे थे! तभी उन्होंने कुछ विद्यार्थियों को नोटिस बोर्ड 
के चारों तरफ भीड़ लगाए देखा वे अभी-अभी चिपकाए गए एक नोटिस को पढ़ रहे थे। रोमांचित दिख रहे सीमस फिनिगन 
और डीन थामस ने उन्हें वहाँ बुलाया 

सीमस बोला, “अपने यहाँ युद्धकला प्रशिक्षण क्लब शुरू हो रहा है! पहली बैठक आज रात को है! युद्धकला सीखने 
में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यह कभी भी काम में आ सकती है 

'क्या! तुम्हें लगता है कि नागशक्ति का भयानक जानवर भी युद्धकला में पारंगत होगा?” रान ने पूछा, परतु वह 
भी उस नोटिस को रुचि से पढ़ने लगा 


जब वे भोजन करने के लिए जाने लगे, तो रत ने हैरी और हर्माइवी से कहा, “काम आ सकता है! हम भी चले?” 


हैरी और हर्माइनी इसके लिए तत्काल तैयार हो गए और उस रात आठ बजे वे बड़े हॉल की तरफ तेजी से चल 
दिए लंबी डाइनिंग टेबले हटा दी गई थीं। दीवार से सटकर एक सुनहरा मच बना था, जिस पर ऊपर तैरती हज़ारों मोमबतियों 
की रोशनी आ रही थी छत एक बार फिर मखमली काली थी और ऐसा लग रहा था, जैसे स्कूल के ज़्यादातर विद्यार्थी 
इसके नीचे इकट्ठे थे! सबके हाथ में छड़ियाँ थीं और सब रोमांचित थे। 


जब वे बातें करती हुई भीड़ के बीच से होते हुए अंदर गए, तो हर्माइनी बोली, “मैं तो यह सोच रही हूँ कि हमें 
युद्धकला कौन सिखाएगा? किसी ने मुझे बताया है कि फ़्लिटविक अपनी जवानी के दिनों में युद्धकला के चैंपियन रह चुके 
हैं। शायद वही हमें सिखाएँ।' 


कोई भी सिखाए जब तक कि वह -? हैरी ने बोलना शुरू किया, परंतु उसकी बात एक हताशा भरी आह के 
साथ ख़त्म हुई : गहरे जामुवी रंग का चमकदार दुशाला पहने गिल्ड्रॉय लाँकहार्ट मच प्र चलकर आ रहे थे। और उनके 
साथ कोई और नहीं बल्कि स्वेप थे, जो हमेशा की तरह काले कपड़े पहने थे। 


लाँकहार्ट ने सबको खामोश करने के लिए अपना हाथ उठाया और कहा, पास आ जाओ, पास आ जाओ! क्या 
सब लोग मुझे देख सकते हैं? क्या सब मेरी आवाज़ सुत सकते हैं? बहुत बढ़िया!” 


“सब लोग ध्यान से सुनिए। प्रोफेसर डम्बलडोर ने मुझे यह छोटा सा युद्धकला प्रशिक्षण क्लब शुरू करने की इजाजत 
दे दी है, ताकि मैं तुम्हें ख़ुद की रक्षा करता सिखा सकूँ। यह तुम्हारे बहुत काम आएगा, अगर कभी तुम्हे अपनी रक्षा करना 
पड़े, जैसी कि मुझे असख्य अवसरों पर करना पड़ी है - इस बारे में पूरी जानकारी के लिए मेरी प्रकाशित किताबें पढ़ें! 


“अब मैं आपको अपने सहयोगी प्रोफेसर स्नेप का परिचय दे दूँ,” लॉकहार्ट ने मुँह खोलकर मुस्कराते हुए कहा “उन्होंने 
मुझे बताया है कि वे भी युद्धकला के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं। और वे उदारतापूर्वक मेरी मदद करने के लिए सहमत 
हो गए हैं, ताकि क्लब शुरू करने से पहले तुम लोगों के सामने युद्धकला का प्रदर्शन किया जा सको देखो, मैं वहीं चाहता 
कि तुम्‌ लोग इस बारे में ज़रा भी घबराओं; मुकाबला ख़त्म होने के बाद भी तुम्हारे जादुई काढ़े के मास्टरजी सही सलामत 
रहेंगे, इसलिए इस बारे में बिलकुल भी मत डरवा!' 


“अच्छा तो यही होगा कि ये दोनों एक-दूसरे का काम तमाम कर दें?” रॉव हैरी के कान में बुदबुदाया। 


स्तेप का ऊपरी होंठ फड़क रहा था। हैरी को हैरानी हुई कि लॉकहार्ट अब भी क्‍यों मुस्करा रहे थे! अगर स्नेप्‌ उसकी 
तरफ इस तरह से देखते, तो वह पूरी तेजी से विपरीत दिशा में भाग खड़ा होता। 


लॉकहार्ट और स्नेप मुड़कर एक-दूसरे के सामने आए, और उन्होंने अपना-अपना सिर झुकाया। कम से कम लॉकहार्ट 
ने तो अपने हाथ फैलाते हुए ऐसा किया दूसरी ओर स्नेप ने चिढ़ते हुए अपने सिर को सिर्फ हलका सा झटका दिया 
फिर उन्होंने अपनी छड़ियों को तलवारों की तरह उठाकर अपने सामने किया 

लॉकहार्ट ने खामोश भीड़ को बताया, “जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने अपनी छड़ियों को मुकाबले की आदर्श 
स्थिति में पकड़ रखा है। तीन की गिनती के बाद हम अपने-अपने मत्र पढ़ेंगे! जाहिर है, हममें से कोई भी जान लेने के 
इरादे से मत्र नहीं पढ़ेगा। 

मुझे इस बात प्र इतना विश्वास नहीं है,” हैरी बुदबुदाया, जब उसने स्ने को दाँत किटकिटाते हुए देखा 


*एक-दो-तीन्‌-? 


दोनों ने ही अपनी छड़ियाँ घुमाई और कथे के ऊपर ले गए। स्नेप चिल्लाए : 'तिरस्त्र भव/” जबर्दस्त लाळ रोशनी 
चमकी और धमाके के साथ लॉकहार्ट हवा में उड़ गएी वे उड़कर मच के पीछे की तरफ वाली दीवार से टकराए और फिर 
फर्श प्र लुढ़ककर गिर पढ़े! 


मैल्फाँय और नागशक्ति के कुछ विद्यार्थियों ने तालियाँ बजाई हर्माइनी पंजो के बल कूदकर देखती रही। वह अपने 


चेहरे को हाथों में छुपाकर उँगलियों के बीच से चीखी, क्या तुम्हें लगता है कि वे ठीक होंगे? 
“किसे प्रवाह है? हैरी और रान ने एक साथ कहा) 


लॉकहार्ट अब लड़खड़ाते हुए अपने पैरों प्र खड़े हो रहे थे। उनकी टोपी गिर गई थी और उनके लहराते बाल अब 
खड़े हो गए थो 


“तो तुमने देखा!” वे लड़खड़ाते हुए वापस प्लेटफॉर्म पर आते हुए बोले। “यह निरस्त्र करने वाला मंत्र था - जैसा 
तुमने देखा, मेरे हाथ से छड़ी छूट गई थी- ओह धन्यवाद, मिस ब्राउना हाँ प्रोफेसर स्वेप, आपके मन में उन्हें यह सिखावे 
का बहुत अच्छा विचार आया, परंतु अगर आप बुरा न मानें तो मैं यह बता दूँ कि मैं पहले से जानता था कि आप क्या 
करने वाले थे। अगर मैं आपको रोकना चाहता, तो बहुत आसावी से रोक सकता था। बहरहाल मैंने महसूस किया कि इससे 
बच्चे कुछ सीखेंगे, इसलिए मैंने नहीं रोका...” 

स्नेप की शक्ल प्र कातिलाना इरादे साफ झलक रहे थे। शायद लॉकहार्ट ने भी यह समझ लिया था, क्योंकि इसके 
बाद वे जल्दी से बोले, प्रदर्शन बहुत हो चुका! अब मैं तुम लोगों के बीच आकर तुम्हारी जोड़ियाँ बना देता है। प्रोफेसर 
स्ने, अगर आप मेरी मदद करना चाहें ...” 

वे विद्यार्थियों के बीच घूमकर जोड़ियाँ बनाने लगे। लॉकहार्ट ने नेविल की जोड़ी जस्टिन फिच-फ़्लेवली के साथ बना 
दी, प्रतु स्नेप सीधे हैरी और रॉन के पास पहुँचे। 

“मुझे लगता है अब मनपसंद जोड़ी के टूटने का वक्‍त आ चुका है,” उन्होंने व्यंग्य से मुस्कराते हुए कहा “वीज़्ली 
तुम फिनिगन के साथ प्रैक्टिस करो और पॉटर तुम -! 

हैरी हर्माइनी की ओर तरफ मुड़ गया 

“मुझे ऐसा नहीं लगता,” स्नेष ने ठडेपन से मुस्कराते हुए कहा “मिस्टर मैल्फाँय, जरा यहाँ आवा। मुझे यह देखने 
दो कि तुम मशहूर हैरी पॉटर का क्या हाल करते हो! और मिस ग्रेंजर - तुम मिस बुलस्ट्रोड के साथ जोड़ी बना लो!” 

मैल्फॉय दाँत दिखाते हुए अकड़कर वहाँ आया नागशक्ति की एक लड़की भी उसके पीछे-पीछे आई। उसे देखकर 
हैरी को वह तस्वीर याद आ गई, जो उसने चुड़ैलों के साथ छुट्टियाँ किताब में देखी थी वह भारी-भरकम और चौकोर 
थी तथा उसका मोटा जबड़ा आक्रामक तरीके से बाहर निकल रहा था। हर्माइनी उसकी तरफ देखकर हलके से मुस्कराई, 
प्रतु वह लड़की नहीं मुस्कराइी 

लॉकहार्ट प्लेटफॉर्म प्र चढ़कर चिल्लाए, “अपने-अपने जोड़ीदार की तरफ मुँह करो! और सिर झुकाकर अभिवादन 
क्रो!” 

हैरी और मैल्फाँय ने अपना सिर बहुत कम झुकाया। वे एक-दूसरे प्र से नज़रें हटाने को तैयार नहीं थे। 

लॉकहार्ट ने आगे कहा, “अपनी छड़ियाँ तैयार रखो! जब मैं तीन तक गिव, तो अपने मत्र पढ़कर अपने विरोधी 
को निरस्त्र करता - सिर्फ़ निरस्त्र करता - हम्‌ नहीं चाहते कि किसी को कोई चोट पहुँचे। एक... दो... तीन...” 

हैरी ने अपनी छड़ी अपने कथे के ऊपर घुमाई, प्रतु मैल्फॉँय लॉकहार्ट के “दो” बोलते ही शुरू हो गया था। उसके 
मत्र ने हैरी प्र इतना तेज़ प्रहार किया कि उसे लगा, जैसे किसी ने उसके सिर पर भारी फ्राइग पैन दे मारा हो। वह 
लड़खड़ाया, प्रतु अब भी उसके होशोहवास कायम थे। ज़रा सा भी समय बर्बाद किए बिना हैरी ने अपनी छड़ी सीधे मैल्फॉय 
की तरफ मोडी और चीखा, 'गुदगुदीकारकम्‌!” 

सफेद रोशनी की एक लप्ट मैल्फॉय के पेट प्र पड़ी और वह तेज़ी से खिलखिलाते हुए दोहरा हो गया 


जब मैल्फाँय अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था, तो लॉकहार्ट उत्सुकता से ताकती भीड़ की तरफ देखते हुए दहशत 


से चिल्लाए, “मैंने कहा था सिर्फ विरस्त्र करता!” हैरी ने गुदगुदी करने वाले मंत्र से मैल्फॉय पर प्रहार किया था और वह 
हंसी के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। हैरी अनिश्चितता की वजह से रुका रहा उसे लग रहा था कि जब मैल्फॉय फर्श 
प्र था, तो उस पर जादू करवा खेल भावता के विपरीत होगा, परतु यह उसकी गलती थी। साँस लेने के लिए सघर्ष करते 
हुए मैल्फाँय ने अपनी छड़ी हैरी के घुटनों की तरफ मोड़ी और चिल्लाया, “तीब्ग-वर्तव/” और अगले ही पल हैरी के पैर बेकाबू 
होकर नाचने लगे। 


` रुक्‌ जाओ! रुक जाओ! लॉकहार्ट चीखे, परंतु स्नेप ने स्थिति सैभाल ली 


“मत्रप्रभाव समाप्तम्‌!” वे चिल्लाए। हैरी के पैरों ने वाचना बद कर दिया। मैल्फाँय ने हँसना बद कर दिया अब दोवां 
ही दुबारा ऊपर देख सकते थे 


माहौल में हरे धुएँ की धुंध छाई थी। नेविल तथा जस्टिन दोनों ही फर्श प्र पड़े थे और हाँफ रहे थो रॉव के हाथ 
सीमस का जर्द चेहरा था और वह अपनी टूटी छड़ी के कारनामे के लिए सीमस से माफी माँग रहा था। परतु हर्माइवी और 
मिलिसेंट बुलस्ट्रोड अब भी गुत्थमगुत्था थी। मिलिसेंट ने हर्माइनी के सिर को जकड़ रखा था और हर्माइनी दर्द से बिळबिला 
रही थी। उन दोनों की छड़ियाँ फर्श प्र पड़ी थी। हैरी आगे लपका और उसने मिलिसेंट को पकड़कर खींचा यह काम मुश्किल 
था, क्‍योंकि वह हैरी से बहुत भारी थी। 


“यह क्या हो रहा है,” लॉकहार्ट युद्धकला प्रशिक्षण के परिणाम को देखते हुए भीड़ में से गुजरते हुए बोले, “ऊपर 
उठ जाओ, मैकमिलन ... सावधान रहना, मिस फाँसेट ...इसे कसकर पकड़ो, एक पल में खन बहना बद हो जाएगा, 
बट ... 


“मुझे लगता है यह बेहतर होगा अगर मैं तुम्हें यह सिखा दूँ कि दुश्मन के मत्र को किस तरह रांका जाता है 
हॉल के बीच में खड़े घबराए हुए लॉकहार्ट बोले। उन्होंने स्तेप की ओर देखा, जिनकी काली आँखें चमक रही थीं और तत्काल 
दूसरी तरफ देखने लगे। प्रशिक्षण के लिए हम अपनी तरफ से एक जोड़ी बना देते हैं लॉगबाँटम और फिच-फ्लेचली, 
क्या ख्याल है? 

“अच्छा ख्याल नहीं है, प्रोफेसर लॉकहार्ट,” स्वेप ने कहा। वे बुरे इरादों वाले किसी विशाल चमगादड़ की तरह लहराती 
चाल से चल रहे थे। “लॉगबॉटम आसान मंत्रों से भी तबाही मचा देता है। कहीं ऐसा न हों कि हमें फिच-फ़्लेचली के अवशेषां 
को किसी माचिस की डिब्बी में अस्पताल भेजना पड़े” नेविळल का गोळ गुलाबी चेहरा और गुलाबी हो गया। मैल्फाँय और 
पॉटर कैसे रहेंगे” स्नेप्‌ ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा 


“बहुत बढ़िया विचार है!” लॉकहार्ट ने कहा। उन्होंने हैरी और मैल्फॉय को हॉल के बीच में आने का इशारा किया 
भीड़ उन्हें जगह देने के लिए पीछे हट गडी 


“अब हैरी,” लॉकहार्ट ने कहा, जब ड्रेको अपनी छड़ी तुम्हारी तरफ करे, तो तुम यह करना” 


उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और उसे जटिलता से हिलाने-डुलाने की कोशिश की, परतु उनके हाथ से छड़ी नीचे गिर 
गई। स्तेप के चेहरे प्र एक य्यम्यात्मक मुस्कान आ गई, जब लॉकहार्ट ने तत्काल छड़ी उठाते हुए कहा, “ओहो - मेरी छड़ी 
थोड़ी ज़्यादा रोमांचित हो गई थी? 


स्नेप्‌ मैल्फाँय के पास पहुँचा, झुका और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मैल्फॉय भी व्यंग्य से मुस्कराने लगा। हैरी 
ने घबराकर लॉकहार्ट की तरफ देखा और कहा, प्रोफेसर, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि वार कैसे रोका जाता है?” 


“डर रहे हो?” मैल्फाँय इतने धीमे से बुदबुदाया, ताकि लाँकहार्ट उसकी बात न सुन सको 
“डर और तुमसे,” हैरी ने अपने मुँह के कोने से बोला। 


लॉकहार्ट ने हैरी के कधे प्र खुशी से हाथ रखते हुए कहा हैरी, वैसा ही करना, जैसा मैंने किया था!” 


“क्या, अपनी छड़ी गिरा दूँ? 
"तीन - दो - एक - शुरू! वे चिल्लाए। 
मैल्फाँय ने तत्काल अपनी छड़ी उठाई और चीख़ा, “सर्पदंश!” 


उसकी छड़ी के सिरे में विस्फोट हुआ। हैरी दहशत से देखता रहा, जब एक लबा काला साँप मैल्फाँय की छड़ी 
से बाहर निकला, फर्श प्र गिरा और सर्पदश की मुद्रा में वार करने के लिए तैयार हो गया। विद्यार्थियों की भीड़ चीख़ते 
हुए तेजी से पीछे हटी। 


“हिलना मत पॉटर,” स्वेप ने अलसाए भाव से कहा! यह साफ था कि क्रोधित साँप की तरफ हैरी को दहशत में 
ताकते देखकर स्नेप को बहुत मज़ा आ रहा था मैं उसे हटा दूँगा ...! 


“यह काम मुझे करने दें!” लॉकहार्ट चिल्लाए। उन्होंने अपनी छड़ी साँप की तरफ हिलाई और एक जोर का धमाका 
हुआ। परतु गायब होने के बजाय साँप हवा में दस फुट ऊपर उड़ा और धम्म की जोरदार आवाज के साथ दुबारा फर्श प्र 
गिर गया। गुस्से में तेज़ी से फुफकारता हुआ साँप अब सीधे जस्टित फिच-फ्लेचळी की ओर रंगने लगा उसने दुबारा अपना 
फन्‌ फैला लिया था, उसके दाँत साफ दिख रहे थे और वह हमला करने ही वाला था। 

हैरी को पता नहीं कि उसने ऐसा कयां किया। वह तो यह भी नहीं जानता था कि उसने ऐसा करने का सोचा 
भी था वह तो बस इतना जानता था कि उसके पैर उसे आगे ले जा रहे थे, जैसे वह खिचा चला जा रहा हो। फिर उसने 
मूर्खतापूर्ण ढंग से साँप से चिल्लाकर कहा, “उसे छोड़ दो! और चमत्कारिक रूप से - न जाने क्‍यों - साँप फर्श पर लुढ़क 
गया हैरी की तरफ देखते हुए साँप अचानक बगीचे के काले पाइप की तरह आज्ञाकारी नजर आने लगा हैरी के मन का 
डर अब गायब हो चुका था। वह जानता था कि साँप अब किसी प्र हमला नहीं करेगा, हालाँकि हैरी यह नहीं समझा सकता 
था कि वह यह बात इतने यकीन से कैसे जानता था 


उसने मुस्कराते हुए जस्टिन की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि जस्टिन राहत, परेशानी या कृतज्ञता के भाव से 
उसे देख रहा होगा निश्चित रूप से उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जस्टिन गुस्से या डर से उसकी तरफ देखेगा 


प्रतु जस्टिन चिल्लाया, तुम यह क्‍या कर रहे थे” और इससे पहले कि हैरी कुछ कह सके, जस्टिन पलटा और 
हॉल से धड़धड़ाते हुए बाहर चला गया 


स्तेप ने आगे बढ़कर अपनी छड़ी लहराई और साँप काळे धुएँ के धमाके के साथ गायब हो गया। सवेण भी हैरी 
की तरफ अजीब निगाहां से देख रहे थे! उनके चेहरे प्र कुटिलता और कपट के भाव देखकर हैरी को अच्छा नहीं लगा 
उसे यह आभास भी हो रहा था कि भीड़ के बीच से दहशत भरी आवाजें आ रही थी फिर उसे महसूस हुआ कि कोई 
उसका दुशाला पीछे से खींच रहा था 

उसके कान में रॉ की आवाज़ आई, “यहाँ से बाहर चलो, अब हिलो भी- यहाँ से बाहर चल.” 

रान उसे घसीटते हुए हॉल से बाहर ले गया। हर्माइनी उनके साथ तेजी से चल रही थी जब वे दरवाज़े से निकले 
तो दोनों तरफ खड़े लोग दूर हट गए, जैसे वे उससे डर रहे हों! हैरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो 
रहा था रॉग और हर्माइनी भी तब तक कुछ नहीं बोले, जब तक कि वे उसे खींचकर गछूड़द्वार के खाली हॉल में नहीं 
ले गए वहाँ पर रॉन ने हैरी को एक कुर्सी की तरफ धकेलते हुए कहा, “तुम सर्पभाषी हो। तुमने हमें यह बात पहले क्यों 
नहीं बताई?” 


“मैं क्या हूँ?” हैरी ने पूछा 


“सर्पभाषी/” रॉव ने कहा "तुम सांपों से बात कर सकते हो!” 


“मैं जानता हुँ,” हैरी बोला 'मेर मतलब है, यह सिर्फ दूसरी बार है, जब मैंने सापां से बात की है। सयोग से 
एक्‌ बार मैंने चिड़ियाघर में अपने मौसेरे भाई डडली प्र एक साँप छोड़ दिया था - वह एक लंबी कहानी है - प्रतु उस 
साँप ने मुझे बताया कि उसने कभी ब्राजील नहीं देखा और मैंने न चाहते हुए भी एक तरह से उसे आज़ाद कर दिया था 
यह तब की बात है, जब मुझे यह पता नहीं था कि मैं जादूगर हूँ ...” 


साँप ने तुम्हें बताया कि उसने कभी ब्राजील नहीं देखा?” रॉव ने धीमे से दोहराया 
“तो? हैरी ने कहा “मेरे ख्याल से यहाँ प्र बहुत से लोग ऐसा कर सकते हांगे।” 
“ओह नहीं, नहीं कर सकते,” रॉत बोला “बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं हैरी, यह बहुत बुरी बात है।' 


“इसमें बुरा क्या है?” हैरी ने अब गुस्सा होते हुए कहा 'तुम सबको हो क्या गया है? अगर मैंने उस साँप से यह 
नहीं कहा होता कि वह जस्टिन प्र हमला न्‌ करे -! 


“अच्छा, तो तुमने उससे यह कहा था?” 
“तुम्हारा क्या मतलब है? तुम भी तो वहीं थे ...तुमने भी तो सुना होगा, मैंने क्या कहा था? 


रॉत्‌ बोला, “मैंने तुम्हें सर्पभाषा यानी साँपां की भाषा में कुछ बोलते सुना मुझे क्या पता कि तुम क्या बोल रहे 
थे। इसमें हैरानी की बात नहीं है कि जस्टिन घबरा गया। तुम्हारी आवाज़ से ऐसा लग रहा था, जैसे तुम साँप को हमला 
करने के लिए उक्सा रहे थे। देखो, तुम्हारी आवाज़ बहुत डरावनी थी! 


हैरी ने उसकी तरफ मुँह फाड़कर देखा 


“मैं दूसरी भाषा में बोल रहा था? प्रतु - मुझे तो पता ही नहीं चला - किसी भाषा को जाने बिना मैं उसमें 
कैसे बोल सकता हूँ? 


रन्‌ ने अपना सिर हिलाया। शॉन और हर्माइनी दोनों की ही शक्ल से ऐसा लग रहा था, जैसे किसी की मौत हो 
गई हो। हैरी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि सर्पभाषा बोलने में इतनी भयानक बात क्या थी। 


वह बोला, “क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एक गदे बड़े साँप को जस्टिन के सिर प्र वार करने से रोकने में 
क्या गलत्‌ था? इससे कया फर्क पड़ता है कि यह मैंने कैसे किया? असल बात तो यह है कि मैंने जस्टिन को सिरकटां 
के शिकार में शामिल होने से बचा लिया!” 


“इससे फर्क पड़ता है,” हर्माइनी आखिरकार दबी आवाज़ में बोली, “क्योंकि नागेश नागशक्ति सांपों से बात करते 
के लिए मशहूर थे! इसीलिए नागशक्ति हाउस का प्रतीक एक साँप है।! 


हैरी का मुँह खुला रह गया 


बिलकुल,” रन बोला! “और अब पूरा स्कूल यही सोचेगा कि तुम उसके पर-प्र-प्र-प्र-प्रपोते या इसी तरह के 
कोई रिश्तेदार हो ...” 


“प्रतु मैं वहीं हुँ,” हैरी दहशत से बोला, “जिसे वह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर सकता था! 


हर्माइनी बोली, “यह साबित करवा आसान नहीं होगा नागशक्ति एक हज़ार साल पहले हुए थे। जहाँ तक हम जानते 
हैं, तुम उनके वंशज हो भी सकते हो! 
* 
हैरी उस रात घटों तक जागता रहा वह अपने पलंग के चारों तरफ लगे पर्दो की दरार से टॉवर की खिड़की के 
बाहर बर्फ को गिरते हुए देखता रहा और सोचता रहा 


क्या वह नागेश नागशक्ति का वंशज हो सकता है? आख़िर वह अपने पिता के परिवार के बारे में कुछ भी तो 
नहीं जानता था। डर्स्ली दंपति ने उसे मना कर दिया था कि वह अपने जादूगर रिश्तेदारों के बारे में उनसे कोई सवाल न्‌ 
पूछे। 

हैरी ने शांत होकर सर्पभाषा में कुछ बोलने की कोशिश की, प्रतु उसके मुँह से शब्द बाहर नहीं निकले। उसे लगा 
कि ऐसा करने के लिए उसका साँप से आमना-सामना होना जरूरी था। 

“प्रतु मैं तो रछड़द्वार में है.” हैरी ने सोचा! “अगर मुझमें नागशक्ति का खून होता, तो बोलती टोपी ने मुझे यहाँ 
नहीं रखा होता ...! 


“आह,” एक अप्रिय आवाज़ उसके दिमाग में गूँजी, “परतु क्‍या तुम्हें याद नहीं है, बोलती टोपी तुम्हें नागशक्ति में 
ही रखना चाहती थी ? 

हैरी ने करवट बदळी। उसने सोचा कि अगले दिन जड़ी-बूटियों का ज्ञान की क्लास में वह जस्टिन से मिलेगा और 
उसके सामने स्पष्ट कर देगा कि वह साँप को उससे दूर भगा रहा था, उस प्र हमला करने के लिए नहीं उकसा रहा था। 
उसने गुस्से से अपने तकिए पर मुक्का मारते हुए सोचा कि यह बात तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी समझ में आ जाना 
चाहिए थी। 


ञः 


बहरहाल, अगली सुबह तक मौसम बदल चुका था। रात्‌ को जो बर्फ गिरना शुरू हुई थी, वह अब इतनी भारी 
बर्फीली आँधी में बदल चुकी थी कि जड़ी-बूटियों का ज्ञान विषय की उस टर्म की आखिरी क्लास नहीं लगी : प्रोफेसर 
स्प्राउट मत्रकवचों को मोजे और स्कार्फ पहाना चाहती थी यह इतना जटिल काम था कि वे इसे किसी दूसरे के भरोसे 
नहीं छोड़ सकती थीं, क्योंकि अब यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया था कि मत्रकवच जल्दी बड़े हो जाएँ ताकि मिसेज नॉरिस 
तथा कॉँलिन क्रीवी को टीक किया जा सकी 


~ 


क्लास नहीं लगने के कारण उन्हें जो खाली समय मिला था, उसमें रन और हर्माइनी रड़द्वार के हॉल की आग 
सामने बैठकर जाद्गरों की शतरज का मैच खेलते रहे, जबकि हैरी पास में बैठकर चिता करता रहा 


| ~ 


“भगवान के लिए हैरी,” हर्माइनी ने तुनकते हुए कहा, जब रान का एक ऊँट उसके घुड़सवार को घोड़े से खींचकर 
ले गया और उसे बोर्ड के बाहर पटक दिया, “अगर तुम्हारे लिए यह इतना ही महत्वपूर्ण है, तो तुम यहाँ क्यों बैठे हो? 
जाओ और जस्टिन को हुँदो” 


यह सुनते ही हैरी उठा और तस्वीर के छेद से बाहर निकल गया। वह इस उधेड़बुन में था कि जस्टिन कहाँ हो 
सकता है। 


दित के वक्‍त महल में आम तौर प्र जितना अँधेरा रहता था, आज उससे ज़्यादा अंधेरा था, क्योंकि खिड़कियां 
प्र बर्फ की मोटी भूरी प्रत जमी हुई थी। हैरी कौपते हुए उन्‌ कमरों के पार गया, जहाँ क्छासें चल रही थी उसे अदर 
से आ रही आवाजें सुवाई दे रही थी प्रोफेसर मैक्गॉनेगल किसी प्र चिल्ला रही थीं, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे किसी 
ने अपने मित्र को बिज्जू में बदल दिया था। अदर झाँकने का हैरी का मन तो हुआ, परतु ख़ुद पर काबू रखते हुए हैरी 
आगे चलता गया वह यह सोचता जा रहा था कि हो सकता है जस्टिन अपने खाली पीरियड में पढ़ाई कर रहा हो, इसलिए 
उसने सबसे पहले जस्टिन को लाइब्रेरी में खोजने का फैसला किया! 


लाइब्रेरी के पिछले हिस्से में सचमुच मेहनतकश हाउस के विद्यार्थियों का एक समूह बैठा था, जिसे जड़ी-बूटियों का 
ज्ञान की क्लास में होना चाहिए था। परंतु वे पढ़ाई नहीं कर रहे थे! किताबों की ऊँची अलमारियों की लंबी कतारों के बीच 
से हैरी को दिख रहा था कि वे लोग अपने सिर सटाकर किसी गहरी और गोपनीय चर्चा में डुबे हुए थे! इतनी दूर से 
उसे यह नज़र नहीं आ रहा था कि जस्टिन वहाँ प्र था या नहीं वह उनकी तरफ आगे बढ़ा! जब उन लोगों की बातें हैरी 


~ 


के कानों में पड़ी, तो वह रुक गया। हैरी उन्‌ लोगों को नहीं दिख रहा था, क्योंकि वह अदृश्य खड में छुपा हुआ था 


'जो भी हो,” एक मोटा लड़का बोळ रहा था, मैंने तो जस्टिन को सलाह दी है कि वह हमारे कमरे में ही छुपा 
रहे। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर पॉटर उसे अपना अगला शिकार बनाने वाला है, तो बेहतर यही है कि वह कुछ 
समय तक छुपा रहे। जाहिर है, जस्टिन को ऐसी ही किसी घटना के होने की तब से आशंका थी, जब से उसने गलती 
से पॉटर को यह बता दिया था कि वह मगल परिवार में पैदा हुआ है। जस्टिन ने तो उसे यह तक बता दिया था कि 
उसे एटन्‌ में एडमीशन मिल रहा था! यह कोई ऐसी बात नहीं है, जो नागशक्ति के वारिस को बताई जाए, जब वह खुला 
घूम्‌ रहा हो, है ना?” 


“तुम्हें पूरा यकीन है कि नागशक्ति का वारिस पॉटर ही है, क्यों अर्वी?” सुनहरी चोटी वाली लड़की ने चिंतित स्वर 
में पूछा 


मोटे लड़के ने गभीरता से कहा, “देखो हाना, वह सर्पभाषी है! सब जानते हैं कि यह शैतानी शक्तियां वाले जादूगर 
की निशानी है। क्या तुमने कभी सुना है कि कोई भला जादूगर साँपां से बात कर सकता है? लोग कहते है कि नागेश 
नागशक्ति सर्पभाषी थो” 


इस्‌ प्र कुछ विद्यार्थी बुदबुदाने लगे, परतु अर्ती ने आगे कहा, याद है दीवार प्र क्या लिखा था? वारिस के दुश्मनों, 
ख़ब्रदार। फिल्च किसी बात पर पॉटर से उलझ गया था। आगे क्या हुआ हम जावते हैं, फिल्च की बिल्ली प्र हमला हो 
गया क्विडिच मैच में फर्स्ट ईयर का क्रीवी पॉटर को प्रेशान कर रहा था जब पॉटर कीचड़ में गिर गया था, तब क्रीवी 
उसके फोटो ले रहा था उसके कुछ समय बाद ही क्रीवी प्र हमला हो गया!” 


वैसे वृह हमेशा बहुत अच्छा दिखता है,” हान्ता ने अनिश्चितता से कहा, “और हाँ, उसी ने तो तुम-जानते-हो-कौन 
को गायब किया था। यह नहीं हो सकता कि वह पूरी तरह से शैतावी जादूगर हो, है वा? 

अर्वी ने रहस्यमयी ढंग से अपवी आवाज़ नीची की। मेहनतकश के बच्चों ने अपने सिर और सटा लिए हैरी भी 
अर्वी की बात सुनने के लिए थोड़ा करीब आ गया 


कोई नहीं जानता कि तुम-जानते-हो-कौन के हमले से पॉटर कैसे बचा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब यह 
घटना हुई, तब वह छोटा सा बच्चा था उसके तो चिथड़े उड़ जाना चाहिए थे! इस तरह के शाप से तो सिर्फ वही बच 
सकता था, जो सचमुच ताकतवर शैतानी जादूगर हो” उसने अपनी आवाज और नीचे कर ली और अब वह फुसफुसाकर 
बोल रहा था, “शायद इसी वजह से तुम-जानते-हो-कौन उसे बचपन में ही मार डालना चाहता था वह नहीं चाहता था 
कि कोई दूसरा शैतावी जाद्गर उसका प्रतिद्वद्वी बन जाए मैं यह सोचता हुँ कि न जाने पॉटर में और कौन सी गुप्त शक्तियाँ 
छुपी होंगी? 


हैरी में अब और सुनने की ताकत नहीं थी। ज़ोर से अपना गला साफ करते हुए वह अलमारियों के पीछे से बाहर 
निकला अगर वह इतने गुस्से में नहीं होता, तो उसे अपने सामने का दृश्य देखकर बहुत मज़ा आया होता! हैरी को देखने 
के बाद मेहवतकश के सभी बच्चे इतने स्तब्ध लग रहे थे, जैसे उसे देखते ही बेजान हो गए हा अर्ती के चेहरे का रग 
उड़ चुका था 


हैरी बोला, हैलो, मैं जस्टिन फिच-फ्लेचली को इूँढ रहा है।! 

मेहततकश के विद्यार्थियों को जिस बात का डर था, अब उसकी पुष्टि हो चुकी थी सहमकर सब अर्ती की तरफ 
देखने लगे। 

अर्वी ने कापती आवाज में पूछा, “तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? 


“मैं उसे बताना चाहता हुँ कि युद्धकला प्रशिक्षण में साँप वाली घटना में वास्तव में क्या हुआ था,” हैरी ने कहा 


अर्वी ने अपने सफेद पड़ चुके होंठ काटे और फिर एक गहरी साँस लेते हुए कहा, “हम सब वहाँ थे। हमने देखा 
था कि क्या हुआ था!” 

हैरी बोला, “तब तो तुमने यह भी देखा होगा कि जब मैंने साँप से बात की, तो उसके बाद वह दूर हट गया 
था प्र 

“हमने तो बस इतना देखा था,” अर्वी ने सख्त लहजे में कहा, हालाँकि बोलते समय वह काँप रहा था, 'कि तुम 
सर्पभाषा में बात कर रहे थे और साँप को जस्टिन की तरफ भेज रहे थो! 

“मैंने उसे उसकी तरफ नहीं भेजा था! हैरी बोला, उसकी आवाज गुस्से से काँप रही थी। “साँप ने तो जस्टिन को 
छुआ तक नहीं!” 

“वह बाल-बाल बचा था,” अर्वी ने कहा! इसके बाद उसने जल्दी से आगे यह भी जोड़ दिया, “और अगर तुम्हारे 
मत में मेरे बारे में कोई विचार आ रहे हों, तो मैं तुम्हें यह बता दूँ कि तुम मेरी वंशावली देख सकते हो। मेरे परिवार 
में नौ पीढ़ियों से जादूगर और जाद्गरनियाँ रहे हैं और मेरा खन उतना ही शुद्ध है, जितना कि किसी जादूगर का हो सकता 
है, इसलिए-! 

हैरी गुस्से से बोला, “मुझे प्रवाह नहीं है कि तुम्हारा खन किस तरह का है! मैं मगळ परिवार में पैदा होने वालों 
प्र हमला क्यों करना चाहँगा? 


अर्वी ने तपाक से कहा, मैंने सुवा है कि तुम उन मगलुआं से नफरत करते थे, जिनके साथ तुम रहते थे? 


हैरी ने जवाब दिया, “यह सभव नहीं है कि कोई डर्स्ळी परिवार के साथ रहे और उनसे नफरत न्‌ करो मैं चाहुँगा 
कि तुम भी एक बार यह कोशिश करके देखो” 


वह मुड़ा और धड़धड़ाते हुए लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। मंत्रों की एक बड़ी सी किताब की सुनहरी जिल्द को 
चमका रहीं मैडम पिन्स इस दौरान फटकारने वाले अदाज में हैरी को घूरती रही 


हैरी गलियारे में लहराते हुए आगे बढ़ा! वह इतने तैश में था कि उसे यह नहीं मालूम था कि वह कहाँ जा रहा 
था परिणामस्वरूप वह गिर गया! वह किसी बहुत बड़ी और ठोस चीज़ से टकराया और फर्श प्र गिर गया 


“ओह, हैलो हैग्रिड,” हैरी ने ऊपर देखते हुए कहा 

हैग्रिड का चेहरा मखमली बर्फ से ढकी टोपी में पूरी तरह से छुपा हुआ था, परतु उसे पहचानने में किसी तरह 
की कोई गलती नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसने अधिकाश गलियारे को छ्ँदर की खाल वाले अपने ओवरकोट से भर 
दिया था उसने ग्लब्ज पहन्‌ रखे थे और उसके एक दैत्याकार हाथ में एक मरा हुआ मुर्गा लटक रहा था। 

हैग्रिड ने बोलने के लिए टोपी को ऊपर खींचते हुए कहा, 'टीक हो, हैरी? आज तुम क्लास में क्‍यों नहीं गए? 

“आज क्लास नहीं लगी,” हैरी ने उठते हुए कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? 

हैग्रिड ने मरे हुए मुर्गे को ऊपर करके दिखाया 

उसने बताया, “इस साल यह दूसरा मुर्गा मरा है। या तो इसे लोमड़ी ने मारा है या फिर ख़ून चूसने वाळे हीए 
ने। मुर्गियों के दड़बे के चारों तरफ जादू करने के लिए हमें हेडमास्टर से इजाज़त लेगा होगी।' 

उसने बर्फ के कणां से भरी अपनी मोटी भौंहों के नीचे से हैरी को गौर से देखा 

“तुम ठीक तो हो? ऐसा लग रहा है, जैसे तुम बहुत परेशान और गुस्से में हो! 


हैरी वह सब नहीं दोहराना चाहता था, जो अर्वी और मेहनतकश के बाकी बच्चे उसके बारे में कह रहे थे 


फिर वह बोला, “ऐसी कोई बात नहीं है। बेहतर होगा कि मैं अब चल दूँ हैग्रिड, अगली क्लास रूप-परिवर्तव की 
है और मुझे अपनी किताबें भी उठावा है! 


हैरी वहाँ से आगे बढ़ गया। उसके दिमाग में वही बाते घूम रही थीं, जो अर्वी ने उसके बारे में कही थी। 


'जस्टित को ऐसी ही किसी घटवा के होने की तब से आशका थी, जब से उसने गलती से पॉटर को यह बता 
दिया था कि वह मगल परिवार में पैदा हुआ है...” 

हैरी पैर पटकते हुए सीढ़ियों प्र चढ़ा और एक ऐसे गलियारे में मुड़ गया, जहाँ कुछ ज़्यादा ही अँधेरा था। यहाँ 
की मशाळे बर्फीली हवा के तेज झोंकों के कारण बुझ गई थीं, जो एक खुली खिड़की में से अदर आ रहे थे। वह गलियारे 
में आधी दूर तक ही पहुँचा था कि तभी वह फर्श पर पड़ी किसी चीज़ से टकराया और लड़खड़ाकर सिर के बल गिर 
गया। 


उसने अँधेरे में आँखें गड़ाकर देखा कि वह किस पर गिरा था और देखते ही उसके होश उड़ गएी 


फर्श प्र जस्टिन फिच-फ़्लेचली पड़ा था, सख्त और ठंडा! उसके चेहरे पर दहशत का भाव था और उसकी खुली 
बेजान आँखें छत को घूर रही थी इतना ही नहीं, उसके पास एक और आकृति पड़ी थी। हैरी ने आज तक इससे अजीब 
दृश्य नहीं देखा था। 


उसे वहाँ प्र लगभग सिरकटा निक दिखा! अब वह मोतिया की तरह सफेद और पारदर्शी नहीं दिख रहा था, बल्कि 
काला, धुएँदार तथा बेजान था और फर्श से छह इच ऊपर हवा में स्थिर लेटा था उसका सिर आधा लटका हुआ था और 
उसके चेहरे प्र भी दहशत के वैसे ही भाव थे, जैसे कि जस्टिन के चेहरे प्र थे 


हैरी सँभलते हुए खड़ा हुआ उसकी साँस तेज और उथली हो गई! उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था, जैसे 
उसकी पसलियों से टक्राकर नगाड़े बजा रहा हो! जब उसने वीरान गलियारे में तेजी से ऊपर-गीचे नजरें घुमाई, तो उसे 
मकड़ियों की एक कतार दिखी, जो पूरी ताकत से बेजान शरीरां से दुर भाग रही थी हैरी को गलियारे के दोनों तरफ चल 
रही क्लासों से टीचर्स की दबी हुई आवाज़ां के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था 


उसके मन में यह विचार आया कि वह वहाँ से भाग जाए किसी को भी यह पता नहीं चल पाएगा कि वह वहाँ 
प्र था! परंतु वह इन्‌ लोगों को इस हाळ में यहाँ कैसे छोड़ सकता था ...उसे मदद मागता होगी क्या कोई उसकी बात 
प्र यकीन करेगा कि उसका इससे कोई लेना-देता नहीं था? 


जब वह दहशत में वहाँ खड़ा था, तो उसके ठीक पास वाला दरवाज़ा धड़ाम से खुळा पीव्ज नाम का भूत तैरता 
हुआ दरवाज़े से बाहर निकला 


“अरे, यह तो पाँटी यावी पॉटर है!” पीव्ज खिलखिलाते हुए जब हैरी के पास से गुज़र, तो उसने उसके चश्मे को 
तिरछा कर दिया। पॉटर के क्या इरादे हैं? पॉटर छुपकर यहाँ क्यों घूम -! 


पीव्जु अचानक रुका और हवा में गुलॉटियाँ खाने लगा गुलाटी खाते समय जब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर 
थे, तब उसकी निगाह जस्टिन और लगभग सिरकटे निक पर पड़ी। उसने तत्काल ख़ुद को सीधा किया, अपने फेफड़ों में 
हवा भरी और इससे पहले कि हैरी उसे रोक सके, वह चीख्ने लगा, “हमला! हमला! एक और हमला! अब किसी 
इसान या भूत की जान सुरक्षित नहीं है! अपनी जान बचाओ! हमला!” 


धड़ाम - धड़ाम - धड़ाम : एक के बाद एक दरवाज़े गलियारे में खुले और लोग बाढ़ के पावी की तरह अदर 
घुस आए कई लबे मिनटों के तक इतनी दुविधा और भगदड़ का माहौल था कि जस्टिन के कुचल जाने का खतरा पैदा 
हो गया कई विद्यार्थी तो लगभग सिरकटे निक के शरीर में खड़े हुए थे। जब टीचर्स वहाँ आए और उन्होंने चिल्लाकर भीड़ 
को शांत किया, तो हैरी ने ख़ुद को दीवार से टिका पाया। प्रोफेसर मैक्गॉनेगल भागती हुई वहाँ आई उनके पीछे उनकी 


क्लास के बच्चे भी आ गए, जिनमें से एक के बालों पर अब भी काली-सफेद धारियाँ थीं। प्रोफेसर मैक्गॉनेगल ने अपनी 
छड़ी से एक जोरदार धमाका किया, जिससे ख़ामोशी छा गई! इसके बाद उन्होंने सब विद्यार्थियों को अपनी-अपनी क्लास 
में जाने का आदेश दिया। जैसे ही भी छँटने की वजह से जगह थोड़ी ख़ाली हुई, मेहनतकश हाउस का अर्नी वहाँ हाँफता 
हुआ आ गया 


“आज तो पॉटर रगे हाथों पकड़ा गया!” अर्वी चीख्रा उसका चेहरा बिलकुल सफेद था और उसने अपनी उंगली 
हैरी की तरफ नाटकीय अदाज में उठा रखी थी। 

“चुप रहो, मैकमिळन!? प्रोफेसर मैक्गॉनेगल ने तीखे स्वर में कहा 

पीव्ज ऊपर झुलते हुए अब बुरी तरह दाँत दिखा रहा था और मज़े लेते हुए पूरे दृश्य को देख रहा था पीव्ज़ को 
गड़बड़ी या अय्यवस्था का माहौल हमेशा अच्छा लगता था जब टीचर्स जस्टिन और लगभग सिरकटे तिक के ऊपर झुके 
और उनकी जाँच करने लगे, तो पीव्ज गाने लगा : 

अरे पॉटर तुम तो हो गड़बड़ पॉटर तुमने ये क्या किया? 

तुम तो विद्यार्थियों को ऐसे मार रहे हो, जैसे यह कोई मज़ेदार खेल हो -” 

“बहुत हो गया, पीव्ज! प्रोफेसर मैक्गॉनेगल ने झिड़कते हुए कहा और पीव्ज हैरी को जीभ निकालकर चिढ़ाते हुए 
पीछे की तरफ उड़ गया। 

प्रोफेसर फ्लिटविक और खगोलशास्त्र की प्रोफेसर सिनिस्ट्रा जस्टिन को उठाकर अस्पताल ले गए, प्रतु किसी को 
भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि लगभग सिरकटे निक का क्या किया जाए अत में प्रोफेसर मैक्गॉनेग्ल ने छड़ी घुमाकर 
हवा से एक बड़ा पखा निकालकर अर्वी को दे दिया। उन्होंने अर्वी को यह भी समझाया कि वह इस्‌ पंखे से हवा करके 
लगभग सिरकटे निक को सीढ़ियों के ऊपर कैसे ले जाए अर्वी निक को पखा झलते हुए एक खामोश काले होवस्क्राफ्ट 
विमान की तरह ले गया इसके बाद वहाँ सिर्फ हैरी और प्रोफेसर मैक्गॉनेगल ही बचे थी 

प्रोफेसर मैक्गॉवेगल बोलीं, मेरे साथ आओ, पॉटरो! 

हैरी ने तत्काल कहा, प्रोफेसर, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया -? 

प्रोफेसर मैक्गॉनेगल सख्ती से बोलीं, “यह मेरे हाथ से बाहर की बात है! 

वे दोनों ख़ामोशी से एक मोड़ पर मुड़े। प्रोफेसर मैक्गॉनेगल अचानक एक बड़े और बहुत ही बदसूरत जानवर की 
मूर्ति के सामने रुक गट्टी 


उन्होंने कहा, “शर्बत लेमन्‌!” ज़ाहिर है यह पासवर्ड था, क्योंकि जानवर की मूर्ति में अचानक जान आ गई और 
एक तरफ सरक गया, जिससे उसके पीछे की दीवार दो हिस्सों में बट गई! दहशत से भरे होने के बाद भी हैरी आश्चर्यचकित 
हुए बिता नहीं रह सका और सोचने लगा कि आगे क्या होने वाला है। दीवार के पीछे घुमावदार सीढ़ियाँ थीं, जो एस्केलेटर 
की तरह धीमी गति से ऊपर की तरफ जा रही थी जब वह और प्रोफेसर मैक्गॉनेगल सीढ़ियों पर खड़े हुए, तो हैरी को 
पीछे की दीवार के धम्म के साथ बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। वे गोलाई में घूमते हुए ऊपर उठे। वे ऊँचे और ऊँचे 
उठते चले गए, जब तक कि आखिरकार हैरी का सिर थोड़ा चकराने नहीं लगा अब उसे अपने सामने बळूत की लकड़ी 


~ 


का चमकता हुआ दरवाज़ा दिख रहा था, जिस पर गरुड़ के आकार की एक पीतल की कुडी लगी थी। 


वह जानता था कि उसे कहाँ लाया गया था! यह वही जगह होना चाहिए, जहाँ डम्बलडोर रहते होंगे। 


अध्याय - बाएह 
भेशबदल काळा 


ऊपर पहुँचकर वे पत्थर की सीढ़ी से नीचे उतरे और प्रोफेसर मैक्गॉनेगल ने दरवाज़े प्र दस्तक दी। दरवाज़ा धीमे 
से खुला और वे अंदर दाखिल हो गए। प्रोफेसर मैक्गॉनेगल ने हैरी से इंतज़ार करने को कहा और उसे वहाँ अकेला छोड़कर 
वे अदर चली गडी 

हैरी ने चारों तरफ देखा। एक बात तो तय थी : इस साल हैरी जितने भी टीचर्स के ऑफिसों में गया था, उनमें 
उम्बलडोर का ऑफिस सबसे ज़्यादा दिलचस्प था अगर वह इस बात से बुरी तरह डर नहीं रहा होता कि उसे स्कूल से 
निकाला जाने वाला है, तो वह इसे देखने का मौका पाकर बहुत खुश हुआ होता 


यह एक बड़ा और सुंदर गोलाकार कमरा था, जो अजीब किस्म की छोटी-छोटी आवाजों से भरा था। चाँदी से बने 
बहुत से विचित्र यत्र पहिए वाली टेबलाँ प्र रखे थे। इन यत्रां में से धुँ की हलकी लकीरें निकल रही थी। दीवारों प्र 
चारों तरफ हाँगवर्टस के पुराने हेडमास्टरों और हेडमास्टरनियां की तस्वीरे लगी थीं, जो अपने फ्रेमों में आराम करते हुए ऊँघ 
रहे थे! वहाँ प्र पजेदार पैरों वाली एक बड़ी टेबल भी थी और इसके पीछे अलमारी में गदी और पैबद लगी हाँगवर्ट्स की 
बोलती टोपी रखी थी 

हैरी झिझका। उसने दीवार प्र सो रहे जादगरों और जाद्गरनियों को ध्यान से देखा फिर उसने सोचा कि अगर 
वह टोपी को उठा ले और एक बार फिर से पहतकर देख ले, तो इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता वह सिर्फ यह देखना 
चाहता था... यह तसल्ली करना चाहता था कि टोपी ने उसे सही हाउस में भेजा है। 


वह शांति से टेबल का चक्कर लगाकर अलमारी के पास पहुँचा उसने टोपी उठाई और धीरे से अपने सिर प्र 
रख ली। टोपी बहुत बड़ी थी और जब हैरी ने उसे पहना, तो पिछली बार की तरह ही इस बार भी यह उसकी आँखों 
के सामने आ गडी हैरी ने टोपी के अदर के काले हिस्से को घ्रा और इंतज़ार करने लगा फिर उसे कान में एक धीमी 
आवाज़ सुनाई दी, उलझन में हो, हैरी पॉटर? 


o] 


“अर, हाँ,” हैरी बुदबुदाया अर - आपको कष्ट देने के लिए माफी चाहता हूँ - मैं यह पूछना चाहता था -! 

“तुम सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें सही हाउस में भेजा है या नहीं,” टोपी ने उसके मुँह के शब्द छीनते हुए कहा 
हॉ ...यह तय करना बहुत मुश्किल था कि तुम्हें किस हाउस में भेजा जाए परतु मैं अब भी वही कहुँगी, जो मैंने पहले 
कहा था -! हैरी का दिल उछलने लगा “तुम्हारी सही जगह नागशक्ति हाउस में ही थी? 


हैरी के पेट में मरोड़ें उठने लगीं! उसने टोपी का सिरा पकड़कर उसे उतार दिया अब गदी और मुरझाई सी टोपी 
उसके हाथ में बेजान सी लटक रही थी। हैरी ने उसे दुबारा अलमारी में स्ख दिया उसका जी मचलने लगा था। 


“तुम गलत्‌ हो,” उसने खामोश और स्थिर टोपी की तरफ देखते हुए जोर से कहा टोपी में कोई हलचल नहीं हुई 
हैरी उसकी तरफ देखते हुए पीछे हट गया फिर उसे अपने पीछे से एक अजीब सी रुँधी हुई आवाज आई, जिसे सुनकर 
वह घूम गया 

वह उस कमरे में अकेला नहीं था। दरवाज़े के पीछे सुनहरे स्टैंड पर एक कमजोर बूढ़ा पक्षी खड़ा था, जो अधवुची 
मुर्गी की तरह दिख रहा था। हैरी ने पक्षी की तरफ देखा। पक्षी ने भी उसकी तरफ दर्द भरे अंदाज़ में देखा और एक 
बार फिर रुँधी हुई आवाज निकाली। हैरी सोच रहा था कि पक्षी बहुत बीमार दिख रहा था। उसकी आँखें बेजान थीं और 
हैरी के देखते ही देखते उसकी पूँछ से दो और पंख निकलकर गिर गए 


हैरी के मन में यह विचार आया कि अब होने को बस यही बाकी रह गया है कि जब वह उम्बलडोर के ऑफिस 


में अकेला हो, उसी समय डम्बलडोर का पालतू पक्षी मर जाए तभी उसने देखा कि पक्षी के चारों तरफ आग की लपटें 
उठने लगी 


हैरी सदमे से चीख़ा और टेबल की त्रफ भागा। उसने हड़बड़ी में चारों तरफ देखा कि शायद उसे कहीं पानी का 
गिलास दिख जाए, परतु उसे पाती नहीं दिखा। इस दौरान पक्षी आग का गोला बन चुका था। पक्षी जोर से चीख़ा और 
अगले ही पल वहाँ कुद नहीं था। हैरी को बस फर्श प्र राख का सुलगता हुआ ढेर ही नज़र आ रहा था। 


ऑफिस का दरवाज़ा खुला और डम्बलडोर अदर आए वे बहुत गभीर दिख रहे थे। 


“प्रोफेसर,” हैरी ने तेज़ी से साँस खींचते हुए कहा “आपका पक्षी - मैं कुछ नहीं कर सका - उसमें न जाने कैसे 
आग लग गई -? 


हैरी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि डम्बळडोर मुस्करा रहे थी 

“समय भी तो हो गया था,” वे बोले “वह कुछ दिनों से भयातक दिखने लगा था। मैं उससे कह रहा था कि वह 
यह काम कर लो” 

हैरी के चेहरे के स्तब्ध भाव को देखकर वे धीरे से ह॑से। 

“ज्वाला एक फीनिक्स है, हैरी जब फीनिक्स के मरने का समय आता है, तो वह ख़ुद में आग लगा लेता है और 
अपनी राख से दुबारा पैदा होता है। उस त्रफ देखो ...! 


हैरी ने समय रहते देखा कि राख में से एक छोटे और झुर्रीदार नवजात पक्षी का सिर निकल रहा था। यह भी 
पुराने पक्षी जितना ही बदसूरत दिख रहा था। 


अफसोस की बात है कि तुमने उसे उसके जलने के दिन देखा,” उम्बलडोर ने अपनी टेबल के पीछे बैठते हुए 
कहा “ज्यादातर समय वह सचमुच बहुत सुदर होता है : अद्भुत लाल और सुनहरे पंख वाला फीनिक्स बहुत ही दिलचस्प 
जीव होते हैं। वे भारी से भारी वजन उठा सकते हैं, उसके आँसुओं में घाव भरने की शक्ति होती है और वे बहुत ही वफादार 
पालतू जीव होते हैं।' 

ज्वाला के आग से जल जाने के सदमे में हैरी भूल गया था कि वह वहाँ क्‍यों आया था। परंतु जब डम्बलडोर 
टेबल के पीछे ऊँची पीठ वाळी कुर्सी प्र बैठे और उन्होंने हैरी को अपनी पैती व हलकी-वीली निगाह से घुरा, तो उसे सब 
कुछ याद आ गया 

बहरहाल, इससे पहले कि उम्बलडोर कुछ और कह पाएँ, ऑफिस का दरवाज़ा धड़ाम से खुला और बौखलाया हुआ 
हैग्रिड अदर घुस आया! उसकी आँखों में जगली आवेश था, उसकी टोपी उसके झबरीले काले सिर पर रखी थी और मरा 
हुआ मुर्गा अब भी उसके हाथ में झूल रहा था 


'हैरी ने कुछ नहीं किया, प्रोफेसर उम्बलडोर!” हैग्रिड ने उतावलेपन से कहा “उस बच्चे के मिलने से कुछ संकड 
पहले ही हमने उससे बातें की थी उसे समय ही नहीं मिला होगा, सर...” 


डम्बलडोर ने कुछ बोलने की कोशिश की, परतु हैग्रिड बोलता गया और उत्तेजना में मुर्गे को हिलाता रहा, जिस 
वजह से चारों त्रफ पंख फैल गए 


`... वह यह कर ही नहीं सकता! अगर ज़रूरत पड़े, तो हम जादू मत्रालय के सामने कसम खाने को तैयार 


हैग्रिड, मैं -! 


*... आपने गूलत बच्चे को पकड़ लिया है, सर, हम जातते है कि हैरी कभी यह काम नहीं -! 

“हैग्रिड/” डम्बळडोर जोर से बोले “मुझे तही लगता कि हैरी ने उन लोगों पर हमला किया है।” 

“ठीक है,” हैग्रिड ने कहा! अब उसका मुर्गा उसके बाजू में ढीला पड़ गया था। 'ठीक है, तब हम बाहर इंतज़ार 
करते हैं, हेडमास्टरो' 


और वह लज्जित दिखते हुए तथा पैर घसीटते हुए बाहर चला गया 

“आपको नहीं लगता कि यह मैंने किया है, प्रोफेसर?” हैरी ने आशा भरे स्वर में कहा, जब उम्बलडोर ने अपनी 
टेबल से मुर्गे के प्ख हटाए 

“नहीं हैरी, मुझे नहीं लगता,” डम्बलडोर ने कहा, हालाँकि उनका चेहरा एक बार फिर गभीर हो गया। “परतु फिर 
भी मैं तुमसे बात करवा चाहता है 


हैरी ने घबराकर इंतज़ार किया, जब डम्बलडोर ने उसे तौला। उनकी लबी उँगलियाँ आपस में गुँथी हुई थी। 


हैरी, मुझे तुमसे यह पूछना है कि क्‍या कोई ऐसी चीज़ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो,” उन्होंने नरमी से पूछा 
कोई भी चीजा! 


हैरी को समझ में नहीं आया कि इस बात का क्या जवाब दे। उसने मैल्फॉय के चिल्लाने के बारे में सोचा, “अब 
तुम्हारी बारी है, बदज़ातो! और फिर उसने भेसबदल काढ़े के बारे में सोच, जो मायूस मीना के बाथरूम में उबल रहा था। 
फिर उसने अदृश्य आवाज़ के बारे में सोचा, जो उसे दो बार सुनाई दी थी और उसे रॉव की कही बात याद आई : “जो 
आवाजें किसी दुसरे को सुनाई त दें, उन्हें सुनता अच्छी बात वहीं है ... जाद की दतिया में भी वही” उसने इस बारे में 
भी सोचा कि सारे विद्यार्थी उसके बारे में क्या कह रह थे और उसे ख़ुद अंदर से यह डर सता रहा था कि उसका नागेश 
नागशक्ति से किसी तरह का संबंध है 


“नहीं,” हैरी ने कहा, “ऐसी कोई बात नहीं है, सरी” 


त 


अब तक महल में सिर्फ घबराहट का माहौल था, परतु जस्टिन और लगभग सिरकटे निक प्र हुए दोहरे हमले के 
बाद तो जूर्बदस्त दहशत फैल गई अजीब बात यह थी कि लोग लगभग सिरकटे निक के हाल को देखकर सबसे ज़्यादा 
चिंतित थे! सब एक-दूसरे से यही पूछ रहे थे कि आखिर वह कौन होगा, जो एक भूत का यह हाल कर सकता है। आखिर 
वह कौन सी जबर्दस्त शक्ति थी, जो पहले से ही मर चुके व्यक्ति को इतना नुकसान पहुँचा सकती थी? हाॉगवर्टस एक्सप्रेस 
में सीटें बुक करवाने के लिए लगभग भगदड़ मच गई, क्योंकि अब सभी विद्यार्थी क्रिसमस मनाने के लिए जल्दी से जल्दी 
घर पहुँचना चाहते थे 


“अगर इतनी सख्या में विद्यार्थी चले जाएँगे, तो महल में सिर्फ हम लोग ही बचेंगे,” रॉत ने हैरी और हर्माइनी से 
कहा हमारे अलावा यहाँ बस मैल्फॉय, क्रैब और गॉइल ही रहेंगे। हमारी ये छुट्टियाँ कितनी मज़ेदार गुजरने वाली है” 


क्रैब और गॉइल हमेशा वही करते थे, जो मैल्फॉय करता था। इसलिए उन्होंने भी छुटिटयों में रुकने वालों की सूची 
प्र दस्तखत कर दिए थो। प्रतु हैरी इस बात से खुश था कि ज़्यादातर विद्यार्थी घर जा रहे थे। वह यह देखते-देखते तग 
आ गया था कि लोग गलियारों में उससे बचकर निकलते थे, जैसे उसके जहरीले दाँत निकलने वाले हों या वह जहर उगळने 
वाला हो। उसके पास से गुजरते समय विद्यार्थी जिस तरह बुदबुदाते थे, इशारा करते थे और फुफकारने की नकल करते 
थे, उससे वह उकता चुका था 


बहरहाल, फ्रेड और जॉर्ज को यह बहुत ही मज़ेदार लगता था। वे गलियारों में हैरी के आगे चलते थे और यह 
चिल्लाते जाते थे, 'नागशक्ति के वारिस के लिए रास्ता छोड़ो, सचमुच बुरा शैतानी जादूगर आ रहा है ...! 


पर्सी को उनकी यह हरकत पसंद नहीं आई 
उसने रुखेपन से कहा, “यह हैसने की बात बहीं है! 
फ्रेड बोला, “अरे, रास्ते से हटो पर्सी, हैरी अभी जल्दी में है। 


जॉर्ज ने किलकारी भरते हुए कहा, हाँ, वह रहस्यमयी तहखाने में अपने जहरीले सेवक के साथ चाय पीने जा रहा 


जिवी को भी यह मज़ाक पसंद नहीं आया। 

जब फ्रेड हैरी से चिल्लाकर पूछता था कि अब वह किस प्र हमला करने की योजना बना रहा था या जब जॉर्ज 
यह अभिनय करता था कि वह लहसुन की एक बड़ी कली से हैरी को दूर भगा रहा है, तो जिनी हर बार बिलखते हुए 
कहती थी, अरे, ऐसा मत करां ।! 


हैरी को इससे फर्क नहीं पड़ा! बल्कि उसे अच्छा लगा कि कम से कम फ्रेड और जॉर्ज को तो यह विचार मूर्खतापूर्ण 
लगता था कि हैरी नागशक्ति का वारिस हो सकता है। परतु उनकी मसखरी से ड्रेको मैल्फॉय उत्तेजित हो जाता था! जब 
भी वह उन्हें इस तरह की हरकतें करते देखता था, तो हर बार वह बुरा सा मुँह बना लेता था! 


रॉत ने समझदारी से कहा, ऐसा इसलिए है, क्‍योंकि वह यह कहने के लिए उतावला हो रहा है कि नागशक्ति 
का वारिस वही है। तुम तो जानते ही हो कि कोई उसे किसी भी चीज़ में हरा दे, तो वह चिढ़ जाता है। उसे इस बात 
से बहुत तकलीफ हो रही होगी कि उसके घिनौने काम का सारा श्रेय तुम्हें मिल रहा है।' 


“यह ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा,” हर्माइनी ने संतुष्टि भरे स्वर में कहा 'भेसबदल काढ़ा लगभग तैयार है। 
हम्‌ उससे किसी भी दिव सच्चाई उगलवा लेंगे।' 


न 


आखिरकार वह सत्र समाप्त हो गया और महल में ख़ामोशी छा गई, जो जमीन पर जमी बर्फ की तरह ही गहरी 
थी इस ख़ामोशी में हैरी को उदासी के बजाय शांति का एहसास हुआ। उसे यह बहुत सुखद लग रहा था कि अब ग्छड़द्वार 
हाउस प्र उसका, हर्माइनी और वीज़्ली बंधुओं का कब्जा था अब वे हल्ला मचाते हुए एक्सप्लोडिंग स्मैप खेल सकते थे 
और इससे किसी को भी कष्ट नहीं होता था। अब वे खुलकर युद्धकला का अभ्यास भी कर सकते थे फ्रेड, जॉर्ज और 
जिबी स्कूल में इसलिए रुक गए थे, क्योंकि वे अपने माता-पिता के साथ बिल से मिलने के लिए मिस्र नहीं जावा चाहते 
थे। पूर्सी को उनका बचकाना व्यवहार पसंद नहीं था, इसलिए वह गछुड़द्वार के हॉल में ज़्यादा देर नहीं ठहरता था वह पहले 
ही शान झाड़ते हुए उन्हें बता चुका था कि वह क्रिसमस की छुट्टियों में सिर्फ इसलिए रुका था, क्योंकि प्रिफेक्ट के रूप्‌ 


नर 


में यह उसका कर्तव्य था कि वह इस मुश्किल समय में अपने शिक्षकों की मदद क्रो 


क्रिसमस की सुबह ठंडी और सफेद थी। हैरी और रॉव अपने कमरे में अकेले बचे थो वे चैन से सो रहे थे परतु 
हर्माइनी ने आकर उन्हें बहुत जल्दी उठा दिया! हर्माइनी पूरी तरह तैयार होकर उनके कमरे में आ चुकी थी और उसके हाथ 
में उन्‌ दोनों के लिए तोहफे थे। 


“जागो,” वह खिड़की के पर्दे खींचते हुए जोर से बोली। 


“हर्माइनी - तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए,” रॉँन ने अपनी आँखों को अदर आती रोशनी से बचाते हुए कहा। 


“क्रिसमस की बधाई,” हर्माइनी ने उसकी तरफ उसका तोहफा उछालते हुए कहा “मैं लगभग एक घटे पहले जाग 
गई थी और मैं काढ़े में थोड़े से पतगे और डाल चुकी हुँ। अब काढ़ा पूरी तरह तैयार है! 


हैरी उठकर बैठ गया अचानक उसकी आँखों की नींद उड़ गई थी। 


“क्या तुम्हें विश्वास है? 


बिलकुल,” हर्माइनी ने कहा उसने स्कैबर्स चूहे को हटाया, ताकि वह हैरी के बिस्तर के कोने प्र बैठ सके! “अगर 
हमें यह काम करवा है, तो मैं तो यही कहँगी कि हमें इसे आज रात को ही कर देना चाहिए? 


उसी पल हेडविग पख फड़फड़ाते हुए कमरे में आई उसकी चाच में एक बहुत छोटा पैकेट था। 


जब वह उसके बिस्तर प्र उतरी, तो हैरी खुश होकर बोला, हैलो, तो अब तुम मुझसे दुबारा बोलने लगी हो? 

हेडविग ने प्यार भरे अंदाज़ में हैरी का कान कुता जो तोहफा हेडविग लाई थी, उसकी तुलना में हैरी को हेडविग 
के प्रेम का यह तोहफा ज़्यादा पसंद आया। वह डर्स्ली दंपति का तोहफा लाई थी, जिन्होंने हैरी को एक ट्रथपिक भेजी थी 
और एक चिट्टी भी, जिसमें लिखा था कि क्या वह गर्मी की छुट्टियों में भी हाँगवर्टस में रुक सकता है। 

हैरी के क्रिसमस के बाकी तोहफे इससे ज़्यादा सतोषजनक थे। हैग्रिड ने उसे ट्रिकल टॉफी का एक बड़ा टिन्‌ भेजा 
था, जिसे हैरी ने खाने से पहले आग में तरम करने का फैसला किया रॉव ने उसे फ्लाइग विथ द कैतन्य किताब दी थी, 
जिसमें उसकी प्रिय क्विडिच टीम के बारे में रोचक तथ्य थे। और हर्माइनी ने उसके लिए बाज के पंख वाली एक बेहतरीन 
कलम खरीदी थी। हैरी ने आखिरी तोहफे को खोला इसमें उसे मिसेज वीज़्ली के हाथ का बुवा एक नया स्वेटर और एक 
बड़ा स्पजी केक मिला! उसने अपराधबोध के एक नए एहसास के साथ उनका भेजा कार्ड रखा। वह मिस्टर वीज़्ली की कार 
के बारे में सोच रहा था, जो लड़ाकू पेड़ के साथ हुई टक्कर के बाद से आज तक नहीं दिखी थी। वह नियमों को तोड़ने 
की उस्‌ योजना के बारे में भी सोच रहा था, जो उसने और रॉन ने बनाई थी। 


न 


ऐसा हो ही नहीं सकता था कि किसी को हॉगवर्टस में क्रिसमस के डिनर में मज़ा न आए, भले ही उसे बाद 
में भेसबदल काढ़ा पीने का डर सता रहा हो। 


बड़ा हॉल भव्य लग रहा था। न सिर्फ वहाँ पर बर्फ में ढैँके एक दर्जन क्रिसमस वृक्ष रखे थे और शूलपर्णी तथा 
मिसलटो की मोटी पताकाएँ छत पर गुत्मगुत्था होकर लहरा रही थीं, बल्कि गर्म और सूखी अभिमत्रित बर्फ छत से गिर 
रही थी। डम्बलडोर ने उन्हें अपने कुछ प्रिय गीत सुनाए हैग्रिड अडे के कॉकटेल का हर गिलास पीने के बाद और ज़्यादा 
ऊँची आवाज़ में बोल रहा था। पर्सी का इस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि फ्रेड ने उसके प्रिफेक्ट के बिल्ले प्र जादू कर 
दिया था, जिस वजह से अब उस प्र लिखा था, “वजर मूर्ख!” वह उन सबसे पूछता रहा कि वे उसकी तरफ देखकर हैस 
क्यों रहे हैं। हैरी को इस बात की प्रवाह नहीं थी कि नागशक्ति की टेबल से ड्रेको मैल्फॉय जोर से उसके नए स्वेटर के 
बारे में व्यम्यात्मक टिप्पणियाँ कर रहा था। हैरी ने सोचा, अगर किस्मत अच्छी रही, तो कुछ ही घटां में मैल्फॉय की हवा 
निकल जाएगी 


हैरी और रान ने अभी क्रिसमस पुडिग का तीसरा दौर ही ख़त्म क्या था कि तभी हर्माइनी उन्हें खींचकर हॉल 
से बाहर ले गई, ताकि शाम की योजना को अतिम रूप्‌ दिया जा सकी 


“अब हमें उन लोगों की कोई चीज़ चाहिए, जिनके रूप में तुम्हें बदलना है,” हर्माइवी ने सामान्य लहजे में कहा, 
जैसे वह उन्हें वाशिंग पाउडर लाने के लिए सुपरमार्केट भेज रही हो! “और ज़ाहिर है, अगर तुम क्रैब और गॉइल की कोई 
चीज ला सको तो यह सबसे अच्छा रहेगा, क्‍योंकि वे मैल्फॉय के सबसे अच्छे दोस्त हैं। वह उनसे कुछ नहीं छुपाएगा और 
हमें यह इंतजाम भी करना है कि जब हम उससे पूछताछ कर रहे हों, तब असली क्रैब और गॉइल वहाँ प्र अचानक न 
आ जाएँ? 

“मैंने सारी योजना बना ली है,” उसने आगे बढ़ते हुए और हैरी तथा रान के हैरान चेहरों को नजरअंदाज करते हुए 
कहा उसके हाथ में दो बड़े चॉकलेट केक थे। “मैंने इनमें नींद की साधारण दवा मिला दी है। तुम्हें बस इतना करना है 
कि इन्हें किसी ऐसी जगह प्र रख दो, जहाँ क्रैब और गॉइल इन्हें देख लें। तुम तो जानते ही हो, वे कितने पेटू हैं। वे 


इन्हें खाए बिना नहीं रह पाएँगे। एक बार जब वे सो जाएँ, तो तुम उनके कुछ बाल उखाड़ लेगा और उन्हे झाडुओं वाली 
अलमारी में छुपा देना” 


हैरी और रान ने अविश्वास से एक-दूसरे की तरफ देखा। 
“हमडिनी, मुझे वहीं लगता-! 
“हमारी योजना बुरी तरह से गड़बड़ा सकती है-! 


प्रतु हर्माइनी की आँखों में फौलाद जैसी चमक थी, जो वैसी ही थी जैसी प्रोफेसर मैक्गॉनेगल की आँखों में कई 
बार नजर आती थी। 


'क्रैब और गॉइल के बालों के बिना काढ़ा काम वहीं करेगा,” उसने सख्ती से कहा “तुम मैल्फॉय से पूछताछ करना 
चाहते हो या नहीं? 


“अच्छा, ठीक है, ठीक है,” हैरी ने कहा “परंतु तुम क्‍या करोगी? तुम किसके बाल का इंतजाम करोगी? 


“मेरे पास पहले से ही है!” हर्माइनी ने उत्साह से कहा यह कहते हुए उसने अपनी जेब से एक छोटी बोतल बाहर 
निकाली और उन्हें उसके भीतर पड़ा एकलौता बाल दिखाया। “याद है युद्धकला प्रशिक्षण में मिलिसेंट बुलस्ट्रोड मेरे साथ 
कुश्ती कर रही थी? जब वह मेरा गला दबाने की कोशिश कर रही थी, तब मेरे कपड़ों प्र उसका यह बाल लग गया था! 
अब वह क्रिसमस के लिए घर चली गई है - इसलिए मुझे यह बतावा पडेगा कि मैं बीच में ही वापस लौट आई! 


जब हर्माइनी दुबारा भेसबदल काढ़े की जाँच करने के लिए गई, तो हैरान-प्रेशान दिख रहा रॉव हैरी की तरफ मुड़कर 
बोला, “क्या तुमने कभी किसी दूसरी ऐसी योजना के बारे में सुना है, जिसमें इतनी सारी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं? 
220 


~ 


प्रतु हैरी और रॉन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, जब उनके अभियान का पहला दौर उतनी ही आसावी सें 
सफल हो गया, जितना हर्माइनी ने कहा था वे क्रिसमस की चाय के बाद वीरान प्रवेश हॉल में छुपकर क्रैब और गॉइल 
का इंतज़ार कर रहे थे, जो नागशक्ति की टेबल प्र अकेले बचे थे और अपने मुँह में चौथी बार स्मज केक टस रहे थे। 
हैरी ने सीढ़ियों प्र बने छोटे से खभे के सिरे प्र चॉकलेट केक रख दिए जब हैरी और रॉन ने क्रैब और गॉइल को बड़े 
हॉल से बाहर आते देखा, तो जल्दी से अगले दरवाजे के पास रखे एक कवच के पीछे छुप गए 

कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है?” रॉन ने विजयी अंदाज़ में फुसफुसाया, जब क्रैब ने खुश होकर गॉइल की 
तरफ देखा और केक की तरफ इशारा किया! फिर उन्‌ दोनां ने केक उठा लिए और मूर्खतापूर्ण ढग से हँसते हुए अपने 
बड़े मुंहों में साबुत केक भर लिए कुछ समय तक तो वे चटखारे लेकर केक का स्वाद लेते रहे और उनके चेहरे प्र उल्लास 
के भाव नज़र आए। फिर चेहरे के भाव बदले बिना वे दोनों फर्श प्र पीछे की तरफ लुढ़क गए। 


सबसे मुश्किल काम था उन्हें हॉल के दूसरे सिरे प्र रखी अलमारी में छुपावा एक बार जब उन दोनों को बाल्टियों 
और झाडुआं के बीच सुरक्षित तरीके से छुपा दिया गया, तो हैरी ने गॉइल के माथे से दो बाल उखाड़ लिए और रान ने 
क्रैब के कुछ बाल खींच लिए। उन्होंने क्रैब और गॉइल के जूते भी उठा लिए, क्योंकि उनके अपने जूते क्रैब और गॉइल 
के पैरों के हिसाब से बहुत छोटे थे। उन्होंने जो किया था, उस पर हैरान होते हुए वे भागकर मायूस मीना के बाथरूम की 
तरफ गए। 

बाथरूम के अदर पहुँचने के बाद काले धुएँ की मोटी परत के कारण उन्हें देखने में बहुत मुश्किल हो रही थी। 
धुआँ उस टॉयलेट में से निकल रहा था, जिसमें हर्माइनी कड़ाही में उबलते काढ़े को हिला रही थी। अपने चेहरे प्र दृशाले 
ढैँकते हुए हैरी और रान ने दरवाज़े प्र हौले से दस्तक दी! 


'हर्माइनी?” 

उन्हें कुडी खुलने की आवाज़ सुनाई दी और हर्माइनी सामने आई! उसका चेहरा चमक रहा था और वह उत्तेजित 
दिख रही थी। उसके पीछे से उन्हें उबलते हुए गाढ़े काढ़े की खदबद सुनाई दे रही थी। टॉयलेट की सीट प्र काँच के तीन्‌ 
गिलास पहले से ही तैयार रखे थे। 


“क्या तुमने उनके बाल उखाड़ लिए?” हर्माइनी ने साँस रोककर पूछा 

हैरी ने उसे गॉइल के बाल दिखा दिए। 

‘अच्छा और मैंने लॉन्ड्री से ये दुशाले चुरा लिए हैं,” हर्माइनी ने एक छोटी थैली उठाते हुए कहा “जब तुम क्रैब 
और गॉइल में बदल जाओगे, तो तुम्हें बड़े कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी” 


उन्‌ तीवों ने कड़ाही को घुरी पास से देखने पर काढ़ा कीचड़ जैसा काला दिख रहा था, जो धीमे-धीमे खदबदा 
रहा था 


“मुझे विश्वास है कि मैंने हर चीज़ सही ढंग से की है,” हर्माइनी ने एक बार फिर सबसे शक्तिशाली काढ़े वामक 
किताब के धब्बे भरे पन्ने को परेशान अंदाज़ में पढ़ते हुए कहा “यह वैसा ही दिखता है, जैसा इस किताब में बताया गया 
है। ...एक बार जब हम इसे पी लेंगे, तो हमारे पास टीक एक घटे का समय होगा और इसके बाद हम अपने पुराने स्वरूप 
में लौट आएँगे! 


“अब क्या करें? रॉव फुसफुसाया। 


“हम्‌ इसे तीन गिलासों में बाँट लेते हैं और इसमें बाल डाल लेते है! 

हर्माइनी ने गिलासों में ढेर सारा काढ़ा डाला। फिर कौपते हाथों से उसने मिलिसेंट बुलस्ट्रोड का बाल बोतल से 
बाहर निकाला और पहले गिलास में डाल दिया। 

काढ़ा उबलती केतली की तरह तेजी से हिस्स की आवाज़ करने लगा और उसमें झाग उठने लगा एक प्ल बाद 
उसका रंग बुरी तरह पीला हो गया 

'अह - मिलिसेंट बुलस्ट्रोड का अर्क,” रॉव नफरत से गिलास को घूरते हुए बोला शर्त लगा लो, इसका स्वाद 
भयानक होगा” 

हर्माइनी ने उनसे कहा, जो बाल तुम लाए हो, अब उन्हें अपने-अपने गिलास में मिला लो? 

हैरी ने बीच वाळे गिलास में गॉइल का बाल डाला और रँन ने आखिरी गिलास में क्रैब का दोनों ही गिलासां 
में हिस्स की आवाज के साथ झाग उटा इसके बाद गॉइल के बाल वाला काढ़ा खाकी रंग का हो गया और क्ब के बाल 
वाला गहरे काले-भूरे रंग का 

जब रॉव और हर्माइनी अपने-अपने गिलासाँ की तरफ बढ़े, तो हैरी बोला, थोड़ा ठहरो। बेहतर होगा कि हम काढ़ा 
यहाँ न्‌ पिएँ जब हम क्रैब और गॉइल में बदल जाएँगे, तो हमारे कपड़े छोटे पड़ जाएँगे और मिलिसेंट बुलस्ट्रोड भी कोई 
नव्ही प्री नहीं है। 

“तुम्हारे दिमाग में बहुत अच्छा विचार आया,” रॉन ने दरवाज़े की सकल खोलते हुए कहा “हम लोग अलग-अलग 
टॉयलेट में चले जाते है! 

गिलास से भेसबदल काढ़े की एक भी बूँद न्‌ छलके, इस बात का ख्याल रखते हुए हैरी बीच वाले टॉयलेट में 
घुस गया 


उसने पूछा, "तैयार? 
“तैयार,” रन और हर्माइनी की आवाजें आइी 
एक्‌ ...दो ...तीन्‌ ...? 


अपनी नाक दबाकर हैरी ने काढ़े को दो बड़े घूँटों में गटक लिया! इसका स्वाद ज़्यादा पकी हुई पत्तागोभी जैसा 
था 


तत्काल उसके पेट में मरोड़ उठने लगी, जैसे उसने ज़िंदा साँप निगल लिया हों! वह दोहरा हो गया और उसे लगा 
जैसे उसे उलटी होने वाली हो। फिर उसे ऐसा लगा जैसे उसका पेट जल रहा हो। जलन का यह एहसास तेजी से उसके 
पेट से लेकर हाथ-पैर की उँगलियों तक फैल गया। इसके बाद उसे लगा जैसे उसका शरीर पिघल रहा हो। वह अपने हाथ-पैरों 
प्र गिर गया अगले ही क्षण जैसे उसके शरीर की पूरी चमड़ी गर्म मोम की तरह उबलने लगी फिर उसके देखते ही देखते 
उसके हाथ लबे होने लगे, उगलियाँ मोटी होने लगीं, नाख्न चौड़े होने लगे और पोर नट-बोल्ट की तरह फूलने लगे। क 
प फलते समय उसे बहुत दर्द हुआ इसके अलावा अपने माथे प्र होने वाले चुभन के एहसास से उसे पता चला कि उसके 
बाल उसकी भौंहों की तरफ लटक रहे थे। जब उसका सीवा किसी ढोल की तरह फूल गया, तो इस वजह से उसके कपड़े 
फट गए। उसके पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, क्योंकि उसके जूते गॉइल के पैरों से पूरे चार नंबर छोटे थे ... 


जितने अचानक यह शुरू हुआ था, उतने ही अचानक सब कुछ ख़त्म हो गया। हैरी पत्थर के ठंडे फर्श पर मुँह 
के बल पड़ा हुआ था आखिरी टॉयलेट में उसे मीवा की उदास बड़बड़ाहट सुनाई दे रही थी। उसने अपने जूते बहुत मुश्किल 
से उतारकर दूर फंके और खड़ा हो गया उसने सोचा, अच्छा तो गॉइल बनने के बाद इस तरह का एहसास होता है। काँपते 
हुए बड़े हाथों से उसने अपने पुराने कपड़े उतारे, जो अब उसके टखने से एक फुट ऊपर झूल रहे थे! इसके बाद उसने 
हर्माइनी के लाए बड़े कपड़े पहने और गॉइल के नाव जैसे जूतों के फीते बाधो उसने अपवी आँखों में घुसे बाल निकालने 
के लिए हाथ बढ़ाया, प्रतु उसका हाथ माथे के नीचे उभरते वाले बालों तक ही पहुँच पाया! तब जाकर उसे एहसास हुआ 
कि चश्मे की वजह से उसे हर चीज़ धुंधली दिख रही थी। ज़ाहिर है, गॉइल को चश्मे की ज़रूरत नहीं थी। उसने चश्मा 
उतारा और पूछा, तुम दोनों ठीक हो?” उसके मुँह से गॉइल जैसी तीखी आवाज़ निकली। 


हाँ,” दाई तरफ से क्रैब की भारी आवाज़ आई 


हैरी ने अपने दरवाजे की चटखनी खोली और चटके हुए आईने के सामने खड़ा हो गया गॉइल अपनी भावहीन 
आँखों से उसकी तरफ घुर रहा था। हैरी ने अपने कान खुजाए। गॉइल ने भी ऐसा ही किया 

रॉन ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने एक-दूसरे को घूरकर देखा। रन और क्रैब में कोई फर्क नहीं दिख रहा था, सिवाय 
इसके कि वह पीला और सदमे में लग रहा था क्रैब की तरह रॉन के बाल भी गोलाई में कटे थे और उसकी बाँहें भी 
लंबी और गोरिल्ले जैसी थी। 

“यकीन नहीं होता,” रान ने आईने के पास आते हुए और क्रैब की सपाट नाक को खुजाते हुए कहा यकीन नहीं 
हाता” 

“बेहतर होगा कि हम चल दें,” हैरी ने अपनी घड़ी ढीली करते हुए कहा, जो अब गॉइल की मोटी कलाई में बुरी 
तरह चुभ रही थी। हमें यह भी पता लगाना है कि नागशक्ति का हॉल कहाँ है। काश हमें कोई मिल जाए, जिसके पीछे-पीछे 
हम्‌ वहाँ पहुँच सके 

रन्‌, जो हैरी की तरफ देख रहा था, बोला, “तुम नहीं जानते कि गॉइल को कुछ साचते देखना कितना अजीब 
है? उसने हर्माइनी का दरवाज़ा भड़भड़ाते हुए कहा, “चलो, हमें अब चलना चाहिए ...” 

एक ऊँचे सुर में निकली आवाज़ ने जवाब दिया, “मुझे - मुझे नहीं लगता कि मैं बाहर निकलँगी। तुम लोग मेरे 
बिना चले जाओ?” 


“हमडिवी, हम जावते हैं कि मिलिसेंट बुलस्ट्रोड बदसूरत है। कोई भी यह नहीं जात पाएगा कि यह तुम हो।' 


“नहीं - सचमुच - मुझे नहीं लगता कि मैं चल पाऊँगी। तुम दोनों जल्दी से चले जाओ। तुम अपना समय बर्बाद 
क्र रहे हो” 
हैरी ने प्रेशाती से रॉव की तरफ देखा। 


“अब तुम्हारे चेहरे प्र गॉइल जैसा भाव आया है,” रान ने कहा “जब भी कोई टीचर उससे सवाल पूछता है, तो 
वह हर बार इसी तरह देखता है!” 


हैरी ने दरवाज़े प्र खड़े-खड़े पूछा, 'हर्माइनी, तुम ठीक तो हो? 

'ठीक हूँ - मैं ठीक हूँ ... तुम लोग जाओ -! 

हैरी ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। उनके पास जो बेशकीमती साठ मिनट थे, उनमें से पाँच मिनट गुज़र चुके थे। 
उसने हर्माइवी से कहा, हम तुमसे यहीं प्र मिलेंगे, ठीक है? 


हैरी और रान ने बाथरूम का दरवाज़ा सावधानी से खोला, ताकि यह तसल्ली कर सकं कि शस्ता साफ है। इसके 
बाद वे चल पढ़े! 


हैरी ने रॉव से बुदबुदाकर कहा, “चलते समय अपने हाथ इस तरह मत झुलाओ” 
शह? 

क्रैब उन्हें इस तरह सीधे सख्त रखता है ...! 

“एसे 2? 


हाँ, अब ठीक है।' 


वे संगमरमर की सीढ़ियों से वीचे उतरे! जब उन्हें वागशक्ति के किसी विद्यार्थी की तलाश थी, जिसका पीछा करते 
हुए वे नागशक्ति के हॉल में जा सकें, परंतु आसपास कोई नहीं दिख रहा था 

हैरी बुदबुदाया, “कोई सुझाव? 

'नागशक्ति के विद्यार्थी नाश्ते कं लिए हमेशा वहाँ आते है,” रँन ने तहख्राने के प्रवेश द्वार की तरफ सिर हिलाकर 
इशारा किया। उसके मुँह से ये शब्द निकले ही थे कि उसी समय लबे चुँघराले बालों वाली एक लड़की उस प्रवेश द्वार से 
बाहर निकली 

रन उसके पास फुर्ती से पहुँचते हुए बोला, “सुनिए, हमारे हॉल का रास्ता किधर से है?” 

क्या? लड़की ने सख्ती से कहा “हमारे हॉल का? परतु मैं तो चीळघात में है। 

वह मुड़कर उन्हें शक भरी नजरों से देखती हुई दूर चली गडी 


७ 


हैरी और राँन तेज़ी से पत्थर की सीढ़ियाँ उतरते हुए अंधेरे में आगे बढ़ उनके कदमों की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही 
गूँज रही थी, क्योंकि क्रैब और गॉइल के विशाल पैर फर्श पर तेजी से पड़ रहे थे! अब उन्हें लग रहा था कि यह काम 
उतना आसान नहीं रहेगा, जितनी कि उन्हें उम्मीद थी। 


भूळभुलैया की तरह दिखते गलियारे खाली थे। वे स्कूल के अदर गहराई में चलते चले गए वे लगातार अपनी घड़ियाँ 
देखते जा रहे थे, ताकि उन्हें पता रहे कि उनके पास कितना समय बचा था। पंद्रह मिनट बीत जाने के बाद जब वे बेचैन 
होने लगे, तो उन्हें अचानक सामने से किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। 


हा! रॉन ने रोमांचित स्वर में कहा “वहाँ पर नागशक्ति का कोई विद्यार्थी है!” 


वह आकूति बगल वाले कमरे से बाहर निकल रही थी। बहरहाल, जब वे पास पहुँचे, तो उनके दिल डूब गए। वह 
नागशक्ति का विद्यार्थी वहीं, बल्कि पर्सी था 


“तुम यहाँ क्या कर रहे हो?” रॉन ने आश्चर्य से कहा 

पर्सी इस बात का बुरा मान गया 

उसने सख्ती से कहा, “तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम क्रैब हो, है वा? 
या - ओह, हाँ,” रॉव बोला 


पर्सी ने कड़क आवाज में कहा, “तो फिर अपने कमरे में जाओ आजकल अँधेरे गलियारों में भटकना सुरक्षित नहीं 


“तुम भी तो भटक रहे हो,” रॉव बोला 


मैं,” पर्सी ने अपना सिर ऊँचा करते हुए कहा, मैं प्रिफेक्ट हुँ। मुझ प्र कौन हमला कर सकता है?” 


अचानक हैरी और रॉन के पीछे से एक आवाज़ गँजी। ड्रेको मैल्फॉँय उनकी तरफ चला आ रहा था और जीवन 
में पहली बार रॉव उसे देखकर खुश हुआ 

मैल्फॉय उन्हें देखकर बोला, “तो तुम लोग यहाँ हो। लगता है, तुम दोनों बड़े हॉल में इतनी देर तक सुअर की 
तरह खा रहे थे? मैं तुम्हें ढूँढ़ रहा था मैं तुम्हें एक बहुत दिलचस्प चीज़ दिखाना चाहता है! 


मैल्फाँय ने पर्सी की तरफ तिरस्कार भरी निगाह डाली। 

फिर उसने व्यंग्य से कहा, “और तुम यहाँ कया कर रहे हो, वीज़्ली? 

पर्सी को बुरा लग गया। 

वह बोला, “तुम्हें स्कूल के प्रिफेक्ट के साथ अदब से पेश आना चाहिए! मुझे तुम्हारा व्यवहार पसंद वहीं आया!” 

मैल्फॉय ने दाँत दिखाए और हैरी व शॉन को अपने पीछे आने का इशारा किया। हैरी तो पर्सी से माफी माँगने 
वाला था, प्रतु उसने समय रहते ख़ुद को रोक लिया वह और राँन जल्दी से मैल्फॉय के पीछे चल दिए, जिसने अगले 
गलियारे में मुड़ते हुए कहा, “वह पीटर वीज़्ली -! 

“पर्सी,” रॉत ने उसे सुधारा 

मैल्फाँय बोला, “उसका नाम चाहे जो हो, मैं यह देख रहा हुँ कि वह पिछले कुछ दिनों से चोरी-छिपे चारों तरफ 
घूम्‌ रहा है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वह किस फिराक में है! वह सोच रहा होगा कि वह नागशक्ति के वारिस को अकेले 
पकड़ सकता है? 


वृह हलके से खिल्ली उड़ाने वाली हैसी हंसा हैरी और रान ने रोमांचित होकर एक-दूसरे की तरफ देखा। 
मैल्फाँय पत्थर की नम और ख़ाली दीवार के सामने रुक गया 

उसने हैरी से पूछा, हमारा नया पासवर्ड क्या है? 

हैरी ने अटकते हुए कहा, अह-! 


प्रतु मैल्फाँय का ध्यान उसके अटकने प्र नहीं गया और वह बोला, “अरे हाँ - शुद्ध - खन्‌!” दीवार में छुपा पत्थर 
का दरवाज़ा खुल गया। मैल्फॉँय इसके अदर घुस गया और हैरी तथा रॉव उसके पीछे चले गएी 


नागशक्ति का हॉल लबा और नीचा था। ज़मीन के नीचे बने इस हॉल में खुरदुरे पत्थर की दीवारें और छत थी। 
छत्‌ पर गोल हरे लैप जंजीरों से लटक रहे थे! उनके सामने वाले मैंटलपीस प्र बहुत सी नङ्काशी थी। उसके नीचे आग 
कड़कड़ा रही थी! उसके चारों तरफ नक्काशीदार कुर्सियां पर बैठे नागशक्ति के कुछ विद्यार्थियों की पराई दिख रही थी। 


मैल्फाँय ने हैरी और रॉव को आग से दूर रखी ख़ाली कुर्सियों की तरफ बैठने का इशारा करते हुए कहा, “यहीं 
इंतज़ार करता! मैं एक चीज़ लाता हूँ - डैडी ने यह हाल ही में भेजी है -! 


हैरी और रॉन हैरान थे कि न जाने मैल्फॉय उन्हें क्या दिखाने जा रहा है। प्रतु सहज दिखने की भरकस कोशिश 
करते हुए वे कुर्सियों प्र बैठ गए। 


मैल्फॉँय जब एक मिनट बाद लौटा, तो उसके हाथ में अख़बार की करतन जैसी कोई चीज़ थी। उसने कतरन शॉन 
की नाक के नीचे बढ़ा दी। 


मैल्फाँय बोला, “इसे पढ़कर तुम खुश हो जाओगे! 
हैरी ने देखा कि रान की आँखें दहशत से फैल गई थी उसने जल्दी से ख़बर पढ़ी! इसके बाद वह जैसे मजबूरी 
में हंसा और वह कतरन्‌ हैरी की तरफ बढ़ा दी। 
इस्‌ ख़बर को दैनिक जाद्रगर से काटा गया था और इसमें लिखा था : 
नाद्‌ मंत्रालय में नाँच 
एक मगल कार प्र जाद्‌ करने के लिए मगल वस्तु कृषपयोग विभाग के 
प्रमुख आर्थर वीज्ली पर आज पचास गैलियत का जुर्माना किया गया! 


यह जादुई कार हॉगवर्ट्स जाद और तत्र के विद्यालय में सितबर में 
दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। विद्यालय के गवर्बर मिस्टर मैल्फॉय ने आज आर्थर 
वीज्ली के इस्तीफे की माँग की। 

मिस्टर मैल्फॉय ने हमारे सवाददाता से कहा, (ीज्ली ने 
मंत्रालय की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है। ज़ाहिर है, वे हमारे लिए नियम 
बताते के काबिल नहीं हैं और उनका सर्खताएर्ण मगल सरक्षण अधिनियम 
तत्काल ख़त्म कर दिया जावा चाहिए।' 


इस बात पर टिप्पणी करने के लिए मिस्टर वीज्ली से सपर्क 
नहीं हो सका, हालाँकि उनकी पत्नी वे सवाददाताओं से कहा कि वे 
चले जाएँ, वरना वे परिवार के पिशाच से उन पर हमला करवा देंगी! 


जब हैरी ने कतरन्‌ उसे वापस की, तो मैल्फॉय ने बेचैन होते हुए पूछा, “तो? तुम्हें यह ख़बर मजेदार नहीं लगी? 
हा, हा,” हैरी फीकी हैसी हंसने लगा 


मैल्फॉय ने हिकारत से कहा, 'आर्थर वीज़्ली को तो मगलुओं से इतना प्रेम है कि उसे अपनी छड़ी के टुकड़े कर 
देना चाहिए और उनके बीच में ही जाकर रहना चाहिए वीज़्ली परिवार को देखकर कौन कह सकता है कि उनका ख़ून 
शुद्ध है! 


शव - यानी क्रैब का - चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। 


मैल्फॉय ने तत्काल पूछा, तुम्हें क्या हो गया है, क्रैब? 


रॉन्‌ घुरघुराया, “पेट में दर्द हो रहा है! 


“अच्छा, तो अस्पताल जाओ और जाकर वहाँ भर्ती बदज़ातों को मेरी तरफ से एक लात मारना,” मैल्फॉय ने दाँत 
दिखाते हुए कहा। 'तुम जानते हो, मुझे इस बात की हैरानी है कि दैनिक जाद्वगर में अब तक इन हमलों के बारे में कुछ 
क्यों वहीं छपा,” उसने सोचते हुए आगे कहा “मुझे लगता है, डम्बलडोर सारे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं! 
अगर ये हमले जल्दी नहीं रुके, तो उन्हे बर्खास्त कर दिया जाएगा। पिताजी हमेशा कहते हैं कि डम्बलडोर हॉगवर्ट्स के अब 
तक के सबसे बुरे हेडमास्टर हैं। उन्हें मगळ विद्यार्थियों से प्रेम है। कोई भी अच्छा हेडमास्टर क्रीवी जैसे घटिया बच्चे को 
यहाँ प्रवेश नहीं देता” 


मैल्फाँय एक काल्पनिक कैमरे से तस्वीरें लेने लगा वह काँलित का क्रूर प्रतु सटीक अभिनय कर रहा था : “पॉटर, 
क्या मैं तुम्हारी तस्वीर ले सकता हूँ? पॉटर, क्या मैं तुम्हारा ऑटोग्राफ ले सकता हूँ? प्लीज, पॉटर, क्या मैं तुम्हारे जूते चाट 
सकता ई? 


उसने अपने हाथ नीचे किए और हैरी और रॉँन की तरफ देखा 
“तुम दोनों को आज हो क्या गया है?” 


बहुत देर बाद हैरी और रॉन ने खुद को हंसने के लिए विवश किया, प्रतु मैल्फाँय इससे संतुष्ट हो गया; शायद 
क्रैब और गॉइल हमेशा धीमी प्रतिक्रिया करते थे 


मैल्फाँय ने धीमे से कहा, 'बदज़ातों का दोस्त, संत पाँटरो उसमें भी जादूगरों के सस्कार नहीं हैं, वरता वह उस 
नकचढ़ी बदजात ग्रेंजर के साथ नहीं घूमता रहता! और लोग सोचते हैं कि वह नागशक्ति का वारिस है!” 


हैरी और रॉन ने साँस रोककर इंतजार किया : मैल्फॉय निश्चित रूप से कुछ ही पलों में उन्हे बताने वाला है कि 
वही नागशक्ति का वारिस है। परतु तभी - 


मैल्फाँय ने चिढ़ते हुए कहा, “काश मैं जानता कि नागशक्ति का वारिस कौन है ! मैं उसकी मदद कर सकता था? 


रान्‌ का जबड़ा लटक गया, जिससे क्रैब का चेहरा सामान्य से अधिक मूर्खतापूर्ण दिखने लगा सौभाग्य से मैल्फॉय 
की नजर उसकी तरफ नहीं गडी हैरी ने तेज़ी से सोचते हुए कहा, तुम्हें कुछ तो पता होगा कि इन सबके पीछे 
कौन है 


मैल्फाँय ने प्लटकर जवाब दिया, गॉइल, तुम जानते तो हो कि मुझे नहीं मालूमो मुझे यह बात तुम्हें कितवी बार 
बताना पड़ेगी? और पिताजी मुझे इस बारे में कुछ वहीं बता रहे हैं कि आखिरी बार तहख्राना कब खोला गया था। जाहिर 
है, यह पचास साल पहले हुआ था और यह उनके समय से पहले की बात है, प्रतु वे इस बारे में सब जानते हैं। उनका 
कहना है कि मामले को दबा दिया गया था और अगर मुझे इसके बारे में जानकारी दी गई, तो लोगों को मुझ प्र शक 
हो जाएगा। परतु मैं एक बात जानता हैं : आखिरी बार जब तहख़ाना खुला था, तो एक बदजात मरी थी। मैं शर्त लगा 
सकता हूँ कि इस बार भी कोई न कोई जल्दी मरने वाला है ...काश यह ग्रेंजर हो,” उसने चटखारे लेकर कहा 


रान्‌ क्रैब की दैत्याकार मुट्टी भींच रहा था। हैरी को लगा कि अगर रॉन ने मैल्फॉय को मुक्का मारा, तो उनका 
भाडा फूट जाएगा, इसलिए हैरी ने उसे चेतावनी देने वाले अंदाज़ में देखा! इसके बाद उसने मैल्फॉय से पूछा, 'क्या तुम 
जानते हो कि पिछली बार जिसने तहख्ाता खोला था, वह पकड़ा गया था या नहीं? 

मैल्फाँय बोला, अरे, हाँ ... वह जो भी था, उसे स्कूल से निकाल दिया गया था! वह शायद अब भी अज़्काबान 
में सड़ रहा होगा? 


“अज़्काबान्‌? हैरी ने आश्चर्यचकित होकर कहा 


मैल्फाँय ने उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, “अज़्काबान यावी जादगरयों की जेल, गॉइला सच्ची, अगर तुम्हारी 
बुद्धि थोड़ी और कम हो जाए, तो तुम पीछे की तरफ चलने लगोगे।” 

वह अपनी कुर्सी पर बेचैनी से पहल बदलते हुए बोला, “पिताजी कहते हैं कि मैं अपने काम से काम रखूँ और 
नागशक्ति के वारिस को उसका काम करते दूँ! वे कहते हैं कि स्कूल से बदज़ात गंदगी की सफाई होना चाहिए, परतु वे 
नहीं चाहते कि मैं इस काम में मदद करूं जाहिर है, उवके पास भी इस समय बहुत सी उलझनें हैं। तुम्हें तो पता है, 
जादू मत्रालय ने पिछले सप्ताह हमारी जागीर पर छापा मारा था? 


हैरी ने गॉइल के सपाट चेहरे प्र चिता के भाव लाने की कोशिश की। 


मैल्फॉय ने आगे कहा, 'ख़ुशकिस्मती से उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं मिला पिताजी के पास काले जादू का बहुत सा 
कीमती सामान है। प्रतु किस्मत से हमने ड्रॉइंग रूम के फर्श के नीचे अपना खुफिया तहख्राना बना रखा है ~ 

“अच्छा! रॉन बोला 

मैल्फॉय ने उसकी तरफ देखा, हैरी ने भी। रॉव लज्जित हो गया! उसके बाल लाल हो रहे थे! उसकी नाक भी 
धीमे-धीमे लबी हो रही थी - उनका एक घंटे का समय अब ख़त्म हो चुका था रन अब फिर पुराने रूप में आ रहा 
था और जिस दहशत से उसने अचानक हैरी को देखा, उससे यह स्पष्ट हो गया कि हैरी भी अपने पुराने रूप में आ रहा 
था। 

वे दोनों उछलकर खड़े हो गए 

मैं पेटदर्द की दवा लेकर आता हुँ,” रॉन घुरघुराया। इसके बाद एक पल की देर किए बिना वे दोनों भागे। उन्होंने 
नागशक्ति के लबे हॉल को सरपट पार किया, पत्थर की दीवार से सरसराते हुए निकले और गलियारे में दौड़ लगा दी। 
वे यह उम्मीद कर रहे थे कि मैल्फॉय को कुछ पता नहीं चला होगा गॉइल के बड़े जूतों में हैरी को अपने पैर फिसलते 
महसूस हो रहे थे और जब उसका शरीर छोटा हो गया, तो उसे अपने दुशाले को ऊपर करके पकड़ना पड़ा वे अंधेरे प्रवेश 
द्वार में सीढ़ियों प्र धड़धड़ाते हुए चढ़े! उन्हें उस अलमारी से धमाचौकड़ी की दबी आवाज़ आ रही थी, जिसमें उन्होंने क्रैब 
और गॉइल को ताले में बंद किया था। उनके जूतों को अलमारी के दरवाज़े के बाहर रखते हुए उन्होंने नगे पैर सिर्फ मोजों 
में ही संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मायूस मीना के बाथरूम की तरफ दौड़ लगा दी! 


रॉत ने अपने पीछे बाथरूम का दरवाज़ा बद करते हुए और हौफते हुए कहा, "तो, हमारा समय पूरी तरह से बर्बाद 
नहीं हुआ हम यह तो नहीं जान पाए कि हमले कौन कर रहा है, परतु मैं कल ही डैडी को ख़त लिखकर बता दूँगा कि 
वे मैल्फाँय के ड्राइंग रूम के नीचे तलाशी ले! 

हैरी ने चटके हुए आईने में अपना चेहरा देखा! वह दुबारा पहले की तरह सामान्य हो गया था। उसने अपना चश्मा 
पहन लिया रॉन ने हर्माइती के टॉयलेट का दरवाज़ा भड़भड़ाया। 

'हर्माइनी, बाहर आ जाओ, तुम्हें बहुत सी बातें बतावा है -! 

“चले जाओ! हर्माइनी चीख्ी। 

हैरी और रॉन ने एक-दूसरे की तरफ देखा। 

रॉत बोला, “बात कया है? अब तक तो तुम अपने असली रूप्‌ में आ गई होगी, हम लोग तो ...” 


प्रतु उस टॉयलेट के दरवाज़े से अचानक मायूस मीना तैरती हुई बाहर आई हैरी ने उसे पहले कभी इतना खुश 
नहीं देखा था 


“ऊहहहह,” वह भुतहा हैंसी हंसते हुए बोली, “इंतज़ार करो जब तक कि तुम उसे देख व लो! वह भयानक दिख 
रही है!” 


उन्होंने चटखनी खुलने की आवाज़ सुनी और हर्माइती सुबकती हुई उनके सामने आई। उसने अपने दुशाले को सिर 
तक खींच रखा था 


रन्‌ ने दुविधा में पूछा, 'क्या हुआ? क्या तुम्हारे ऊपर अब तक मिलिसेंट की नाक लगी हुई है या कोई और बात 
हे प्र 

हर्माइनी ने अपने दुशाले को नीचे किया और रान भाँचक्का होकर पीछे वाले सिक में लुढ़क गया। 

हर्माइनी के पूरे चेहरे प्र काले बाल थे! उसकी आँखें पीली हो गई थीं और उसके बालां के बीच से लबे नुकीले 
कान्‌ बाहर झाँक रहे थो 


हर्माइी चीख़ी, “वह बिल्ली का बाल था! मिलिसेंट बुलस्ट्रोड के पास बिल्ली होगी! और भेसबदल काढ़े का प्रयोग 
जानवरों में बदलने के लिए नहीं किया जा सकता!” 


“ओह, ओह,” रॉव बोला 

मीना खुश होते हुए बोली, लोग तुम्हारा बुरी तरह मज़ाक उड़ाएँगे।! 

हैरी ने जल्दी से कहा, “कोई बात नहीं, हर्माइनी। हम तुम्हें अस्पताल ले चलेंगे। मैडम पॉमफ्री कभी ज़्यादा सवाल 
नहीं पूछती हैं ...! 

हर्माइनी को टॉयलेट छोड़ने के लिए मनाने में उन्हें बहुत समय लगा मासूस मीना ने ख़ुशी की किलकारी के साथ 
उन्हें उनके रास्ते प्र तेज़ी से भेजा 


“तब तक इंतज़ार करो, जब तक कि सबको पता न चल जाए कि तुम्हारी पूँछ भी है!” 


अध्याय - तेरह 
बहुत गोपनीय डायशी 


हर्माइवी कई हफ्तों तक अस्पताल में रही जब स्कूल के बाकी बच्चे क्रिसमस की छुट्टियों के बाद वापस आए, 
तो उसके गायब होने के बारे में बहुत अफ्वाहें फैली, क्योंकि जाहिर था, सब यही सोच रहे थे कि उस प्र भी हमला हुआ 
है। उसे एक झलक देखने के लिए इतने सारे विद्यार्थी बहाने बनाकर अस्पताल में ताक-झाँक करने लगे कि मैडम पॉँमफ्री 
को अपे पर्दे दुबारा निकालकर हर्माइवी के बिस्तर के चारों तरफ लगाना पड़े, ताकि बाल भरे चेहरे में देखे जाने पर उसे 
शर्म न आएी 


हैरी और रान रोज शाम को उससे मिलने जाते थो जब नया सत्र शुरू हुआ, तो वे उसे हर दिन का होमवर्क भी 
बताने लगे। 

रॉन्‌ ने एक शाम किताबों के ढेर को हर्माइवी के बिस्तर के पास टेबल प्र रखते हुए कहा, “अगर मेरे चेहरे पर 
इस्‌ तरह बाल उग आते, तो मैं पढ़ाई की छुट्टी कर देता” 

“मूर्खो जैसी बातें मत करो रान्‌, मुझे सबकी बराबरी करना है,” हर्माइनी ने तेजी से कहा अब वह काफी खुश 
लग्‌ रही थी, क्योंकि उसके चेहरे के सारे बाळ गायब हो गए थे और उसकी आँखें धीरे-धीरे फिर से भूरी होने लगी थी 
“मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई नया सुराग मिला होगा?” उसने फुसफुसाते हुए पूछा, ताकि मैडम पॉमफ्री उसकी बात न 
सुन्‌ पाएँ 

हैरी ने उदास होकर जवाब दिया, “नहीं मिला! 

रान्‌ ने शायद सौवीं बार यह बात कही, “मुझे तो पूरा यकीव था कि मैल्फॉय ही दोषी होगा” 

तभी हैरी को हर्माइनी के तकिए के नीचे एक सुनहरी चीज़ दिखाई दी और उसने उसकी तरफ इशारा करते हुए 
पूछा, “वह क्या है?” 

“कुछ नहीं, बस जल्दी स्वस्थ होने की शुभकामना का कार्ड है,” हर्माइनी ने तुरत कहा और जल्दी से कार्ड छुपाने 
की कोशिश करने लगी, प्रतु रॉत ने उससे भी ज़्यादा फुर्ती दिखाई उसने कार्ड बाहर निकाला, खोला और जोर से पढ़ने 
लगा : 


(मिस गजर को, जल्दी ठीक हाते की शुभकामना के साथ, तुम्हार चितातुर शिक्षक, प्रोफेसर गिल्ड्रॉय लाँकहार्ट मरलिव 
सस्था पास, थर्ड क्लास, गुप्त शक्ति सुरक्षा समिति का सम्मानित सदस्य और चुडैल साप्ताहिक के सर्वप्रिय मुस्कान पुरस्कार 
का पाँच बार विजेता।” 

रन्‌ ने हर्माइनी की तरफ कहर ढाती नजरों से देखा 

“तुम इसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोती हो?” 


प्रतु हर्माइनी जवाब देने से बच गई, क्योंकि उसी समय मैडम पाँमफ्री उसकी शाम की दवा की खुराक लेकर वहाँ 
आ गड्डी 


जब वे अस्पताल से बाहर निकलकर ग्छड़द्वार टॉवर की सीढ़ियों की ओर बढ़े, तो रान ने हैरी से पूछा, “क्या तुमने 
लाँकहार्ट से ज़्यादा झाँसेबाज व्यक्ति देखा है?” स्नेप ने उन्हें इतना सारा होमवर्क दे दिया था कि हैरी सोचने लगा कि जब 
तक यह पूरा होगा, तब तक वह सिक्स्थ ईयर में पहुँच जाएगा रॉव यह अफसोस कर ही रहा था कि वह हर्माइनी सें 
यह नहीं पूछ पाया कि बाल बढ़ाने वाले काढ़े में चूहे की कितनी पूछे मिळावा चाहिए, तभी उन्हें ऊपर की मंजिल प्र किसी 
के गुस्से से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी 


हैरी बुदबुदाया, 'फिल्च चिल्ला रहा है।” फिर वे सीढ़ियों पर तेज़ी से चढ़े और छुपकर सुनने की कोशिश करने लगे 
रॉत ने तनाव भरे स्वर में पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और प्र हमला हुआ हो? 


वे बिलकुल चुपचाप खड़े रहे। उनके कान उस्‌ तरफ थे, जहाँ से फिल्च की आवाज़ आ रही थी फिल्च बहुत गुस्से 
में चीख रहा था 


“मेण काम और बढ़ा दिया! पूरी रत सफार्ड करते रहो, जैसे मेरे पास पहले से ही पर्याप्त काम न हो! नहीं, 
अब मेरे सत्र का बाँध ट्ट चुका है! अब मैं डम्बलडोर के पास जा रहा हूँ ...! 


उन्होंने मोड़ प्र झाँककर देखा। वे समझ गए कि फिल्च हमेशा की तरह आज भी अपनी पहरेदारी की जगह प्र 
तैनात था : वे एक बार फिर उसी जगह प्र पहुँच गए थे, जहाँ मिसेज वारिस प्र हमला हुआ था। उन्होंने एक ही नज़र 
में देख लिया कि फिल्च क्यों भड़क रहा था। लगभग आधे गलियारे में ढेर सारा पानी फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था, 
जैसे मायूस मीना के बाथरूम के दरवाज़े के नीचे से अब भी पावी बाहर निकल रहा था! अब फिल्‍्च ने चीख़ना बद कर 
दिया था, इसलिए उन्हें बाथरूम की दीवारों से मीता की चीखों की गज सुनाई दी। 

“अब उसे क्या हुआ? रान ने पूछा 

“चलो, चलकर देखते हैं,” हैरी ने जवाब दिया फिर उन्होंने अपने दुशाले अपने टखनों के ऊपर तक उठाए और 
फैले हुए पानी में पैर रखते हुए उस दरवाज़े तक पहुँचे, जिस प्र ख़राब है” का बोर्ड लगा था। उस बोर्ड को हमेशा की 
तरह आज भी नजरअंदाज करते हुए वे अदर घुस गए 


मायूस मीना रो रही थी। उसकी आवाज हमेशा से ज़्यादा तेज़ और कर्कश थी। ऐसा लग रहा था, जैसे वह अपने 
पसंदीदा टॉयलेट में छुपी थी। बाथरूम में अँधेरा था, क्योंकि मोमबतियाँ पानी के तेज़ बहाव में बुझ गई थी। दीवारे और 
फर्श भी गीले थी 


हैरी ने पूछा, क्या हुआ, मीना? 
मीना ने दुखी अंदाज़ में सुबकते हुए कहा, “कौन है? मुझ प्र कुछ और फेंकने आए हो? 
हैरी उसके टॉयलेट की तरफ जाते हुए बोला, मैं तुम प्र कुछ क्यों फंकूँगा? 


“मुझसे मत पूछो,” यह चिल्लाते हुए मीना पारी की एक और लहर के साथ प्रकट हुईं इस वजह से पहले से 
गीले फर्श प्र अब और ज़्यादा पानी दिखने लगा “मैं यहाँ चुपचाप बैठी थी, अपने काम से काम रख रही थी, प्रतु किसी 
को लगा कि मुझ पर किताब फेकने में उसे मज़ा आएगा ...” 


“प्रतु अगर तुम प्र कोई चीज़ फंकी जाए, तो उससे तुम्हे चोट तो नहीं लग सकती,” हैरी ने तर्क देते हुए समझाया 
“मेरा मतलब है, वह चीज तो तुम्हारे आरपार निकल जाएगी, है ना? 

उसने गलत्‌ बात बोल दी थी। मीना ने अपने आप को फुलाया और चीख्री, चलो, हम सब मीना प्र किताबें 
फंकते हैं, क्योंकि उसे चोट नहीं लग सकती! अगर तुमने उसके पेट के आरपार फंकी, तो दस पॉइंट! अगर यह उसके सिर 
के प्र हो जाए, तो पचास पॉइंट! कितना बढ़िया है, हा हा हा! कितना मज़ेदार खेल है, प्रतु मुझे ऐसा कहीं लगता!” 

हैरी ने पूछा, “लेकिन यह तो बताओ, तुम प्र किताब किसने फंकी? 

मीना ने उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, “मैं नहीं जानती ...मैं तो टॉयलेट के यू-बेंड में बैठी थी और मौत 
के बारे में सोच रही थी, तभी वह किताब सीधे मेरे सिर पर आकर लगी। वह अब भी वहीं पड़ी है, हालाँकि वह अब 
पानी से भीग चुकी है!” 


हैरी और राँन ने सिक के नीचे उस तरफ देखा, जिधर मीना इशारा कर रही थी। वहाँ प्र एक छोटी और पतली 


किताब पड़ी थी। उस पर गदा सा काला कवर था और वही भी बाथरूम की हर चीज़ की तरह ही गीती थी। हैरी किताब 
उठाने के लिए आगे बढ़ा, परतु रॉव ने अचानक अपना हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। 


हैरी ने पूछा, “क्या हुआ? 
रन्‌ बोला, पागल हो गए हो? यह खतरनाक हो सकती है! 
हैरी ने हैंसते हुए कहा, 'ख्तरवाक? क्या बात करते हो, यह ख़तरनाक कैसे हो सकती है?” 


रॉत ने किताब की तरफ भयभीत निगाहां से देखते हुए कहा, (तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि मंत्रालय ने कुछ 
ख़्त्रताक किताबें जब्त की हैं डैडी ने मुझे बताया है - एक ऐसी थी, जो आँखें जला देती थी! और जो सक्ति जाद्वगर 
के छद्गीत नामक किताब पढ़ता था, वह जिंदगी भर छद में ही बोलता था। और बाथ नाम के शहर की एक बूढ़ी जाद्गरनी 
के पास एक ऐसी किताब थी, जिसे आप पढ़ना कभी बद वहीं कर सकते थे! आपको इसमें अपनी नाक गढ़ाकर पढ़ते 
हुए चारों तरफ घूमना पड़ता था और बाकी सारे काम एक हाथ से करने पड़ते थे। और -! 


“ठीक है, मैं समझ गया,” हैरी ने कहा 

सामात्य और गीली दिख रही छोटी सी किताब फर्श प्र पड़ी रही। 

“देखो, जब तक हम इसे देखेंगे नहीं, तब तक हमें यह कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या है,” यह बोलते हुए हैरी 
रान्‌ के हाथ के नीचे झुककर निकला और उसने फर्श प्र से किताब उठा ली। 

हैरी ने एक नज़र में ही देख लिया कि यह एक डायरी थी। कवर प्र लिखे धुधले वर्ष को पढ़ने से उसे पता चला 
कि यह पचास साल पुरानी थी। उसने इसे उत्सुकता से खोला पहले पेज पर धुधली स्याही में 'टी.एम्‌. रिडळ? नाम लिखा 
हुआ था। 

“जरा ठहरो,? रॉव ने कहा वह सावधानी से आगे बढ़ा और उसने हैरी के कधों के ऊपर से झाँककर डायरी देखी। 
“मैं इस नाम के बारे में जानता हुँ ...टी.एम्‌. रिडल को पचास साल पहले स्कूल की विशेष सेवाओं के लिए पुरस्कार मिला 
था” 

हैरी ने हैरान होते हुए पूछा, “यह बात तुम्हें कैसे मालम है ? 

“क्योंकि सज़ा के दौरान फिल्च ने मुझसे रिडल की शील्ड तकरीबन पचास बार चमकवाई थी,” रॉन ने गुस्से से 
कहा 'उसी की शील्ड पर मैंने घोंधे गिराए थे! अगर तुम्हें किसी के नाम प्र से एक घटे तक गंदगी साफ करना पड़े, 
तो तुम्हें भी वह नाम याद रहेगा” 

हैरी ने डायरी के गीले पन्नों को खोला। वे पूरी तरह कोरे थे! उनमें से किसी प्र कुछ भी नहीं लिखा था। यहाँ 
तक कि 'मंबल आटी का जन्मदिन” या 'दाँतां के डाक्टर के पास्‌, साढ़े तीन बजे” जैसी याद दिलाने वाली बातें भी नहीं 
थी 

हैरी ने निराश होकर कहा, “उसने इसमें कुछ नहीं लिखा।' 

रॉन्‌ ने उत्सुकता से पूछा, मैं तो यह सोचकर हैरान हैं कि कोई इसे फेंकना क्‍यों चाहता था? 

हैरी ने डायरी के पिछले कवर को देखा वहाँ प्र वाँक्सहाँल रोड, लदन्‌ की एक दुकान का नाम छपा था 

“वह जरूर मगल परिवार का रहा होगा,” हैरी ने सोचते हुए कहा, “तभी उसने यह डायरी वॉक्सहॉल रोड से खरीदी 

रॉन्‌ बोला, “खैर, यह डायरी तुम्हारे किसी काम की नहीं है! फिर उसने अपनी आवाज नीची करते हुए कहा, “अगर 
तुम इसे मीना की नाक के पार फेंक सको, तो पचास पॉइंट” 


बहरहाल हैरी ने डायरी अपनी जेब में रख ली! 


न 


फरवरी के शुरुआती दिनों में हर्माइनी अस्पताल से बाहर आई उसकी मुँछ और पूँछ दोनों ही गायब हो चुकी थीं 
और उसे चेहरे के बालां से भी मुक्ति मिल गई थी! जिस शाम हर्माइनी ग्छड़द्वार टॉवर में वापस लौटी, हैरी ने उसे 
टी.एम्‌. रिडल की डायरी दिखाई और उसके मिलने की पूरी कहानी सुनाई) 


हर्माइनी ने उत्साहित होकर हैरी से डायरी ली और उसे गौर से देखने लगी, “ऊह, इसमें छुपी शक्तियाँ हो सकती 


हा 


“अगर इसमें शक्तियाँ हैं, तो यह उन्हें बहुत अच्छी तरह से छुपा रही है,” रॉव बोला शायद यह बहुत शर्मीली 
होगी। हैरी, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इसे फेक क्यों नहीं देते!” 


हैरी ने जवाब दिया, “काश मुझे यह पता चल जाता कि किसी ने इसे फंकने की कोशिश कयां की थी! मुझे यह 
जानना भी बुरा नहीं लगता कि रिडल को हॉगवर्टस की किस विशेष सेवा के लिए पुरस्कार मिला था 


रॉन्‌ बोला, 'कुछ भी हो सकता है। शायद उसे तीस ओ.डब्ठयू.एळ. मिळे हों या उसने किसी टीचर को दैत्याकार 
समुद्रफेती से बचाया हो! या शायद उसने मीना की हत्या की हो, जिससे हर व्यक्ति को राहत मिली हो ...” 


परंतु हर्माइती के चेहरे पर आए दिलचस्पी के भाव देखकर हैरी समझ गया कि वह भी वही सोच रही थी, जो 
वह सोच रहा था। 

रान्‌ ने पहले हैरी और फिर हर्माइनी की तरफ देखते हुए पूछा, “तुम लोग क्या सोच रहे हो? 

हैरी ने कहा, 'देखो, रहस्यमयी तहख्राता पचास साल पहले खुला था, है ना? मैल्फाँय ने यही बताया था” 

हाँ ...” रन्‌ धीमे से बोला 

“और यह डायरी भी पचास साल पुरानी है,” हर्माइती ने रोमांचित होकर डायरी को ठॉंकते हुए कहा 

तो 2? 

“अरे रन्‌, नींद से जागो,” हर्माइनी ने पछटकर कहा "हम यह बात जानते है कि जिसने पिछली बार तहख्ाता खोला 
था, उसे पचास साल पहले स्कूल से निकाल दिया गया था। हम यह बात भी जावते हैं कि टी.एम. रिडल को स्कूल की 
विशेष सेवाओं के लिए पचास साल पहले पुरस्कार मिला था। क्या यह नहीं हो सकता कि तागशक्ति के वारिस को पकड़ने 
के लिए ही रिडल को पुरस्कार दिया गया हो? उसकी डायरी शायद हमें हर बात बता देगी : तहख्ाना कहाँ है, उसे कैसे 


खोला जाता है और उसमें किस तरह का भयानक जानवर रहता है! इस बार जो हमले कर रहा है, वह यह नहीं चाहेगा 
कि यह डायरी आसपास पड़ी रहे, है ना? 


रान्‌ बोला, “बहुत बढ़िया कल्पना है, हर्माइनी। बस इसमें एक छोटी सी गड़बड़ है। इस डायरी में कुछ लिखा नहीं 
है 

प्रतु हर्माइवी अपने बैग से अपनी छड़ी निकाल रही थी। 

उसने फुसफुसाते हुए कहा, हो सकता है इसमें अदृश्य स्याही से कुछ लिखा हो!” 


उसने छड़ी से डायरी को तीन बार टांका और कहा, प्रकट भव्‌!” 


कुछ नहीं हुआ इस बात से ज़रा भी विचलित हुए बिना हर्माइनी ने बैग में दुबारा हाथ डाला और एक चीज़ बाहर 
निकाली, जो मिटाने वाले चकमते लाल रबर की तरह दिख रही थी 


वह बोली, “यह छुपी हुई चीज़ों को प्रकट कर देता है। मुझे यह छुमंतर गली में मिला था” 
उसने “पहली जनवरी” प्र कसकर रगड़ा, प्रतु कुछ नहीं हुआ 


रॉन बोला, “मैं तुमसे कितवी बार कह चुका हैं, जब उसमें कुछ है ही वहीं, तो तुम्हें मिलेगा कैसे! देखो, हुआ 
यह होगा कि स्डिल को क्रिसमस प्र तोहफे में एक डायरी मिली होगी, जिसमें उसने लिखने का कष्ट नहीं किया होगा” 


मई 


हैरी खुद को भी यह वहीं समझा पा रहा था कि उसने रिडल की डायरी फंक क्‍यों नहीं दी। हालाँकि वह जावता 
था कि डायरी कोरी थी, पर वह इसे अनजाने में उठाकर इसके पन्ने पलटता रहा, जैसे यह कोई ऐसी कहानी हो, जिसे 
वह पूरा करना चाहता था। हालाँकि हैरी को विश्‍वास था कि उसने टी.एम. रिडल का नाम पहले कभी नहीं सुवा था, परतु 
न्‌ जाने क्‍यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे रिडल उसके बचपन का मित्र हो, जिसे वह भूल गया था। परतु यह सोचना भी 
मूर्खतापूर्ण था, क्योंकि हॉगवर्टस आने से पहले डडली ने इस बात का पक्का इंतजाम कर रखा था कि उसका कोई दोस्त 
न बन्‌ पाए। 


बहरहाल हैरी ने संकल्प कर लिया था कि वह रिडल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्टी करेगा इसलिए 
अगले दिन क्लासों के बीच के ख़ाली समय में वह रिडल को मिले विशेष पुरस्कार को देखने के लिए ट्रॉफी रूम की तरफ 
चल दिया उसके साथ उत्सुक हर्माइनी और हताश राँन भी थो राँन यह कहता जा रहा था कि उसने ट्रॉफी रूम को इतना 
देख लिया था कि वह जिंदगी भर उसका मुँह नहीं देखना चाहता 


रिडल की चमकती सुनहरी शील्ड एक कोने वाली अलमारी में रखी थी। इसमें यह जानकारी नहीं थी कि रिडल 
को यह शील्ड क्‍यों दी गई थी (“और यह बहुत अच्छा रहा अगर यह ज्यादा बड़ी होती, तो मैं इसे अब भी चमका रहा 
होता,” रॉव बोला)! बहरहाल, उन्हें रिडल का नाम जादूगरों की मेरिट लिस्ट के पुराने मैडल प्र मिला और पूर्व हेड बॉयज 
की सूची में भी 

“ऐसा लगता है वह पर्सी जैसा था,” रॉब अपनी वाक को नफरत से सिकोड़ते हुए बोला 'प्रिफेक्ट, हेड बॉय, शायद 
हर विषय में अली! 

“तुम्‌ तो ऐसे कह रहे हो, जैसे यह कोई बुरी बात हो,” हर्माइती ने थोड़े आहत स्वर में कहा 

x 

हॉगवर्टस में सूरज दुबारा धीमे-धीमे चमकने लगा था। महल के भीतर का माहौल अब अधिक आशा भरा हो चला 
था जस्टित्‌ और लगभग सिरकटे निक प्र हुए हमलों के बाद से किसी प्र हमला नहीं हुआ था; और मैडम पाँमफ्री ने 
खुशी-ख़ुशी यह बताया था कि मत्रकवच अब तुनकमिजाज और गोपनीय हो रहे हैं, जिसका मतलब यह था कि वे तेजी 
से अपना बचपन छोड़ रहे थे। 


एक दोपहर हैरी ने सुना कि मैडम पॉमफ्री फिल्च को नरमी भरे अदाज़ में बता रही थीं, जैसे ही मत्रकवचों के 
मुँहासे दूर हो जाएँगे, हम उन्हें दूसरे गमले में गाड़ देंगो और उसके बाद जल्दी ही हम उन्हें काटकर उनका काढ़ा बना लेंगे। 
तुम्हें मिसेज वॉरिस बहुत जल्दी वापस मिल जाएगी” 

हैरी ने सोचा, शायद नागशक्ति के वारिस की हिम्मत जवाब दे गई थी। रहस्यमयी तहस्रावा खोलना दिनोदिन अ 
एक खतरनाक होता जा रहा था, क्योंकि स्कूल में सब सतर्क और सावधान थे। शायद भयानक जानवर चाहे वह जो भी 
हो, एक बार फिर से पचास साल के लिए नींद में सो गया होगा ... 

मेहततकश हाउस का अर्ती मैकमिलन इस आशावादी विचार को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे अब भी विश्वास 
था कि हैरी ही दोषी था और उसने युद्धकला प्रशिक्षण के दौरान असावधातीवश “ख़ुद का भाडा फोड़ दिया था? पीव्ज 


भी माहौल को वहीं सुधार रहा था। वह भीड़ भरे गलियारों में अचावक टपक पड़ता था और “अरे पॉटर, तुम तो हो गड़बड़ 


पॉटर ...” गाने लगता था आजकल तो वह इसके साथ-साथ नाचने भी लगा था 


गिल्ड्रॉय लॉकहार्ट यह सोच रहे थे कि हमले उन्हीं की वजह से रुक गए हैं। जब रहड़द्वार हाउस के विद्यार्थी एक 
दिन रूप-परिवर्तत की क्लास में जाने के लिए लाइन बना रहे थे, तब हैरी ने सुना कि लॉकहार्ट प्रोफेसर मैक्गॉनेगल से 
बातें करते हुए आ रहे थे। 


प्रोफेसर लॉकहार्ट ने अपनी नाक थपथपाते हुए और आँख मारते हुए कहा, “मिनर्वा, मुझे वहीं लगता कि अब कोई 
समस्या होगी। मैं सोचता हैं कि इस बार तहखावा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अपराधी को पता चल गया होगा कि 
अगर उसने हमले बंद नहीं किए, तो मैं जल्दी ही उसे पकड़ लँगा। इसलिए उसने मेरी सख्ती का सामना करने से पहले 
ही हमले बद करने में भूलाई समझी।? 


“आप जानती हैं, अब स्कूल में सबका मनोबल बढ़ाने और पिछले सत्र की यादों को भुलाने की ज़रूरत है! मैं इस 
समय कुछ और नहीं कहँगा, प्रतु मुझे लगता है मैं जानता हुँ कि ऐसा किस चीज़ से होगा ...! 

उन्होंने अपनी नाक दुबारा थपथपाई और वहाँ से चले गए। 

लॉकहार्ट का स्कूल का मनोबल बढ़ाने वाला विचार 40 फरवरी की सुबह नाश्ते के समय सबके सामने आया। हैरी 
उस्‌ रात ठीक से वहीं सो पाया था, क्योंकि पिछली रात उनकी क्विडिच प्रैक्टिस देर तक चली थी। इसलिए सुबह वह 
थोड़ी देर से नीचे उतरकर बड़े हॉल में आया। एक पल के लिए तो उसे लगा जैसे वह गलत दरवाज़े में घुस गया था 


चारों तरफ की दीवारें बड़े-बड़े, चटख़ गुलाबी फूलों से ढकी थी इससे भी बुरी बात यह थी कि हलकी नीली 
छत्‌ से दिल के आकार के छोटे-छोटे रंगीन कागज गिर रहे थे। हैरी गछुड़द्वार की टेबल के पास पहुँचा, जहाँ शॉन बीमारों 
सी शक्ल बनाकर बैठा था और हर्माइनी जबरन ही-ही कर रही थी। 


क्या हो रहा है?” हैरी ने बैठते हुए और अपने नाश्ते प्र गिरे रंगीन कागज़ां को दूर हटाते हुए पूछा 


रॉन्‌ ने टीचर्स की टेबल की तरफ इशारा किया! वह इतना अधिक विचलित था कि उससे बोला नहीं जा रहा था 
फूलों के रंग की तरह ही चटख गुलाबी कपड़े पहने लॉकहार्ट विद्यार्थियों को शांत करने के लिए हाथ लहरा रहे थे! उनके 
दोनों तरफ बैठे टीचर्स के चेहरे भावहीन थे जहाँ हैरी बैठा था, वहाँ से उसे प्रोफेसर मैक्गॉनेगल के गाळ की एक मांसपेशी 
फड़कती दिख रही थी। स्वेप की सूरत से ऐसा लग रहा था, जैसे किसी ने उनहें अस्थिवर्धक का एक बड़ा गिलास अभी-अभी 
पिलाया हो। 


लाँकहार्ट चीखे, हैप्पी बैलेटाइन डे! और मैं उन छियालीस लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो मुझे अब 
तक वैलेटाइन कार्ड भेज चुके हैं! हाँ, मैते आप सबको यह छोटा सा आश्चर्यजनक तोहफा देने की गुस्ताख्री की है - और 
यह यहीं प्र ख़त्म नहीं होता!” 


लाँकहार्ट ने ताली बजाई और प्रवेश हॉल के दरवाज़े से एक दर्जन बदमिज़ाज दिखने वाळे बौने अदर आए बहरहाल 
वे सामान्य बौने नहीं थे। लॉकहार्ट ने उन सबको सुनहरे पंख और वाद्ययत्र दे रखे थे। 

“ये हैं कार्ड ळे जाने वाले दोस्ताना कामदेव!” लॉँकहार्ट ने दमकते हुए कहा ये लोग आज स्कूल में आपके वैलेंटाइन 
संदेश बाटगे! आवद और मौज-मस्ती यहीं प्र ख़त्म नहीं होती! मुझे विशवास है कि इस अवसर पर मेरे सहयोगी भी 
जोशोख़रोश के साथ इसमें शामिल होना चाहेंगे! आप प्रोफेसर स्नेप से यह क्यों नहीं पूछते कि प्रेम का काढ़ा कैसे बनाया 
जाता है! और जब बात उठी है, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं आज तक जितने जादूगरों से मिला हूँ, प्रोफेसर फ्लिटविक 
मोहपाश के सम्मोहन मत्र के बारे में उन सबसे ज़्यादा जानते हैं! ये बड़े छुपे रुस्तम हैं!” 


प्रोफेसर फ्लिटविक ने शर्म के मारे चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। स्तेप के चेहरे प्र तो ऐसे स्पष्ट भाव थे कि 
जो पहला विद्यार्थी उनसे प्रेम का काढ़ा बनाने की विधि पूछेगा, उसे वे जबरदस्ती जहर पिला देंगी 


“सच बताता हमडिनी, लॉकहार्ट को कार्ड भेजने वाले छियालीस लोगों में कहीं तुम भी तो शामिल वहीं हो,” रन 
ने पूछा, जब वे अपने पहले पीरियड में जाने के लिए बड़े हॉल से बाहर न्कले। हमडिवी अचानक अपने बैग में टाइमटेबल 
खोजने में बहुत रुचि लेते लगी और उसने जवाब वहीं दिया 

पूरे दिन बौने उनकी क्लासों में वैलेंटाइव कार्ड बॉटने के लिए अदर घुसते रहे! इस बात से टीचर्स ख़ास खुश नहीं 
हुए और देर दोपहर को जब ग्छड़द्वार के विद्यार्थी सम्मोहन की क्लास में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तब उनमें 
से एक बौने ने हैरी को पकड़ लिया 


“ओए, तुम! अरे हैरी पॉटर!” एक मनहूस शक्ल वाला बौना चिल्लाया। इसके बाद उस बौने ने विद्यार्थियों को अपनी 
कोहनी से धक्का मारा, ताकि वह जल्दी से हैरी के पास पहुँच जाए 

यह सोचकर हैरी का दिमाग भना गया कि उसे फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के सामने वैलेंटाइन कार्ड दिया जा रहा 
है, जिनमें जिनी वीज़्ली भी शामिल है। हैरी ने बौने से बच निकलने की कोशिश की। बहरहाल, बौने ने भीड़ में से अपना 
रास्ता बनाने के लिए विद्यार्थियों के पैरों प्र लात मारी और हैरी के दो कदम आगे पहुँचने से पहले ही वह बौना उस तक 
पहुँच गया 

उसने अपने वाद्ययत्र को ख़तरवाक तरीके से बजाते हुए कहा, “मेरे पास एक सगीतमय सदेश है, जो मुझे हैरी पॉटर 
को व्यक्तिगत रूप से देना है 


“यहाँ नहीं,” हैरी बचने की कोशिश करते हुए गुर्राया। 


“चुपचाप खड़े रहो!” बौना घुरघुराया और उसने हैरी के बैग को पकड़कर खींचा 

“मुझे जाने दो!” हैरी ने गुर्रते हुए अपना बैग खींचा 

कड़ाक की जोरदार आवाज़ के साथ उसका बैग फट गया और उसके दो टुकड़े हो गए उसकी किताबें, छड़ी, चर्मपत्र 
और पखदार कलम फर्श प्र बिखर गए यही नहीं, उसकी स्याही की बोतल भी फूट गई और सारे सामान पर स्याही फैल 
गई) 

हैरी तेजी से चारों तरफ लपका, ताकि वह बौने के गाना शुरू करने से पहले अपना सारा सामान समेट सके! इस 
वजह से गलियारे में आने-जाने वाले विद्यार्थी ठहर गए थे। 

यहाँ क्या हो रहा है? ड्रेको मैल्फॉय की रूखी, धीमी आवाज़ आई हैरी ने फटाफट हर चीज़ को अपने फटे बैग 
में ठसा शुरू किया! इससे पहले कि मैल्फॉय उसका संगीतमय वैलेटाइन सदेश सुन पाए, हैरी वहाँ से भाग जावा चाहता 
था 

“यहाँ प्र भीड़ क्‍यों जमा है” एक और परिचित आवाज़ आई पर्सी वीज़्ली भी वहाँ पहुँच चुका था। 

हैरी ने अब अपना दिमागी संतुलन खो दिया और वहाँ से भागने की कोशिश की, प्रतु बौने ने घुटनों के पास 
से पकड़कर उसे धड़ाम से फर्श प्र गिरा दिया। 


“अब ठीक है,” बौने ने हैरी के टखनों प्र बैठते हुए कहा, “यह रहा तुम्हारा संगीतमय वैलेंटाइन संदेश : 


'तुम्हारी आँखें मेंढक जितनी हरी हैं, 

तुम्हारे बाल ब्लैकबोर्ड जितने काले हैं। 

मेरी इच्छा है कि देवता जैसे दिखने वाले तुम मेरे होते, 

तुम ही तो हो वह हीरो, जिसे शैताती जागर को हराया है।” 


हैरी वहाँ से गायब होने के लिए ग्रिन्गाँट में रखा अपना सारा सोना देने को तैयार हो गया होता! बाकी सबके 
साथ उसने भी साहसपूर्वक हंसने की कोशिश की और उठकर खड़ा हो गया बौने के वजन के कारण उसके पैर सुन्न हो 


गए थे। पर्सी वीज़्ली ने भीड़ को तितरबितर करने की भरकस कोशिश की, जिसमें से कुछ लोग तो इतने ज़्यादा हैस रहे 
थे कि उनकी आँखों में आँसू आ गए 


“यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ! घटी पाँच मिनट पहले बज चुकी है। अपनी-अपनी क्लास में जाओ, जल्दी,” पर्सी 
ने कुछ छोटे विद्यार्थियों को दूर भगाते हुए कहा “और तुम, मैल्फाँयी? 


हैरी ने मैल्फॉय को झुककर कुछ उठाते देखा! उसने बुरा सा मुँह बनाते हुए क्रैब और गॉइल को वह चीज दिखाई 
हैरी ने देखा कि मैल्फॉय के हाथ में रिडल की डायरी थी। 


हैरी शात स्वर में बोला, “मेरी डायरी वापस करो! 


देखें तो सही, आख़िर पॉटर ने इसमें क्या लिखा है?” मैल्फॉय ने कहा जाहिर है, वह कवर प्र लिखे वर्ष को 
नहीं देख पाया था और यही समझ रहा था कि यह हैरी की डायरी है। वहाँ मौजूद सभी लोग खामोश हो गए जिनी कभी 
डायरी को, तो कभी हैरी को देख रही थी और आतंकित लग रही थी। 


पर्सी सख्ती से बोला, “डायरी वापस कर दो, मैल्फॉँयी' 

“पहले मैं इसे देख तो लँ,” मैल्फॉय ने हैरी को चिढ़ाते हुए डायरी उसकी तरफ लहराई। 

पर्सी बोला, “स्कूल को प्रिफेक्ट होने के नाते -? प्रतु हैरी तब तक अपना आपा खो चुका था उसने अपनी छड़ी 
निकाली और चिल्लाया, “तिरस्त्र भव!” और जिस तरह स्नेप्‌ के मत्र से लॉकहार्ट की छड़ी छूट गई थी, उसी तरह मैल्फॉय 
के हाथ से भी डायरी छूटकर हवा में उछल गई। रॉव ने खुलकर मुस्कराते हुए डायरी लपक ली! 


पर्सी ज़ोर से बोला, हैरी! गलियारों में जादू करता मना है। मुझे इसकी रिपोर्ट करवा होगी!” 


प्रतु हैरी को प्रवाह नहीं थी। उसने मैल्फॉय को वीचा दिखा दिया था और इसके लिए वह ग्छड़द्वार के पाँच पॉइंट 
किसी भी दिन गँवाने के लिए तैयार था। मैल्फॉय बौखला गया जब जिनी अपनी क्लास में जाने के लिए उसके पास से 
गुजरी, तो मैल्फॉय पीछे से द्वेषपूर्ण आवाज़ में चिल्लाया, “मुझे नहीं लगता कि पॉटर को तुम्हारा वैलेटाइन ख़ास पसंद आया!” 


जिनी ने अपना चेहरा हाथों से ढैंका और भागकर क्लास में चली गड्डी गुर्रते हुए रॉव ने अपनी छड़ी निकाल ली, 
प्रतु हैरी ने उसे दूर खींच लिया। वह नहीं चाहता था कि रॉव सम्मोहन की क्लास में घांघे उगूलता रहे! 


जब तक वे प्रोफेसर फ़्लिटविक की क्लास में नहीं पहुँच गए, तब तक हैरी ने रिडल की डायरी प्र खास ध्यान 
नहीं दिया! वहाँ पहुँचने के बाद उसने एक खास बात प्र गौर किया उसकी बाकी किताबें लाल स्याही में नहा गई थीं; 
प्रतु डायरी उतनी ही साफ थी, जितनी स्याही की बोतल फैलने से पहले थी। उसने रन को यह बात बताने की कोशिश 
की, प्रतु रॉव एक बार फिर अपनी छड़ी के साथ जूझ रहा था। उसकी छड़ी के सिरे से बड़े बैंगनी बुलबुले निकलने लगे 
थे और वह किसी दूसरी चीज़ में ज़्यादा रुचि नहीं ले रहा था। 


ञः 


उस्‌ रात्‌ हैरी अपने कमरे में सबसे पहले बिस्तर प्र गया। कुछ हद तक इसका कारण यह था कि वह फ्रेड और 
जॉर्ज के गीत तुम्हारी आँखें मेंढक जितनी हरी हैं” को एक और बार नहीं सुनना चाहता था और कुछ हद तक इसका 
कारण यह भी था कि हैरी एक बार फिर रिडल की डायरी की जाँच करना चाहता था वह जानता था कि राँन को यह 
समय की बर्बादी लगेगी। 


हैरी अपने बिस्तर प्र बैठा और डायरी के कोरे पन्ने पलटने लगा! किसी भी पन्ने प्र लाल स्याही का निशान तक्‌ 
नहीं था फिर उसने अपने बिस्तर के पास वाले कैबिनेट से एक नई बोतल निकाली, उसमें अपनी कलम दुबाई और डायरी 
के पहले पन्ने प्र स्याही की एक बूँद टपका दी। 


स्याही कागज प्र एक पल के लिए चमकी और फिर गायब हो गई! ऐसा लग रहा था, जैसे पन्ने ने उसे सोख 
लिया हो! रोमांचित होकर हैरी ने अपनी कलम दुबारा स्याही में दुबाई और लिखा, “मेरा नाम हैरी पॉटर है! 

ये शब्द कुछ ही पल तक पन्ने पर उभरे रहे, फिर वे भी बिना निशान छोड़े गायब हो गए फिर अंततः, कुछ हुआ 

पेज प्र उसी की स्याही में ऐसे शब्द उभर आए, जिन्हें हैरी ने कभी नहीं लिखा था 

हैलो, हैरी पॉटर! मेरा वाम टाम रिडल है। तुम्हें मेरी डायरी कैसे मिली? 

ये शब्द भी गायब हो गए, प्रतु तभी, जब हैरी ने दुबारा यह लिखना शुरू किया! 

“किसी ने इसे टॉयलेट में फंककर बहाने की कोशिश की थी! 

वह रिडल के जवाब का बेसब्री से इंतज़ार करने लगा 

“यह बहुत अच्छा रहा कि मैंने अपनी यादें स्याही से ज्यादा स्थायी तरीके से सुरक्षित रखी हैं, प्रतु मैं जानता था 
कि ऐसे लोग हागे, जो यह वहीं चाहेंगे कि इस डायरी को पढ़ा जाए।' 

“तुम्हारा कया मतलब है?” हैरी ने लिखा; रोमांच के कारण उसने पेज पर स्याही की बूँद टपका दी। 

'मेरा मतलब है कि इस डायरी में भयानक घटनाओं की यादें युरक्षित हैं। ऐसी घटनाएँ, जित पर अब पर्दा डाल 
दिया गया है। ऐसी घटनाएँ, जो हॉगवर्टस जाद और तत्र के विद्यालय में हुई थी।' 

मैं भी यहीं पर हूँ,” हैरी ने जल्दी से लिखा “मैं हॉगवर्ट्स में पढ़ता हैं और यहाँ प्र भयानक घटनाएँ घट रही 
हैं। क्या तुम रहस्यमयी तहख़ाने के बारे में कुछ जानते हो?” 

उसका दिल तेजी से धड़क रहा था रिडल का जवाब जल्दी आया। उसकी लिखाई थोड़ी कम सुदर हो गई, जैसे 
वह उसे जल्दी से सारी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हो! 

“निश्चित रूप से में रहस्यमयी तहख़ाने के बारे में जानता हैं। मरे जमाते में लोग हमसे कहते थे कि यह एक 
काल्पनिक कहानी है और ऐसा कार्ड तहख़ाना नहीं है, परतु यह झूठ था। जब मैं फिक्थ ईयर में था, तब तहख़ाना खुला 
था और भयावक जानवर ने कर्ड विद्यार्थियों पर हमला किया था। यही वहीं, उसने एक लड़की को तो मार भी डाला था। 
तहख़ाना खोलने वाले को मैवे ही पकड़ा था। इसके लिए उसे स्कूल से विकाल दिया गया। परतु हेडमास्टर प्रोफेसर डिपेट 
को इस बात पर शर्म आ रही थी कि इस तरह की घटवा हॉँगवर्ट्स में हुई थी, इसलिए उन्होंने मुझे सच्चार्ड बताने से 
रोक दिया। एक कहानी गढ़ी गर्डँ कि लड़की सयोगवश एक दुर्घटवा में मर ग्ड थी। उन्होंने मेरे योगदान के लिए मुझे एक 
सुदर चमकती और नक़काशीदार ट्रॉफी दी। साथ ही उन्होंने मुझे अपना मुँह बद रखने की चेतावनी भी वी, परतु में जावता 
था कि यह दुबारा हो सकता है। भयावक जानवर ज़िदा था और जिस व्यक्ति के पास इसे आज़ाद करने की शक्ति थी, 
उसे जेल नहीं भेजा गया था” 


जवाब लिखने की जल्दबाजी में हैरी ने अपनी स्याही की बोतल लगभग गिरा ही दी। 
“यह अब दुबारा हो रहा है। तीन हमले हो चुके हैं और कोई नहीं जानता कि इनके पीछे किसका हाथ है। पिछली 
बार हमले किसने किए थे?” 


अगर तुम चाहो, तो में तुम्हें दिखा सकता हैँ,” रिडल का जवाब आया तुम्हें मेरी बात मानने की ज़रूरत नहीं 
है। जिस रात को मेते उसे पकड़ा था, मैं तुम्हे उस रात की अपनी याद के भीतर ले जा सकता हू” 

हैरी झिझका उसकी कलम डायरी के ऊपर लटकी रह गई। रिडल का क्या मतलब है? कोई किसी दूसरे की याद 
के भीतर कैसे जा सकता है? उसने घबराहट में कमरे के दरवाज़े की तरफ देखा, जो अब अँधेरे की वजह से धुंधला दिख 
रहा था जब उसने पलटकर डायरी की तरफ देखा, तो उसे नए अक्षर उभरते दिखे 


“मुझे यह दिखाने दो” 

हैरी एक पल रुका और फिर उसने दो शब्द लिख दिए 

“ठीक है।! 

डायरी के पन्ते फड़फड़ाने लगे, जैसे वे तेज़ हवा में उड़ रहे हा वे जून के महीने के बीच में आकर रुके! खुले 
मुंह से हैरी ने तेरह जून के छोटे चौखाने को छोटी सी टेलीविजन स्क्रीन में बदलते देखा। उसके हाथ थोड़े कौप रहे थो 
उसने डायरी उठाकर अपनी आँख से सटा ली! अब उसकी आँख उस छोटी सी खिड़की में से अंदर झाँक रही थी। और 
इससे पहले कि उसे पता चले कि क्या हो रहा था, वह आगे की तरफ झूलने लगा खिड़की चौड़ी होती जा रही थी और 
उसे महसूस हुआ, जैसे उसका शरीर बिस्तर से उठकर खिड़की से होता हुआ रंग और छाया के बवडर में पहुँच गया हो। 


उसे अपने पैर ठोस जमीन प्र पड़ते महसूस हुए वह कापता हुआ खड़ा रहा धीरे-धीरे उसके चारों तरफ की 
धुंध छैटी और हर चीज़ साफ नजर आने लगी। 


हैरी तत्काल समझ गया कि वह कहाँ था सोती हुई तस्वीरों वाला यह गोलाकार कमरा डम्बळडोर का ऑफिस 
था - प्रतु यहाँ डेस्क के पीछे डम्बलडोर नहीं, बल्कि एक झुर्रीदार चेहरे वाला दुबला जादूगर बैठा हुआ था। गिने-चुने सफेद 
बालों को छोड़कर उसका बाकी पूरा सिर गजा था और वह मोमबती की रोशनी में एक ख़त पढ़ रहा था। हैरी ने इस जादूगर 
को पहले कभी नहीं देखा था। 

हैरी ने कापते हुए कहा, “मुझे खेद है। मैं बीच में बाधा नहीं डालना चाहता था ...” 


प्रतु जादूगर ने नजरें तक नहीं उठाई थोड़ी त्योरियाँ चढ़ाकर वह अपना ख़त पढ़ता रहा! हैरी जादूगर की टेबल 
के पास आया और अटकते हुए बोला, “अर - मैं अभी चला जाऊँगा! क्या मैं जाऊँ ? 


जादूगर ने अब भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया! ऐसा लग रहा था, जैसे उसने हैरी की बात सुती ही न हो! यह 
सोचते हुए कि हो सकता है जादूगर बहरा हो, हैरी ने अपनी आवाज़ ऊँची की। 


“माफ कीजिए, मैंने आपके काम में बाधा डाली, अब मैं जाता हूँ,” वह जोर से चिल्लाया। 


जादूगर ने आह भरते हुए ख़त मोड़ा। फिर वह उठकर खड़ा हुआ, हैरी की तरफ देखे बिना उसके पास से गुजर 
गया और खिड़की के पर्द खोल दिए। 


खिड़की के बाहर आसमान माणिक रत्न की त्रह लाल था ऐसा लग रहा था जैसे सूर्यास्त होने ही वाला था जादूगर 
वापस अपनी कुर्सी प्र आकर बैठ गया और दरवाज़े की तरफ देखते हुए अपने अँगूटे चटकाने लगा 


हैरी ने ऑफिस में चारों तरफ देखा। वहाँ पर न तो ज्वाला नाम का फीनिक्स पक्षी था, न ही आवाज़ करने वाळे 
चाँदी के यत्र यह रिडल के जमाने का हागवर्ट्स था इसका मतलब था कि यह अनजान जादूगर उस समय का हेडमास्टर 
था, जैसे डम्बलडोर इस समय हैं। इसका मतलब यह भी था कि वह यानी हैरी एक छाया से अधिक कुछ नहीं था, जो 
पचास साल पहले के लोगों को दिखाई नहीं दे सकता था। 

ऑफिस के दरवाज़े प्र एक दस्तक सुनाई दी। 

“अंदर आ जाओ,” बूढ़े जादूगर ने धीमे से कहा 

लगभग सोलह साल का एक लड़का अपनी नुकीली टोपी उतारते हुए अदर आया। उसके सीने पर प्रिफेक्ट का चाँदी 
का बिल्ला चमक रहा था। वह हैरी से लबा था, प्रतु उसके बाल भी गहरे काले थे 

हेडमास्टर ने कहा, “आह, रिडली? 


“आपने मुझे बुलाया सर?” रिडल बोला वह घबराया दिख रहा था] 


डिपेट ने कहा, बैठ जाओ। मैं अभी वह ख़त पढ़ रहा था, जो तुमने मुझे भेजा था? 
“ओह,” रिडल बैठते हुए बोला; उसने अपने हाथ बहुत कसकर बाँध रखे थो 


“मेरे प्यारे बच्चे,” डिपेट ने नरमी से कहा, “यह संभव नहीं है कि मैं तुम्हें गर्मियों में स्कूल में रुकने की इजाज़त 
दे दूँ निश्चित रूप से तुम छुटिटयों में तो अपने घर जाना चाहोगे? 


रिडल ने तत्काल कहा, “नहीं, मैं तो हाँगवर्टस में ही रुकना चाहुँगा बजाय उस जगह - उस जगह - 
“मुझे लगता है, तुम छुट्टियों के दौरान किसी मगल अवाथालय में रहते हो,” डिपेट ने जिज्ञासा से पूछा 
हाँ सर,” रिडल बोला और उसका चेहरा हलका लाल हो गया! 

“तुम्हारे माता-पिता मगल थे? 

रिडल ने कहा, “मेरे पिता मगळ थे और माँ जाद्गरवी।' 

“और क्या तुम्हारे माता-पिता दोनों ही -? 


“सर, मेरी माँ तो मेरे जन्म के कुछ समय बाद ही मर गई थीं। अनाथालय वालों ने मुझे बताया कि वे सिर्फ मेरा 
ताम रखने तक ही ज़िंदा रहीं : मेरे पिता के नाम पर टॉम और मेरे दादा के नाम पर मारवोलोए 


डिपेट ने सहानुभूमिपूर्वक अपनी जीभ कुटकुटाईी 

फिर वे आह भरते हुए बोले, टॉम, बात यह है मैं तुम्हारे लिए खास इंतजाम कर सकता था, परतु वर्तमान 
परिस्थितियां में ...” 

“सर, आपका मतलब है इन हमलों की वजह से आप ऐसा नहीं कर पाएँगे?” रिडल ने कहा और हैरी का दिल 
उछल पड़ा वह थोड़ा और करीब खिसक गया, ताकि एक भी शब्द उसे चकमा देकर न्‌ निकल जाए 

हेडमास्टर बोले, “बिलकुल ठीक कहा मेरे प्यारे बच्चे, तुम यह समझ सकते हो कि ऐसे माहौल में तुम्हें छुट्टियां 
में महल में रहने की इजाज़त देवा कितना मूर्खतापूर्ण होगा! खासकर हाल ही में हुई दुर्घटना के बाद... जिसमें बेचारी लड़की 
की मौत हो गई ...तुम अपने अनाथालय में ज़्यादा सुरक्षित रहोगे। सच तो यह है कि जादू मंत्रालय अब स्कूल बंद करने 
के बारे में सोच रहा है। और हमें जरा भी अदाज़ा नहीं है कि इस अप्रिय घटना के लिए कौन जिम्मेदार है ...! 

रिडल की आँखें फैल गड्ढी 


“स्र - अगर अपराधी पकड़ा जाए ... अगर यह सब बद हो जाए ...” 


“तुम्हारा क्या मतलब है?” डिपेट ने कुर्सी पर तनकर बैठते हुए चूँ-च करती आवाज में कहा "रिडल, क्या तुम इन्‌ 
हमलों के बारे में कुछ जानते हो? 


“नहीं सर,” रिडल ने जल्दी से कहा। 

प्रतु हैरी को यकीन था कि यह उसी तरह की “हीं? थी, जैसी उसने डम्बलडोर से कही थी। 

डिपेट थोड़े निराश दिखते हुए दुबारा टिककर बैठ गण 

“तुम जा सकते हो, टॉम ...! 

रिडल अपनी कुर्सी से उठा और पैर घसीटते हुए कमरे के बाहर चला गया हैरी उसके पीछे-पीछे चल दिया 


७ 


स्वचालित घुमावदार सीढ़ियों से होते हुए वे नीचे उतरे और अँधेरे गलियारे में जानवर की मूर्ति के पास पहुँचे! रिडल 


रुका और उसे रुकते देखकर हैरी भी ठहर गया। हैरी को साफ दिख रहा था कि रिडल गभीरता से कुछ सोच रहा था। वह 
अपना होंठ काट रहा था और उसके माथे पर बल पड़े हुए थे 


फिर ऐसा लगा, जैसे वह अचानक किसी फैसले प्र पहुँच गया हो। इसके बाद वह तेजी से चल दिया। हैरी भी 
उसके पीछे-पीछे बिता आवाज़ किए चलने लगा जब तक वे प्रवेश हॉल में नहीं पहुँच गए, तब तक उन्हें कोई और वहीं 
दिखा। वहाँ पर लबे, लहराते और सुनहरे बालों तथा दाढ़ी वाले एक लबे जादूगर ने संगम्रमर की सीढ़ियों से रिडल को 
आवाज दी। 


टॉम, तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों भटक रहे हो? 


हैरी उस जादूगर को घूरता रहा! वे कोई और नहीं, बल्कि पचास साल युवा डम्बल्डोर थे 

रिडल ने जवाब दिया, "मैं हेडमास्टर से मिलने गया था, सरी” 

“टीक है, जल्दी से अपने बिस्तर पर जाओ,” डम्बलडोर बोले और उन्होंने रिडल को उसी तरह की पैनी दृष्टि से 
देखा, जिस तरह से वे हैरी को कई बार देख चुके थो “बेहतर होगा कि इन्‌ दिनों गलियारों में घूमा जाए, खास तौर 
प्र जब से उस्‌ ...? 


उन्होंने गहरी आह भरी, रिडल को गुडनाइट कहा और चल दिए। रिडल ने उन्हें अपनी नजरों से ओझल होते देखा 
और फिर तेजू कदमों से चलते हुए वह तहख्ाने तक जाने वाली पत्थर की सीढ़ियाँ उत्र गया। हैरी उसके ठीक पीछे तेजी 
से चलता जा रहा था 


प्रतु हैरी निराश हुआ, जब रिडल उसे किसी छुपे रास्ते या खुफिया सुरंग में न ळे जाकर उसी तहख़ाने में ले गया, 
जिसमें इन दिनों स्वेप की काढ़े की क्लास लगती थी। यहाँ मशाले नहीं जल रही थीं और जब रिडल ने दरवाज़ा लगभग 
बद कर लिया, तो हैरी को रिडल के सिवाय कुछ और नहीं दिख रहा था रिडल दरवाज़े के पास मूर्ति की तरह स्थिर खड़े 
होकर बाहर के गलियारे को देखता रहा 


हैरी को लगा, जैसे वे वहाँ कम से कम एक घटे तक रहे हों! वह सिर्फ दरवाज़े प्र खड़े रिडल की आकृति देख 
सकता था, जो एक छेद में से घुर रहा था और किसी मूर्ति की तरह इंतज़ार कर रहा था जब हैरी ने आशा छोड़ दी 
और उसका रोमांच ख़त्म होने लगा और वह सोचने लगा कि अब वह अपने वर्तमान काल में लौट जाए, तभी उसे दरवाजे 
के बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। 


कोई उस गलियारे में रंग रहा था। आवाज़ सुनकर उसने अंदाज़ा लगा लिया कि वह जो भी था, उस तहख्नाने से 
आगे निकल गया, जहाँ वह और रिडल छुपे थो किसी छाया की तरह शांत रिडल बिता आवाज किए धीरे से दरवाजे से 
निकला और उस आवाज़ का पीछा करने लगा हैरी भी उसके पीछे दबे पाँव चल रहा था और यह भूल गया था कि वे 
लोग उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते थे। 


शायद पाँच मिनट तक उन्होंने कदमों की आहट का पीछा क्या, फिर रिडल अचानक रुक गया उसका सिर नई 
आवाजा की दिशा में मुड़ गया। हैरी को किसी दरवाज़े के खुलने की आवाज़ सुनाई दी। फिर उसने किसी की फुसफुसाहट 
सुनी ... 


“चलो ... तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाना पड़ेगा ...इसी समय चलो ... बक्से में ...” 


हैरी को यह आवाज कुछ जानी-पहचानी लगी। 

रिडल अचानक मोड़ पर से कूदकर सामने पहुँचा हैरी उसके पीछे कदम बढ़ाता जा रहा था उसे अंधेरे में एक 
भीमकाय बच्चे की आकृति दिख रही थी, जो एक खुले दरवाज़े कं सामने झुका था और उसके पास एक बड़ा बक्सा रखा 
था 


रिडल ने तीखे स्वर में कहा, “गुड ईवनिंग, रूब्यिसो” 

भीमकाय लड़के ने धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया और तनकर खड़ा हो गया 

“तुम यहाँ क्या कर रहे हो, टॉम? 

रिडल थोड़ा और करीब गया। 

फिर उसने कहा, “अब तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका है, रूबियस। मैं तुम्हें पकड़वाने वाला हूँ। अगर हमले नहीं रुके 
तो हाँगवर्ट्स बद हो जाएगा? 

“तुम्‌ यह क्या -› 

“मुझे वहीं लगता कि तुम किसी की जान लेना चाहते थे, प्रतु भयानक जानवरों को पालतू नहीं बनाया जा सकता। 
मुझे लगता है कि तुमने उसे सिर्फ घुमाने-फिराने के लिए बाहर निकाला होगा और -? 

“इसने किसी को भी नहीं मारा!” भीमकाय लड़के ने बद दरवाज़े से टिकते हुए कहा हैरी को उसके पीछे एक अजीब 
ख्रखराहट और कड़कड़ की आवाज सुनाई दी। 

रिडल ने थोड़े और करीब जाते हुए कहा, चलो, रूबियसो जिस लड़की की मौत हुई है, उसके माता-पिता कल 
यहाँ आएँगे कम से कम हॉगवर्टस इतना तो कर ही सकता है कि उस जानवर की हत्या कर दे, जिसने उनकी लड़की को 
मारा है ...” 

“यह काम उसने नहीं किया” भीमकाय लड़का गरजा उसकी आवाज अँधेरे गलियारे में गूँज रही थी। “उसने कभी 
नहीं! वह कभी नहीं!” 

“एक त्रफ हट जाओ,” रिडल अपनी छड़ी बाहर निकालते हुए बोला 

उसने एक मंत्र पढ़ा, जिससे गलियारे में अचानक रोशनी भर गई! भीमकाय लड़के के पीछे वाला दरवाजा इतनी 
तेजी से खुला कि वह दूसरी तरफ की दीवार से जाकर टकराया। और उस दरवाजे से ऐसा जानवर बाहर निकला, जिसे 
देखकर हैरी के मुँह से एक लबी, तेज़ चीख निकल गई, जिसे उसके अलावा किसी ने नहीं सुना 


एक विशाल, रंगने वाला, बालों वाला जानवर तेजी से बाहर निकला उसके बहुत से काले पैर थे, उसकी कई आँखें 
चमक रही थीं और उसके मुँह के सामने ब्लेड जैसी पैनी कई चिमटियाँ थीं। रिडल ने अपनी छड़ी दुबारा उठाई, परंतु उसे 
बहुत्‌ देर हो गई थी। वह जानवर उसे गिराकर गलियारे में भागा और नज़रों से ओझल हो गया। रिडल उछलकर खड़ा हुआ 


चीख़ते हुए उस प्र कूद पड़ा और उसकी छड़ी पकड़ते हुए उसे पीठ के बल गिरा दिया 


दृश्य घूमने लगा अब उसकी आँखों के सामने घुप्प अंधेरा था। हैरी को महसूस हुआ, जैसे वह गिर रहा हो और 
फिर धड़ाम से वह गछूड़द्वार टॉवर के कमरे में अपने बिस्तर प्र गिर गया। रिडल की डायरी उसके पेट प्र खुली पड़ी थी 


इससे पहले कि उसे अपनी साँस ठीक करने का समय मिले, कमरे का दरवाज़ा खुला और रॉन अदर आया। 
वह बोला, 'तो तुम जाग रहे हो? 

हैरी तनकर बैठा! वह पसीने में लथपथ था और कौप रहा था! 

रान उसकी तरफ चिता से देखते हुए बोला, 'क्या हुआ? 


रन्‌, वह हैग्रिड था! पचास साल पहले रहस्यमयी तहखाना हैग्रिड ने खोला था!” 


अध्याय - चौदह 
व्वॉर्नेलियस फज 


हैरी, रन और हर्माइनी तो पहले से ही जानते थे कि दुर्भाग्य से हैग्रिड को बड़े व भयानक जानवर पसंद थे। जिस 
साल वे हाँगवर्ट्स में पढ़ने आए थे, उसी साल हैग्रिड ने लकड़ी के अपने छोटे से घर में ड्रैगन पालने की कोशिश की थी। 
इसके अलावा वे उसके तीन सिर वाले विशालकाय कुत्ते 'फ्लफी' को शायद ही कभी भूल पाएँगे। हैरी को यकीन था कि 
अगर किशोरावस्था में हैग्रिड को यह पता चला हो कि महल में कहीं प्र एक भयानक जानवर छुपा है, तो उसे देखने के 
लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। शायद उसे इस बात पर अफसोस हुआ हो कि बेचारा भयानक जानवर इतने 
लबे समय तक बंद रहा है और अब उसे अपने पैर सीधे करने का मौका दिया जाना चाहिए। हैरी कल्पना कर सकता था 
कि तेरह साल के हैग्रिड ने उसे जजीरों और प्ट॒टों से बाधने की कोशिश भी की होगी; कितु हैरी को पूरा विश्वास था 
कि हैग्रिड कभी किसी की जान लेने के इरादे से कोई काम नहीं करेगा 


हैरी मन ही मन सोच रहा था, काश उसने यह पता नहीं लगाया होता कि रिडल की डायरी से सदेश कैसे पाया 
जाए। रॉव और हर्माइवी ने उससे बार-बार पूरी घटना को विस्तार से बताने को कहा। उन्हें पुरी कहानी बार-बार सुनाते-सुनाते 
वह तंग आ गया। और घटना सुनने के बाद उनके बीच होने वाली लंबी, घुमावदार चर्चाआं से भी वह प्रेशान था। 


हर्माइनी बोली, 'हो सकता है रिडल ने गलत आदमी को पकड़ लिया हो। शायद कोई दूसरा भयानक जानवर लोगों 
प्र हमला कर रहा हो ...! 


रॉन्‌ ने सपाट लहजे में पूछा, "तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर कितने भयानक जानवर रह सकते हैं?” 


हैरी ने दुखी स्वर में कहा, यह तो हम पहले से ही जानते हैं कि हैग्रिड को स्कूल से निकाल दिया गया था 
और हैग्रिड को निकालने के बाद हमले रुक गए होंगे, वरना रिडल को पुरस्कार नहीं मिला होता” 


रॉत ने एक अलग दिशा में जाने की कोशिश की। 
रिडल बिलकुल पर्सी की तरह लगता है - उसे हैग्रिड की जासूसी करने के लिए किसने कहा था? 
हर्माइनी ने कहा, “प्रतु रन्‌, उस भयानक जानवर ने किसी की जान ली थी।” 


हैरी बोला, “और अगर हॉगवर्टस बद हो जाता, तो रिडल को मगल अनाथालय में रहना पड़ता मैं उसे इस बात 
के लिए दोष नहीं दे सकता कि उसने यहाँ रुकने के लिए हैग्रिड को पकड़वाया ...! 


रॉत ने अपना होंठ काटा, फिर झिझकते हुए पूछा, हैरी, हैग्रिड तुम्हे शूमतर गली में मिला था, है ना? 

हैरी तुरत बोला, वह घोंघों को मारने वाली दवा ख़रीद रहा था? 

वे तीनों चुप हो गए लंबी चुप्पी के बाद हर्माइनी ने झिझकते स्वर में सबसे जटिल सवाल पूछा : “क्या तुम्हें लगता 
है कि हमें हैग्रिड के पास जाकर उससे भयानक जातवर के बारे में सवाल पूछता चाहिए? 


रॉन्‌ ने कहा, “कितना अच्छा लगेगा जब हम जाकर उससे पूछेंगे, “हैलो हैग्रिड, हमें बताओ, क्या तुमने किसी बालां 
वाले भयानक जानवर को हाल ही में महल में छोड़ा है? 


अत में उन्होंने फैसला किया कि जब तक कोई और हमला नहीं होगा, तब तक वे हैग्रिड से कुछ नहीं पूछंगो और 
जब हैरी को कई दिनों तक अदृश्य आवाज सुनाई नहीं दी, न्‌ ही किसी पर हमला हुआ, तो उन्हे लगने लगा कि उन्हे 
हैग्रिड से इस बारे में कभी नहीं पूछना पड़ेगा कि उसे स्कूल से क्यों निकाला गया था जस्टिन और लगभग सिरकटे निक 
को बेजान हुए लगभग चार महीने गुजर चुके थे! लगभग सभी लोग अब यह सोचने लगे थे कि हमलावर, चाहे वह जो 


भी हो, हमेशा के लिए मैदान छोड़ चुका था। पीव्ज भी अंततः अपने “अरे पॉटर, तुम तो हो गड़बड़ पॉटर गीत से ऊब 
गया था; एक दिन जड़ी-बूटियों का ज्ञान की क्लास में अर्ती मैकमिलन ने बड़ी विनम्रता से हैरी से कुकुरमुत्तों की बाल्टी 
मागी; और मार्च में कई मत्रकवचों ने ग्रीनहाउस नबर तीन में शोरशराबे वाळी एक जोरदार पार्टी मनाई इससे प्रोफेसर स्प्राउट 
बहुत्‌ खुश हो गट्टी 


उन्होंने हैरी को बताया, “जब वे एक-दूसरे के गमलां में जाने की कोशिश करने लगेंगे, तब हम समझ जाएँगे कि 
वे पूरी तरह वयस्क हो चुके हैं। फिर हम अस्पताल में पड़े बेजान लोगों को दुबारा होश में ला सकेंगे? 

सेकंड ईयर के विद्यार्थियों को ईस्टर की छुट्टियाँ के दौरान सोचने के लिए एक नया विषय मिल गया था थर्ड 
ईयर के लिए विषय चुनने का समय अब आ गया था यह एक ऐसा मामला था, जिसे कम से कम हर्माइनी ने बहुत 
गभीरता से लिया 


“इसका हमारे पूरे भविष्य पर प्रभाव पड़ सकता है,” उसने हैरी और रॉव को बताया, जब वे नए विषयों की सूचियां 
प्र आँखें गड़ाकर उन्‌ प्र निशान लगा रहे थो 


हैरी बोला, “मैं तो जादुई काढ़े का विषय छोड़वा चाहता है! 


रान्‌ ने बुझे स्वर में कहा, “हम कुछ नहीं छोड़ सकते। हमें अपने सारे पुराने विषय पढ़ना पड़ेंगे, वरवा मैं गुप्त कलाओं 
से रक्षा की पढ़ाई छोड़ देता” 


यह सुनकर हर्माइनी दहशत में आते हुए बोली, "प्रतु वह तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है!” 


रॉत ने कहा, हाँ, लेकिन उस तरह नहीं, जिस तरह लॉकहार्ट इसे पढ़ाते हैं। मैंने उनसे आज तक कुछ नहीं सीखा, 
सिवाय इसके कि नन्हे पिशाचों को बाहर न निकाला जाए” 


नेविल लॉगबॉटम के पास उसके परिवार के सभी जादगरों और जाद्गरनियां के ख़त आए थे, जिनमें उसे अलग-अलग 
सलाहें दी गई थीं कि वह कौन से विषय चुने! नेविल जीभ बाहर निकालकर दुविधा और चिता में अपने विषय की सूचियाँ 
पढ़ता रहता था और लोगों से पूछता रहता था कि उनके हिसाब से अंकों के जादुई महत्व का ऐतिहासिक अध्ययन ज्यादा 
मुश्किल विषय है या पुरानी लिपियों को अध्ययवा हैरी की ही तरह मगल परिवार में बड़े हुए डीन थामस ने तो अत में 
अपनी आँखें बद करके बिना देखे सूची प्र छड़ी रख दी इसके बाद उसने उन विषयों का चुन लिया, जिन पर छड़ी रखी 
थी। हर्माइती ने किसी की भी सलाह नहीं ली और सारे विषय चुत लिए 


हैरी मन्‌ ही मन मुस्कराया, जब उसने सोचा कि अगर वह जादूगरी के कैरियर के बारे में वरवाँत अकल और पेट्रनिया 


आटी से सलाह माँगेगा, तो वे लोग क्या कहेंगे! ऐसी बात नहीं थी कि उसे किसी ने मार्गदर्शन नहीं दिया : पर्सी वीज़्ली 
उसे अपने अनुभव का लाभ देने के लिए उत्सुक था 


उसने कहा, हैरी, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या बतवा चाहते हो? अपने भविष्य के बारे में 
जितनी जल्दी सोच सको, उतना ही अच्छा है, इसलिए मैं भविष्य-कथन पढ़ने की सलाह देता हुँ। लोग कहते हैं कि मगलुओं 
का अध्यय एक कमज़ोर विकल्प है, प्रतु व्यक्तिगत रूप से मैं यह सोचता हुँ कि जाद्गरों के पास गैर-जादगर समुदाय 
की पूरी समझ होना चाहिए, खासकर तब जब वे उनके करीबी सपर्क में रहकर काम करने के बारे में सोच रहे हों - मेरे 
डैडी को ही देख लो, उन्हें हर समय मगलुआं से संबधित काम करना पड़ता है। मेरा भाई चार्ली हमेशा से बहिर्मुखी किस्म 
का था और उसे घूमना पसंद था, इसलिए उसने जादुई जीवों की देखभाल का विषय चुना फैसला करते समय अपनी 
शक्तियां और प्रतिभा के हिसाब से काम करो, हैरी? 


प्रतु हैरी को दरअसल सिर्फ एक काम अच्छा लगता था और वह था क्विडिच खेलना अत में उसने वही नए 
विषय चुन लिए, जो रॉन ने चुने थे, क्योंकि उसे लगा कि अगर वह उनमें कमज़ोर भी रहा, तो भी उसकी मदद करते 
के लिए कम से कम उसके पास कोई दोस्त तो होगा! 


ग्ुड्द्वार का अगला क्विडिच मैच मेहनतकश के खिलाफ होना था। वुड डिनर के बाद हर रात को टीम से प्रैक्टिस 
करवा रहा था, इसलिए हैरी को क्विडिच और होमवर्क के अलावा किसी भी चीज़ के लिए समय नहीं मिल पा रहा था 
बहरहाल, प्रशिक्षण सत्र बेहतर होते जा रहे थे या कम से कम ज़्यादा सूखे होते जा रहे थे! जब हैरी शनिवार के मैच की 
पहले वाली शाम को अपने कमरे में अपनी झाडू रखने गया, तो उसने सोचा कि इस बार गछुड्द्वार के क्विडिच कप्‌ जीतने 
की जितनी संभावना दिख रही थी, उतनी पहले कभी नहीं दिखी थी। 


परंतु वह ज़्यादा देर तक खुश नहीं रह पाया कमरे की सबसे ऊपर की सीढ़ी पर उसे नेविल लॉगबॉटम मिला, 
जो बौखलाया हुआ दिख रहा था 


हैरी - मैं नहीं जानता यह किसने किया यह तो बस मुझे इसी हाल में मिला था -! 


भयभीत निगाहां से हैरी को देखते हुए नेविल ने धक्का देकर दरवाज़ा खोला 


हैरी के सदूक का सामान हर त्रफ बिखरा हुआ था उसका चोगा ज़मीन प्र पड़ा था बिस्तर पर बिछी चादर 
खींचकर फेक दी गई थी। पलंग के सिरहाने रखे कैबिनेट की दराज़ खुली थी, जिसका पूरा सामान चटाई प्र फैला पड़ा 
था 

हैरी का मुँह खुला का खुला रह गया और वह दैत्यां के साथ सफ़र किताब के कुछ फटे पन्‍नों पर चलता हुआ 
बिस्तर के पास तक गया 


जब उसने और नेविल ने बिस्तर प्र कबल दुबारा डाले, तभी रान्‌, डीन और सीमस अदर आए। डीन जोर से 
चिल्लाया। 


क्या हुआ, हैरी? 


“पता नहीं,” हैरी बोला परतु रॉव हैरी के दुशालों की जाँच कर रहा था। सारी जेबें बाहर की तरफ निकली हुई 
थीं, जैसे किसी ने तलाशी ली हो! 


रॉत ने कहा, “कोई यहाँ कुछ ढूँढ़ रहा था। तुम्हारी कोई चीज़ गायब तो नहीं है? 


हैरी अपनी सारी चीज़ें उठाकर सदूक में डालने लगा! जब उसने लॉकहार्ट की आखिरी किताब को अदर डाला, तब 
जाकर उसे एहसास हुआ कि उसकी कौन सी चीज़ वहाँ नहीं थी। 


उसने धीरे से रन को बताया, रिडल की डायरी गायब है।” 
क्या?” 


हैरी ने अपना सिर कमरे के दरवाज़े की तरफ करकं इशारा किया और राँन उसके पीछे बाहर निकल आया वे जल्दी 
से नीचे उत्रकर एक बार फिर गरूड्द्वार के हॉल में पहुंचे, जो आधा खाली था। वहाँ वे हर्माइनी के पास बैठ गए, जो 
अकेली बैठकर पुरातव लिपियाँ फटाफट समझिए नामक किताब पढ़ रही थी। 


यह ख़बर सुनकर हर्माइनी भौचक्की रह गई 


“प्रतु - यह चोरी तो ग्छुड़द्वार का कोई विद्यार्थी ही कर सकता है - किसी और को हमारा पासवर्ड नहीं 
मालूम ...” 


हैरी बोला, “वही तो!” 


अगले दिन जब वे उठे, तो बाहर सूरज की चमकदार रोशनी फैली थी और हलकी-हलकी स्फूर्तिदायक हवा चल 
रही थी। 

'क्विडिच के लिए आदर्श परिस्थितियाँ हैं!” बुड ने उत्साह से ग्छड़द्वार की टेबल प्र कहा और टीम के खिलाड़ियों 
की प्लेटों में तले हुए अडे भर दिए “बहुत अच्छे हैरी, तुम्हें अच्छी तरह नाश्ता करना चाहिए” 


हैरी ग्छड़द्वार की भीड़ भरी टेबल की तरफ घूरते हुए यह सोच रहा था कि कहीं रिडल की डायरी का नया मालिक 
उसकी आँखों के ठीक सामने तो नहीं बैठा है। हर्माइनी ने उसे चोरी की रिपोर्ट करने की सलाह दी थी, परतु हैरी को 
यह विचार पसंद नहीं आया। ऐसा करने प्र उसे टीचर को डायरी के बारे में सारी बातें बताना पड़ती! इसके अलावा कितने 
लोग यह बात जानते थे कि हैग्रिड को पचास साल पहले स्कूल से क्‍यों निकाला गया था? हैरी इस मामले को दुबारा सबके 
सामने नहीं लाना चाहता था 


हैरी जब राँन और हर्माइनी के साथ अपना क्विडिच का सामान उठाने के लिए बड़े हॉल से बाहर आया, तो उसकी 
चिताआं की सूची में एक और बहुत गभीर चिता जुड़ गई़ी उसने अभी संगमरमर की सीढ़ी प्र कदम रखा ही था कि उसे 
एक बार फिर वही आवाज सुनाई दी : 'इस बार मार डालो ... चीर डालो ... फाड़ डालो ...” 


वह ज़ोर से चीख़ा; रॉव और हर्माइनी दोनों ही चौंककर उछल पड़े। 


हैरी ने पीछे देखते हुए कहा, वही आवाज! मुझे अभी-अभी वही आवाज़ एक बार फिर सुवाई दी - क्या तुम्हें 
कुछ सुनाई नहीं दिया?” 


रन की आँखें बाहर निकल रही थी उसने अपना सिर हिलाया, परतु तभी हर्माइनी ने अपने माथे प्र हाथ ठांका 
हैरी - मुझे लगता है, मुझे कुछ-कुछ समझ में आ रहा है! मुझे लाइब्रेरी में जाना होगा!” 
और वह लपकते हुए तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गडी 


“उसे कया समझ में आ गया है? हैरी ने उलझन से कहा वह अब भी चारों तरफ देख रहा था और यह भाँपने 
की कोशिश कर रहा था कि आवाज़ कहाँ से आई थी। 


रॉन्‌ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, या पता, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है! 


“प्रतु उसे लाइब्रेरी में जाने की क्या जरूरत पड़ गई?” 
रॉन्‌ ने कथे उचकाते हुए कहा, “क्योंकि हर्माइनी हमेशा यही करती है। जब भी शका हो, तो लाइब्रेरी जाओ!” 


हैरी अनिश्चितता से खड़े होकर फिर से उस आवाज़ को सुतने की कोशिश करता रहा, परतु अब उसके पीछे की 
ओर स्थित बड़े हॉल से विद्यार्थी बाहर निकल रहे थे और जोर-जोर से बातें कर रहे थे। इसके अलावा विद्यार्थी क्विडिच 
की पिच प्र जाने के लिए अगले दरवाज़े से निकलकर आ रहे थो 

रॉत ने हैरी से कहा, बेहतर होगा कि तुम भी चल दो। लगभग ग्यारह बज चुके हैं - मैच का समय हो चुका 
ही 

हैरी ग्छड़द्वार टॉवर में गया, अपनी निम्बस 2000 उठाई और मैदान के पार जाने वाली बड़ी सख्या में एकत्रित 
विद्यार्थियों की भीड़ में शामिल हो गया। परतु उसका दिमाग अब भी महल में था; वह अब भी अदृश्य आवाज के बारे 
में सोच रहा था जब उसने चेंजिंग रूम में अपना लाल दुशाला पहना, तो उसे इकलौती राहत इस बात से मिली कि सब 
लोग इस समय मैच देखने के लिए महल से बाहर आ चुके थो 


जोरदार तालियां के बीच दोनों टीमें पिच प्र उतरी। आँलिवर बुड ने वार्मअप करते हुए गोलपोस्ट्स के चारों तरफ 


उड़ान भरी! मैडम हच ने गेंदें निकाली मेहनतकश के खिलाड़ी हलके पीले रग के दुशालों में थे! वे गोल घेरा बनाकर खड़े 
थे और रणनीति प्र आखिरी मिनट की चर्चा कर रहे थे। 


हैरी बस अपनी झाड़ू पर चढ़ ही रहा था कि तभी प्रोफेसर मैक्गॉनेगल लगभग भागती हुई पिच प्र आई उनके 
हाथ में बैंगनी रंग का एक बड़ा सा मेगाफोन था 


हैरी का दिल पत्थर की तरह डूब गया 

प्रोफेसर मैक्गाँनेगल ने खचाखच भरे स्टेडियम को मेगाफोन से संबोधित करते हुए कहा, “यह मैच रद्द कर दिया 
गया है! चीख्ने-चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। आँलिवर वुड को तो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके होश 
उड़ गए हा वह तत्काळ धरती प्र आया और अपनी झाडू से उतरे बिना ही प्रोफेसर मैक्गॉनेगल की तरफ भागा 


वह चिल्लाया, “परतु प्रोफेसर! हमें तो खेलना है... कप्‌... रछड़द्वार ...! 


प्रोफेसर मैक्गॉनेगल ने उसकी बात अनसुनी कर दी और मेगाफोत प्र बोलती रहीं, “सभी विद्यार्थी अपने-अपने हाउस 
के हॉल में जाएँगे, जहाँ उनके हाउस के प्रमुख उन्हें पूरी जानकारी देंगे कृप्या जितवी जल्दी पहुँच सके, पहुँच जाएँ!” 


फिर उन्होंने मेगाफोव नीचे करते हुए हैरी को अपने पास आने का इशारा किया। 
पॉटर, मैं सोचती हूँ बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ चलो ...! 


हैरी ने सोचा कि इस बार ये उस पर सदेह कैसे कर सकती है! फिर उसने शॉन को शोर मचाती भीड़ से अलग 
होते देखा! जब वे महल की तरफ चलने लगे, तो रन भागकर उनके पास आ गया। हैरी इस बात पर हैरान था कि प्रोफेसर 
मैक्गॉनेगल ने इस प्र कोई आपत्ति नहीं की। 


हाँ वीज़्ली, शायद यही बेहतर रहेगा कि तुम भी साथ चलो? 


उनके चारों तरफ मंडरा रहे कुछ विद्यार्थी मैच रद्द होने प्र बड़बड़ा रहे थे। बाकी चिंतित दिख रहे थे। हैरी और 
रॉन्‌ प्रोफेसर मैक्गॉनेग्ल के पीछे-पीछे स्कूल तक गए और संगमरमर की सीढ़ियों से ऊपर चढ़े! प्रतु इस बार वे उन्हे किसी 
के ऑफिस में नहीं ले गई 


जैसे ही वे अस्पताल के पास पहुँचे, तो प्रोफेसर मैक्गॉनेगल ने आश्चर्यजनक रूप से कोमल आवाज़ में कहा, “इससे 
तुम्हें बहुत सदमा लगेगा एक और हमला हुआ है ... दो लोगों पर हमला हुआ है! 

हैरी का दिल भयानक तरीके से उछळने ळगा। प्रोफेसर मैक्गॉनेगळ ने दरवाज़े को धक्का देकर खोला और वे लोग 
अदर घुस गए। 


मैडम पाँमफ्री फिफ़्थ ईयर की घुँघराले बालां वाली लड़की पर झुकी हुई थी हैरी ने पहचान लिया कि वह चीलघात 
की थी इसी लड़की से तो उन्होंने नागशक्ति के हॉल तक जाने का रास्ता पूछा था और उसके पास वाले बिस्तर 
प्र थी - 


'हर्माइती!” रान कराहते हुए बोला 

हर्माइनी पूरी तरह स्थिर थी; उसकी आँखें खुली थीं और काँच जैसी हो गई थी 

प्रोफेसर मैक्गाँनेगल बोलीं, ये दोनों लाइब्रेरी के पास मिली। मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों में से कोई इसके बारे 
में कुछ बता सकता है? यह उनके पास फर्श प्र पड़ा मिला था ...! 

उनके हाथ में एक छोटा, गोल शीशा था 


हैरी और रॉव दोवां ने हर्माइनी को घूरते हुए अपना सिर इकार में हिलाया। 


प्रोफेसर मैक्गॉनेगल ने भारी आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें कड़द्धार टॉवर में ले चलती है! मुझे वैसे भी वहाँ जाकर 
विद्यार्थियों से कुछ कहना है।! 


मद 


“सभी विद्यार्थी शाम को छह बजे तक अपने हाउस के हॉल में लौट आएँगे। कोई भी विद्यार्थी उसके बाद अपने 
कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। टीचर तुम लोगों को हर क्लास के लिए ले जाएँगे कोई भी विद्यार्थी टीचर के साथ रहे बिना 
बाथरूम में नहीं जाएगा क्विडिच के आगामी समस्त प्रशिक्षण और मैच स्थगित किए जाते है शाम की सभी गतिविधियाँ 
बंद की जाती हैं! 


हॉल में इकट्ठे गछुड़द्वार के विद्यार्थियों ने प्रोफेसर मैक्गॉनेगल की बातें ख़ामोशी से सुनी प्रोफेसर मैक्गॉनेगल ने उस 
चर्मपत्र को मोड़ा, जिससे वे पढ़ रही थीं और थोड़े रुँधे गले से बोलीं, 'शायद मुझे यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं 
इस समय जितनी दुखी हैं, उतनी पहले कभी नहीं रही! अगर हमलावर पकड़ा नहीं गया, तो हो सकता है हमें स्कूल बद 
करता पड़े! मेरा सबसे यही अनुरोध है कि अगर किसी को इन हमलों के बारे में कुछ भी मालम हो, तो वह आकर हमें 
बता दो! 


वे थोड़े अजीब तरीके से तस्वीर के छेद से बाहर निकली उनके जाने के तत्काल बाद ही रछड़द्वार के विद्यार्थियों 
में बातें होने लगी। 


वीज़्ली बधुओं के दोस्त ली जॉर्डव ने अपनी उँगलियों प्र गिनते हुए कहा, “अब तक गछुड़द्वार के दो विद्यार्थी बेजान 
हो चुके हैं और एक भूत भी! चीलघात और मेहनतकश के एक-एक विद्यार्थी प्र हमला हुआ है। कया किसी टीचर को 
यह नहीं दिख रहा है कि नागशक्ति के सारे के सारे विद्यार्थी सही-सलामत्‌ है? क्या इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि यह 
सब नागशक्ति वाले करवा रहे हैं? वारिस भी नागशक्ति का है और भयावक जावर भी नागशक्ति का ही है। स्कूल बद 
करने के बजाय सिर्फ नागशक्ति के विद्यार्थियों को बाहर निकाल देगा चाहिए!” वह गरजा। सुनने वालों ने सहमति में सिर 
हिलाया और तालियाँ बजाई 


ली के पीछे पर्सी वीज़ळी एक कुर्सी पर बैठा था, प्रतु इस बार वह अपने विचार प्रकट करने के लिए ज़्यादा उत्सुक 
नहीं दिख रहा था उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह जैसे सदमे में था 


जॉर्ज ने हैरी को धीमे से बताया, “पर्सी को बहुत गहरा सदमा लगा है। चीलघात वाली लड़की - पेनीलोप 
क्लियरवाटर - प्रिफेक्ट है। मुझे लगता है उसने कभी नहीं सोचा था कि भयातक जानवर किसी प्रिफेक्ट प्र हमला करने 
की हिम्मत कर सकता है! 


प्रतु हैरी अधूरे मन से उसकी बात सुन रहा था। रह-रहकर उसकी आँखों के सामने हर्माइनी की तस्वीर आ जाती 
थी, जो अस्पताल के बिस्तर पर किसी पत्थर की मूर्ति की तरह लेटी थी। और अगर अपराधी जल्दी नहीं पकड़ा गया, तो 
हैरी को सारी ज़िंदगी डर्स्ली परिवार के साथ रहने के बारे में सोचना पड़ेगा टॉम रिडल ने हैग्रिड को सिर्फ इसलिए पकड़वाया 
था, क्‍योंकि स्कूल बंद होने प्र उसे मगळू अनाथालय में जाना पड़ता। हैरी अब जान गया था कि टॉम को उस वक्त कँसा 
महसूस हुआ होगा 


रॉन्‌ ने चुपचाप हैरी के कान में पूछा, “हम क्या करने वाले हैं? क्या तुम्हें लगता है कि किसी को हैग्रिड पर सदेह 
होगा? 

हैरी ने मन ही मन निर्णय लेते हुए कहा, “हमें जाकर उससे बात करना होगी। मुझे यकीन है कि इस बार उसने 
यह काम नहीं किया होगा, प्रतु अगर उसने भयानक जानवर को पिछली बार खुला छोड़ा था, तो वह जानता होगा कि 
रहस्यमयी तहख्राने के भीतर कैसे पहुँचा जाता है, और यह जानना एक अच्छी शुरुआत होगी!” 


“प्रतु मैक्गॉनेगळ ने कहा था कि क्लासों के बाद हमें अपने टॉवर में ही रुकना पड़ेगा -! 


हैरी ने और भी धीमे बोलते हुए कहा, “मुझे लगता है, डैडी के अदृश्य चोगे को बाहर निकालने का समय आ 
गया है।” 


मद 


हैरी को अपने पिता से विरासत में सिर्फ एक ही चीज़ मिली थी : एक लबा और चाँदी जैसा सफेद अदृश्य चोगा। 
वे सिर्फ इसी के सहारे हैग्रिड से मिलने के लिए सबसे छुपकर स्कूल से बाहर जा सकते थे। हर दिन की तरह आज भी 
वे अपने सामान्य समय प्र बिस्तर प्र लेट गए। उन्होंने तब तक इंतज़ार किया जब तक कि नेविल, डीन और सीमस रहस्यमयी 
तहखाने प्र चर्चा बंद करके सो नहीं गए। इसके बाद हैरी और रॉव ने उठकर दुबारा कपड़े पहने और चोगा ओढ़ लिया 


महल के अँधेरे और खामोश गलियारों से बाहर निकलना आवंददायक नहीं था। हैरी पहले भी कई बार रात को 
महल में घूम चुका था, प्रतु उसने दिव ढलने के बाद वहाँ पहले कभी इतनी भीड़ नहीं देखी थी। टीचर्स, प्रिफेक्ट्स और 
भूत जोड़ियाँ बनाकर गलियारों में पहरा दे रहे थे और किसी असामान्य गतिविधि की तलाश में चारों तरफ नज़र रखे हुए 
थे। उनके अदृश्य चोगे के बावजूद उनकी आवाजें सबको सुताई दे सकती थी इस बारे में एक ख़ास तौर पर तनाव भरा 
क्षण तब आया, जब रॉन के पैर का अँगूठा उस स्थान से सिर्फ कुछ गज़ की दूरी पर मुड़ गया, जहाँ स्तेप पहरेदारी कर 
रहे थे। शुक्र था कि जिस पल रान ने गाली बकी, उसी वक्‍त स्तेष को छींक आ गई। राहत्‌ की साँस लेते हुए वे बल॒त 
की लकड़ी के अगले दरवाज़े तक पहुँचे और उसे खोल दिया 


रात का आसमान साफ था और सितारे चमक रहे थो वे तेजी से हैग्रिड के घर की रोशनी भरी खिड़कियों की 
ओर बढ़े! सामने वाले दरवाज़े के ठीक बाहर पहुँचकर उन्होंने अपना चोगा उतार दिया। 


उनके खटखटाने के कुछ ही क्षण बाद हैग्रिड ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने देखा कि हैग्रिड ठीक सामने खड़ा था और 
उन्‌ पर धनुष-बाण से निशाना साधे हुए था। उसके पीछे उसका फँग नाम का कुत्ता ज़ोर से भौंक रहा था 


“ओह,” उसने अपना धनुष नीचे किया और उन्हें घ्रा तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? 


हैरी ने अदर घुसते समय धनुष की ओर सकेत करते हुए कहा, “यह किसलिए है?” 


bs 


A 


“कुछ नहीं ...कुछ नहीं,” हैग्रिड बुदबुदाया। “हमें उम्मीद थी ...कोई फर्क नहीं पड़ता ... बैठ जाओ ... हम चाय 


बनाते हैं ...! 

ऐसा लग रहा था, जैसे उसे ठीक से पता नहीं था कि वह क्या कर रहा है। पहले तो उसने चाय की पतीली से 
पानी छलकाकर आग लगभग बुझा दी। फिर उसका बड़ा सा हाथ घबराहट में काँपा और इस वजह से केतली टूट गडी 

हैरी बोला, तुम ठीक तो हो, हैग्रिड? क्या तुमने हर्माइनी के बारे में सुना?” 

हैग्रिड ने कापती आवाज़ में कहा, “ओह हाँ, हमने सुना था? 

वह घबराकर बार-बार खिड़की की तरफ देख रहा था। उसने उन दोनों को उबले पानी के बड़े मग पकड़ा दिए (वह 
चाय की पत्ती डालना भूल गया था) और वह एक प्लेट में फ्रॅंटकेक का बड़ा टुकड़ा रख ही रहा था कि तभी दरवाजे 
प्र एक जोरदार दस्तक सुनाई दी। 


हैग्रिड के हाथ से फ्रूटकेक छूटकर नीचे गिर गया। हैरी और रान ने दहशत भरी विगाहां से एक-दूसरे को देखा, 
फिर वे अदृश्य चोगा ओढ़कर एक कोने में चले गए यह तसल्ली कर लेने के बाद कि वे छुप गए हैं, हैग्रिड ने अपना 
धनुष उठाया और एक बार फिर दरवाज़ा खोला। 

“गुड ईवनिंग, हैग्रिडी” 

बाहर डम्बलडोर खड़े थे! अंदर आते समय वे बहुत गभीर दिख रहे थे! एक पल बाद ही एक बहुत अजीब सा 
दिखने वाला आदमी उनके पीछे-पीछे अदर आया 


वह नाटा और मोटा था। उसके भूरे बाळ बिखरे हुए थे और उसके चेहरे प्र परेशानी के भाव थे। वह अजीब तरह 
के कपड़े पहने था : धारीदार सूट, लाल टाई, लबा काला चोगा और नुकीले बैंगनी जूते! उसकी बह के नीचे पीले-हरे 
रग का हैट दबा था 


रॉव बोला, “ये डैडी के बाँस हैं! कॉर्नेलियस फज, जादू मत्री!” 

हैरी ने रँन को चुप करने के लिए जोर से कोहनी मारी। 

हैग्रिठ अब पीला और पसीना-पसीना हो गया था वह एक कुर्सी प्र गिर गया और कभी डम्बळडोर को, तो कभी 
कॉर्नेलियस फज को देखने लगा 

“बुरा हुआ, हैगरिड,” फज ने कहा “बहुत ही बुरा हुआ मुझे आवा ही पड़ा मगलुआं पर चार हमले। बात बहुत 
बढ़ गई है। मत्रालय को कुछ तो करना ही पड़ेगा” 

“हमने यह नहीं,” हैग्रिड ने डम्बळडोर की तरफ याचना भरी निगाहां से देखते हुए कहा, “आप तो जानते हैं कि 
हमने यह नहीं किया, प्राफेसर डम्बलडोर, सर ...! 


में यह बात अच्छी तरह कहे देता हुँ कॉर्नलियस कि हैग्रिड प्र मुझे पूरा भरोसा है,” डम्बळडोर ने फज की ओर 
भूकुटी तानते हुए कहा 


इस्‌ प्र फज थोड़े प्रेशान दिखते हुए बोळे, “देखो एल्बस, हैग्रिड का रिकॉर्ड उसके खिलाफ है। मंत्रालय को कुछ 
तो करना ही पड़ेगा - स्कूल के गवर्वर बार-बार मुझसे सपर्क कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं! 


“फिर भी कार्वेलियस, मैं तुम्हें बता दूँ कि हैग्रिड को ले जाने से कोई फायदा नहीं होगा,” डम्बलडोर ने कहा! उनकी 
नीली आँखों में एक ऐसी आग थी, जो हैरी ने पहले कभी नहीं देखी थी। 


फज ने अपने हैट के साथ खेलते हुए कहा, “इसे मेरे नज़रिए से देखे मुझ प्र इस समय बहुत दबाव है। लोगों 
को यह लगना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ। अगर बाद में यह पता चलता है कि हैग्रिड ने यह काम नहीं किया, तो 
उसे छोड़ दिया जाएगा और कुछ नहीं कहा जाएगा। प्रतु इस समय तो मुझे उसे ले जाना ही होगा मजबूरी है। अगर मैं 
ऐसा नहीं करूँगा, तो यह तो अपने कर्तव्य से मुँह मोड़वा होगा -! 


हमें ले जाएँगे? हैग्रिड ने कौपते हुए कहा, हमें कहाँ ले जाएँगे ? 


“सिर्फ कुछ दिनों की बात है,” फज ने हैग्रिड से नज़रें चुराते हुए कहा! “यह सज़ा नहीं है हैग्रिड, सिर्फ सावधानी 
ब्रतता है। अगर कोई और पकड़ा जाएगा, तो तुमसे माफी माँगकर तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा...” 


कही अज़्काबाव जेल में तो वहीं ? हैग्रिड भर्गई आवाज़ में बोला! 
इससे पहले कि फज जवाब दे पाएँ, दरवाज़े प्र एक और जोरदार दस्तक हूड़ी 


डम्बळडोर ने दरवाज़ा खोला! अब पसलियों में कोहवी खाने की हैरी की बारी थी : उसने जोर से साँस खींची 
थी। 


लुसियस मैल्फॉय हैग्रिड की झोपड़ी में अदर आ गए। वे सफर वाला लबा काला चोगा पहने थे। उनके चेहरे पर 
एक्‌ ठंडी तथा संतुष्टि भरी मुस्कान थी। फँग गुर्यने लगा 


उन्होंने बहुत प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, तुम पहले से ही यहाँ हो, फजी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ...” 
हैग्रिड गुस्से से बोला, “तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे घर से निकल जाओ! 


“भले आदमी, मेरा विश्वास करें, मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है आपके इस - अर - आप इसे घर कहते हैं? 


लुसियस मैल्फॉय ने व्यग्यपूर्ण दृष्टि से छोटे कमरे में चारों तरफ देखते हुए कहा मैं तो स्कूल गया था और वहाँ मुझे बताया 
गया कि हेडमास्टर यहाँ है! 

“और आपको मुझसे क्या काम था, रुसियस? डम्बूलडोर ने कहा वे विनम्रता से बोल रहे थे, प्रतु अब भी उनकी 
नीली आँखें सुलग रही थी 

“दुखद है, डम्बलडोर,? मिस्टर मैल्फॉँय ने अलसाए अंदाज़ में बोलते हुए चर्मपत्र का लबा रोल बाहर निकाला, “प्रतु 
गवर्त्रों को लगता है कि अब आपके हटने का समय आ चुका है। यह रहा आपकी बर्खास्तगी का आदेश - आपको इस 
प्र पूरे बारह दस्तखत मिलेंगे! हम सब यह महसूस करते हैं कि अब स्थिति सैभालवा आपके बस की बात नहीं है। इतने 
सारे हमले हो चुके हैं! आज दोपहर को ही दो और हमले हुए हैं, है ना? इस तरह से तो हाँगवर्दस में एक भी मगळ 
बच्चा नहीं बचेगा, और हम सब जानते हैं कि इससे स्कूल को कितवा भारी गुकसात होगा? 


“ओह, देखो लसियस,” फज ने स्तब्ध दिखते हुए कहा, “डम्बलडोर की बर्खास्तगी ... नहीं, नहीं ...जो आखिरी चीज 
हम्‌ चाहते हैं, वह है ...! 

"फज्‌, हेडमास्टर की नियुक्ति - या बर्खास्तगी - गवर्नरों के हाथ में होती है,” मिस्टर मैल्फाँय ने रेशमी अदाज में 
कहा “और चूँकि डम्बलडोर इन हमलों को नहीं रोक पाए हैं ...! 

“देखो लूसियस, अगर डम्बलडार उन्हें नहीं रोक पाए -” फज ने कहा, जिनके ऊपरी होंठ प्र अब पसीवा आ रहा 
था, “मेरे कहने का मतलब यह है, तो फिर कौन राक सकता है? 

“यह तो वक्त ही बताएगा,” लसियस मैल्फॉय ने कुटिलता से मुस्कराते हुए कहा “प्रतु हम बारह गवर्व्रों की यही 
राय है 


हैग्रिड उछलकर खड़ा हो गया उसका झबरीला काला सिर छत को छ रहा था 


= 


“यह तो बताओ मैल्फाँय कि तुमने उनमें से कितनों को धमकाया या ब्लैकमेल किया था, जिसके बाद वे इस पर 
दस्तखत करने को तैयार हुए? 

लसियस मैल्फॉय ने कहा, “देखो हैग्रिड, तुम्हारा यह गुस्सा तुम्हें एक न एक दिन मुसीबत में डाल देगा मैं तुम्हें 
सलाह दूँगा कि तुम अज़्काबात जेल के पहरेदारों प्र इस तरह से मत्‌ चिल्लावा वे लोग इस बात को कतई पसंद नहीं 
करेंगे।! 


“तुम डम्बलडोर को नहीं हटा सकते!” हैग्रिड चीख़ा।! उसकी चीख सुनकर फँग अपनी बास्केट में दुबक गया और 
किकियाने लगा। “उन्हें हटा दिया, तो मगल बच्चों के बचने की कोई उम्मीद ही नहीं रहेगी! इसके बाद तो हत्याएँ होंगी!” 


“शांत हो जाओ, हैग्रिड,” डम्बूलडोर ने तीखे स्वर में कहा और फिर उन्होंने छसियस मैल्फॉय की तरफ देखा! 


“अगर सभी गवर्वर चाहते हैं कि मैं हट जाऊँ लूसियस, तो मैं निश्चित रूप से हट जाऊँगा” 
“प्रतु -? फज हकलाते हुए बोले 

“वहीं!” हैग्रिड गुर्ाया 

डम्बळडोर ने अपनी चमकती नीली आँखें लूसियस मैल्फॉँय की ठंडी भूरी आँखों पर से नहीं हटाइ 


“बहरहाल,” डम्बलडोर ने बहुत धीमे-धीमे और बहुत स्पष्ट स्वर में आगे कहा, ताकि सब लोग उनके एक-एक शब्द 
को अच्छी तरह से सुन ले, 'तुम पाओगे कि मैं इस स्कूल से सचमुच बाहर तभी जाऊँगा, जब यहाँ मेरा एक भी वफादार 
नहीं बचेगा। तुम यह भी पाओगे कि मदद माँगने वालों को हाँगवर्ट्स में हमेशा मदद मिलेगी” 


एक पल के लिए तो हैरी को लगा कि डम्बलडोर की आँखें उसी कोने को देख रही थीं, जहाँ वह और रान छुपकर 
खड़े थे। 

“बेहतरीन जुज़्बात,” मैल्फॉय ने सिर नीचा करते हुए कहा! 'एल्बस, हम सब आपकी - अर - काम करने की बहुत 
व्यक्तिगत शैली को याद रखेंगे, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपका उत्तराधिकारी किसी तरह से - हत्याओं - को 
रोकने में सफल होगा? 


मैल्फाँय ने दरवाज़े तक पहुँचकर उसे खोला और डम्बलडोर को सिर झुकाकर बाहर निकलने का संकेत किया। 
डम्ब्लडोर बाहर चले गए फज, जो अपने हैट से छेड़छाड़ कर रहे थे, हैग्रिड के अपने से आगे जाने का इंतज़ार करने लगे, 
प्रतु हैग्रिड अपनी जगह प्र ही खड़ा रहा उसने एक गहरी साँस ली और सावधानी से कहा, “अगर कोई कुछ जानना चाहता 
है, तो उसे सिर्फ मकड़ियाँ का पीछा करना होगा! इससे वह सही जगह पर पहुँच जाएगा! हमें बस इतना ही कहना है! 


फज ने उसकी तरफ हैरानी से देखा 

हैग्रिड ने छछूँदर की खाल वाला अपना ओवरकोट पहनते हुए कहा, 'ठीक है, हम चल रहे हैं! प्रतु जब वह दरवाजे 
से फज के पीछे निकलने ही वाला था कि तभी वह एक बार फिर रुका और ज़ोर से बोला, “और जब हम बाहर रहेंगे, 
तो किसी को फँग को खाना भी खिलाना होगा” 

दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ और रान ने अदृश्य चोगा उतार दिया। 

उसने भरे गले से कहा, अब हम मुश्किल में फँस चुके हैं। डम्बलडोर भी चले गए हैं। हो सकता है वे लोग आज 
रात को ही स्कूल बंद कर दे उनके जाने के बाद तो स्कूल में हर दिन एक हमला होगा? 


फँग गुर्रते हुए बंद दरवाज़े पर पजा मारने लगा! 


अध्याय - पंद्रह 
उरैगॉण 


गर्मी का मौसम महल के चारों तरफ के मैदान में चुपके से प्रवेश कर चुका था आसमात और झील दोवां ही 
नीले रंग के हो गए तथा ग्रीनहाउसों में लगे फूल पत्तागोभी की तरह बड़े होकर खिल गए। परंतु महल की खिड़कियों से 
अब यह नजारा नहीं दिखता था कि हैग्रिड मैदान में घूम रहा है और फँग उसके पीछे-पीछे उछल-कूद मचा रहा है, इसलिए 
हैरी का मन इस नजारे को सही मानने को तैयार नहीं था। दरअसल बाहर का माहौल भी महल के अदर के माहौल से 
कोई ख़ास बेहतर नहीं था, जहाँ चीजें भयानक रूप से गड़बड़ थी। 

हैरी और रान ने हर्माइनी से मिलने की कोशिश की, प्रतु अब मिलने वालों को अस्पताल में प्रवेश करने की इजाज़त 
नहीं थी। 


अस्पताल के दरवाज़े की दरार से मैडम पाँमफ्री ने उन्हें गभीरता से बताया, 'हम कोई खतरा नहीं उठाना चाहते। 
नहीं, मुझे खरेद है। इस बात की पूरी सभावना है कि हमलावर इन लोगों को जान से मारने के लिए यहाँ आ सकता 


डम्बळडोर के चले जाने के बाद हाँगवर्टस में दहशत अपनी चरम सीमा प्र थी, इसलिए सूरज महल की दीवारों 
को बाहर से तो गरमाता था, परतु बद खिड़कियों प्र आकर ठहर जाता था। स्कूल में ऐसा एक भी चेहरा नहीं था, जो 
चिंतित या तनावग्रस्त व्‌ हो! यहाँ तक कि जब कोई गलियारे में हँसता था, तो उसकी गज इतनी तेज़ और अस्वाभाविक 
लगती थी कि उस हँसी को जल्दी ही दबा लिया जाता था 


हैरी बार-बार डम्बूलडोर के आखिरी शब्दों को दोहराता जा रहा था, “मैं इस स्कूल से सचमुच बाहर तभी जाऊंगा, 
जब यहाँ मेर एक भी वफादार नहीं बचेगा... मदद मागते वालो को हॉगवर्टस में हमेशा मदद मिलेगी।” प्रतु इन शब्दों का 
क्या फायदा? वे किससे मदद मागें, जब सभी उन्हीं की तरह दुविधाग्रस्त और डरे हुए थे? 


इसके बजाय हैग्रिड का मकड़ियों का इशारा समझना ज़्यादा आसात था। समस्या यह थी कि महल में एक भी मकड़ी 
नहीं बची थी, जिसका वे पीछा कर सके हैरी ने हर तरफ मकड़ियों की तलाश की। रॉन ने भी मन मारकर उसकी मदद 
की जाहिर है इस काम में एक बड़ी बाधा यह भी थी कि उन्हें अकेले बाहर घूमने की इजाज़त नहीं थी। वे महल में जहाँ 
भी जाते थे, उन्हे ग्छड़द्वार के दूसरे विद्यार्थियों के समूह में जाना पड़ता था। उनके अधिकांश सहपाठी खुश थे कि उन्हें टीचर 
एक क्लास से दूसरी क्लास में भेड़ों की तरह हाककर सुरक्षित ले जाते थे, परतु हैरी को इससे बहुत कष्ट होता था। 


बहरहाल, ऐसा लगता था कि दहशत और शका के इस माहौल में एक विद्यार्थी को बहुत मज़ा आ रहा था ड्रेको 
मैल्फाँय स्कूल में चारों तरफ ऐसे अकड़कर चलता था, जैसे उसे हेड बॉय बना दिया गया हो। हैरी को यह मालूम नहीं 
था कि वह इतना खुश क्‍यों था, जब तक कि डम्बलडोर और हैग्रिड के जाने के लगभग पंद्रह दिन बाद उसने जादुई काढ़े 
की क्लास में मैल्फॉय की बातें नहीं सुवी। हैरी मैल्फॉय के टीक पीछे बैठा था, जब वह क्रैब और गॉइल को आँखें 
नचा-नचाकर कुछ बता रहा था! 


अपनी आवाज नीची रखने का कष्ट किए बिता वह बोला, मैं हमेशा सोचता था कि डैडी ही हमें डम्बलडोर से 
मुक्ति दिळाएँगो मैंने तुम्हे पहले ही बताया था कि उनके हिसाब से डम्बलडोर इस स्कूल के अब तक के सबसे बुरे हेडमास्टर 
हैं। अब शायद हमें कोई अच्छा हेडमास्टर मिल जाएगा। ऐसा हेडमास्टर, जो रहस्यमयी तहख़ाने को बद नहीं रखना चाहता 
होगा मैक्गॉनेगल ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी, वे ता सिर्फ कामचलाऊ व्यवस्था हैं 


स्तेप हैरी के पास से गुज़रे, परतु उन्होंने हर्माइनी की खाली सीट और कड़ाही को देखकर कोई टिप्पणी नहीं की। 


मैल्फॉय ने जोर से कहा, 'सर, आप हेडमास्टर के पद के लिए आवेदन क्यों नहीं देते? 

“अरे, अरे, मैल्फॉय,” स्वेप ने कहा, हालाँकि रोकते-रोकते भी उनके पतले होंठों पर मुस्कान आ ही गई। प्रोफेसर 
डम्बूलडोर को गवर्नरों ने सिर्फ बर्खास्त किया है। मैं तो यही कहुँगा कि वे जल्दी ही हमारे बीच लौट आएँगे? 

“वह तो ठीक है, सर,” मैल्फाँय ने दाँत निकालते हुए कहा “प्रतु सर, अगर आप इस पद के लिए आवेदन करें 
तो मुझे उम्मीद है कि डैडी का वोट आपको ही मिलेगा! सर, मैं डैडी को बता दगा कि आप यहाँ के सबसे अच्छे टीचर 


EN 


हैः 


स्तेप जब तहख़ाने में चारों तरफ घूम रहे थे, तो उनके चेहरे प्र दबी मुस्कान थी। सौभाग्य से उन्होंने सीमस फिनिगत 
को नहीं देखा, जो अपनी कड़ाही में उलटी करने का नाटक कर रहा था। 


मैं हैरान हुँ कि अब तक बदज़ातां ने अपना सामान क्यों नहीं बाँधा,” मैल्फाँय ने आगे कहा "पाँच गैलियन की 
शर्त लगा सकता हूँ कि अगली बार जिस पर भी हमला होगा, वह जरूर मरेगा अफसोस कि वह ग्रेंजर नहीं होगी...” 


उसी समय घटी बजी, जो बहुत अच्छी बात रही। मैल्फाँय के आखिरी शब्द सुनकर रॉन ने अपने स्टल से उछलकर 
उस्‌ तक पहुँचने की कोशिश की थी। प्रतु बैग तथा किताबें बटोरने की हड़बड़ी में इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं 
गया 


जब हैरी और डीन ने उसके हाथ पकड़ लिए, तो रान गुर्गया, “मुझे उसे मज़ा चखाने दो। मुझे किसी की प्रवाह 
नहीं है। मुझे अपनी छड़ी की भी जरूरत नहीं है। मैं अपने हाथों से उसका गला दबा दूँगा -? 


“जल्दी करो, मुझे तुम लोगों को जड़ी-बूटियों का ज्ञान की क्लास में ले जाना है,” स्नेप बेचैवी से खड़े होकर गरजे 
और वे सब भेंड़ां की तरह चल दिए। हैरी, रॉव और डीन सबसे पीछे चल रहे थो रन अब भी अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश 
कर रहा था प्रतु हैरी और डीन के हिसाब से उसे तभी छोड़ना सुरक्षित था, जब स्नेप उन्हें महल के बाहर ले जाएँ और 
वे सब्जियों के बगीचे के पार ग्रीनहाउस के रास्ते प्र पहुँच जाएँ 

जड़ी-बूटियां का ज्ञात की क्लास बहुत खामोश थी। अब इसके दो विद्यार्थी कम हो गए थे : जस्टिन और हर्माइवी। 


प्रोफेसर स्प्राउट ने उन सबको सूखे अफ्रीकी अजीरों की कटाई-छँटाई के काम प्र लगा दिया। हैरी जब मुरझाए हुए 
डंठलों को हाथों में भरकर खाद के ढेर प्र रखने गया, तो अर्वी मैकमिलन उसके टीक सामने खड़ा था। अर्वी ने गहरी 
साँस ली और बहुत औपचारिक ढंग से बोला, “मैं बस इतना कहना चाहता हूँ हैरी कि मुझे अफसोस है, जो मैंने कभी 
तुम प्र शक किया। मैं जानता हूँ कि तुम कभी हर्माइनी ग्रेंजर प्र हमला नहीं करोगे और मैं अपनी कही सभी बातों के 
लिए माफी माँगता है! हम सब एक ही नाव पर सवार हैं, और, तो -! 


उसने दोस्ती के लिए अपना गोळ-मटोल हाथ आगे बढ़ाया और हैरी ने उससे हाथ मिला लिया 

अर्वी और उसकी मित्र हाना भी सूखे अजीरों के उसी ढेर पर काम करने लगे, जिस प्र हैरी और रान कर रहे 
थे 

अर्वी ने सूखी टहनियों को तोड़ते हुए कहा, “वह ड्रेको मैल्फाँय ...वह इस सबके बारे में बहुत खुश नज़र आता 
है, है ना? मुझे तो यही लगता है कि बह नागशक्ति का वारिस हो सकता है, तुम क्या सोचते हो? 


“तुमने बड़ी समझदारी की बात कही है,” गॉन बोला, जिसने अर्वी को उतनी आसानी से माफ नहीं किया था, जितनी 
आसावी से हैरी ने कर दिया था 


अर्वी ने पूछा, हैरी, क्या तुम्हें लगता है कि नागशक्ति का वारिस मैल्फॉय है?” 


“नहीं,” हैरी ने इतनी दृढ़ता से कहा कि अर्नी और हाला उसे घुरने लगे 


एक सेकड बाद हैरी को ऐसी चीज़ दिखी, जिसकी वजह से उसने पौधों को कतरने वाली कैंची रॉव के हाथ प्र 
दे मारी 

“आउच! तुम क्या कर -! 

हैरी इशारा करके जमीन प्र कुछ फुट दूर कुछ दिखा रहा था। कई बड़ी मकडियाँ ज़मीन प्र दौड़ती हुई जा रही 
थी 

अरे हाँ,” रॉत ने खुश दिखने की नाकामयाब कोशिश की “परतु हम इस समय उनका पीछा नहीं कर 
सकते ...” 

अर्वी और हाना उत्सुकता से सुन्‌ रहे थे। 

हैरी ने मकड़ियों को दुर भागते देखा। 

“ऐसा लगता है कि वे अँधेरे जगल की तरफ जा रही हैं 

यह सुनकर रँ और भी दुखी हो गया 


क्लास ख़त्म होने के बाद प्रोफेसर स्प्राउट सभी विद्यार्थियों को गुप्त कलाओं से रक्षा की क्लास में छोड़ने के लिए 
ले गई। हैरी और रॉव बाकी सबसे पीछे रह गए, ताकि कोई दूसरा उनकी बातें न सुन ले! 

हैरी ने रन से कहा, हमें एक बार फिर अदृश्य चोगे का प्रयोग करना पड़ेगा हम फँग को अपने साथ ले चलेंगे। 
उसे हैग्रिड के साथ जगल में जाने की आदत है! वह हमारे काम आ सकता है! 

“ठीक है,” शॉन ने कहा, जो घबराहट में अपनी छड़ी को उंगलियों में घुमा रहा था। “अर - कहीं जगल में - कहीं 
जंगल में आदम भेड़िए तो नहीं रहते हैं” उसने आगे कहा, जब वे लॉकहार्ट की क्लास में हमेशा की तरह पीछे वाली सीट 
प्र बैठे 


इस्‌ सवाल का जवाब देना पसंद न्‌ करते हुए हैरी ने कहा, वहाँ प्र अच्छी चीज़ें भी रहती हैं सेन्टर्स अच्छे हैं 
और यूनिकार्न भी! 


रॉत पहले कभी अँधेरे जंगल में नहीं गया था। हैरी वहाँ सिर्फ एक बार गया था और उसे आशा थी कि उसे दुबारा 
वहाँ नहीं जाना पड़ेगा 


लाँकहार्ट कमरे में धड़धड़ाते हुए आए और क्लास उनकी तरफ घूरने लगी। स्कूल में बाकी सभी टीचर्स सामान्य 
से ज़्यादा गभीर थे, प्रतु लाँकहार्ट का चेहरा बहुत खुश नजर आ रहा था 


वे चारों तरफ मुस्कान बिखेरते हुए बोले, “चलो अब अपना मूड ठीक करो। इस तरह मुँह लटकाकर क्यों बैठे हो?” 
विद्यार्थियों ने एक-दूसरे की तरफ उत्तेजित होकर देखा, परंतु किसी ने जवाब नहीं दिया 


“क्या तुम लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है,” लॉकहार्ट धीमे-धीमे बोले, जैसे उन लोगों की समझने की शक्ति 
कमज़ोर हो, 'कि अब खतरा गुजर चुका है! अपराधी को पकड़कर दूर भेज दिया गया है!” 


"कौन कहता है? डीन थामस जोर से बोला 


“मेरे प्यारे बच्चे, जादू मत्री कभी हैग्रिड को पकड़कर नहीं ले गए होते, अगर उन्हें यह शत-प्रतिशत विश्वास नहीं 
होता कि दोषी वही है,” लॉँकहार्ट ने इस तरह से समझाया, जैसे यह समझा रहे हों कि एक और एक दो होते हैं। 


रन्‌ डीन से भी ज़्यादा जोर से बोला, “हीं, वे फिर भी उसे पकड़कर ले जाते।' 


इस प्र लॉकहार्ट ने गर्व से कहा, वीज़्ली, मैं ख़ुद को दाद देता हुँ कि मैं हैग्रिड की गिरफ्तारी के बारे में तुमसे 
थोड़ा ज़्यादा जानता है! 

रॉत कहने ही वाला था कि ऐसी बात नहीं है, परंतु वह बोलते-बोलते रुक गया, क्योंकि हैरी ने उसे टेबल के नीचे 
से कसकर लात्‌ मार दी थी। 

हैरी बुदबुदाया, “याद रखना, हम वहाँ वहीं थो! 

प्रतु लॉकहार्ट की बेहूदा ख़ुशी उसे भी नागवार गुज़री।! जब लॉकहार्ट ने कहा कि वे हमेशा से जानते थे कि हैग्रिड 
भला आदमी वहीं है और उन्हें विश्वास है कि अब सारा मामला ख़त्म हो चुका है, तो इससे हैरी चिढ़ गया! उसका मन 
हुआ कि वह विशाचां के साथ भटकना किताब उठाकर लॉकहार्ट के मूर्खतापूर्ण चेहरे प्र दे मारे! इसके बजाय उसने ख़ुद 
को संतुष्ट करने के लिए कागज प्र लिखकर राँन को यह दिखाया : हम यह काम आज यात को करगे” 


रॉव ने संदेश पढ़ा, थूक निगला और कनखियां से बगल वाली ख़ाली सीट की तरफ देखा, जहाँ आम तौर पर 
हर्माइनी बैठती थी! यह देखकर उसका सकल्प दृढ़ हो गया और उसने सहमति में सिर हिला दिया। 


मद 


इन दिनों फड़द्धार के हॉल में बहुत भीड़ रहती थी, क्योंकि छह बजे के बाद गछूड़द्वार के विद्यार्थी कहीं वहीं जा 
सकते थे। उनके पास बातें करने के लिए मसाला भी बहुत रहता था, जिस वजह से हॉल अक्सर आधी रात के बाद तक 
खाली नहीं होता था। 

डित्र के ठीक बाद हैरी संदूक से अपना अदृश्य चोगा निकालने के लिए गया और काफी देर तक उसी पर बैठा 
रहा वह हॉल के खाली होने का इंतज़ार कर रहा था। फ्रेड और जॉर्ज ने हैरी तथा शॉन को एक्सप्लोडिंग स्तैष खेलने की 
चुनौती दी। जहाँ आम तौर पर हर्माइनी बैठा करती थी, वहाँ पर आज जिनी मासूस सी बैठकर उन्हें खेलते देखती रही। 
खेल जल्दी ख़त्म करने की कोशिश में हैरी और रन जान-बुझकर हारते रहे। प्रतु इसके बाद भी जब अततः फ्रेड, जॉर्ज 
और जिनी वहाँ से गए, तो रात आधी से भी ज़्यादा गुजर चुकी थी। 

हैरी और रॉन ने दो कमरों के दरवाज़े बद होने की आवाज़ां का इंतज़ार किया! इसके बाद उन्होंने चोगा निकाला, 
ओढ़ा और तस्वीर के छेद में से बाहर निकल गए 

सभी टीचर्स को चकमा देते हुए एक बार फिर उन्होंने महल के बाहर जाने वाली मुश्किल यात्रा की। आखिरकार 
वे प्रवेश द्वार तक पहुँच गए। उन्होंने बळूत की लकड़ी के दरवाज़े प्र लगी सकल खोली और बाहर निकले) इस दौरान 
उब्हांने पूरी कोशिश की कि किसी तरह की आवाज़ न हो! अब वे चाँदवी में नहाए मैदान में आ चुके थे 


७ 


जब वे अँधेरे में काली दिख रही घास के मैदान के पार कदम बढ़ा रहे थे, तो रॉव अचानक बोला, “देखो, यह 
भी हो सकता है कि हम जगल में तो पहुँच जाएँ, प्रतु वहाँ पीछा करने के लिए हमें मकड़ियाँ ही न मिले! हो सकता 
है हमने जो मकड़ियाँ देखी थीं, वे वहाँ जा ही नहीं रही हा मैं जानता हूँ उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वे उसी दिशा 
में जा रही थीं, प्रतु ...” 


उसकी आवाज़ आशा भरे स्वर में ख़त्म हुडी 


वे हैग्रिड के घर के सामने पहुँच गए, जिसकी अँधेरे में डूबी खिड़कियों की वजह से वहाँ का माहौल बड़ा उदास 
दिख रहा था। जब हैरी ने धक्का देकर दरवाज़ा खोला, तो उन्हें देखकर फँग खुशी से पागल हो गया उन लोगों को यह 
चिता सताने लगी कि कहीं फँग अपनी तेज़ और गुँजने वाली आवाज़ से महल में सोने वाले हर व्यक्ति को जगा न दो 
इसलिए उन्होंने जल्दी से मैंटलपीस पर रखे डिब्बे से ट्रिकळ टॉफी निकालकर फँग को खिला दी, जिससे उसके दाँत चिपक 
गए 


७ 


हैरी ने अदृश्य चोगा हैग्रिड की टेबल प्र ही छोड़ दिया गहरे अँधेरे जगल में इसकी कोई जरूरत नहीं थी। 

“चलो फैग, हम घूमने चलते है,” हैरी ने उसका पैर थपथपाते हुए कहा यह सुनकर फँग खुश होकर घर से बाहर 
निकला और उनके पीछे-पीछे चल दिया। वह जगल के कोने तक दौड़कर गया और उसने अंजीर के एक बड़े पेड़ के पास 
जाकर अपना पैर उटा दिया। 

हैरी छड़ी निकालकर बुदबुदाया, “प्रकाशित भव/” छड़ी के सिरे प्र हलकी सी रोशनी हो गई, सिर्फ इतनी कि वे 
चल रही मकड़ियों को देख सको 

रॉन बोला, “तुम्हारे दिमाग में बहुत बढ़िया विचार आया। मैं भी अपनी छड़ी से रोशवी कर लेता, प्रतु तुम जानते 
हो - यह या तो फट जाएगी या ऐसी ही कोई और दुर्घटना हो जाएगी ...” 

हैरी ने शॉन का कधा थपथपाया और घास की तरफ इशारा किया दो मकड़ियाँ छड़ी की रोशनी से दूर होती हुई 
पेड़ों की छाया में जा रही थी 

टीक है,” रॉव ने आह भरी! ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी भी बुरी से बुरी घटना के लिए खुद को तैयार 
कर लिया था, "मैं तैयार है। चलो, चले! 


जब वे जगल में दाखिल हुए, तो फँग उनके चारों तरफ मँडराते हुए पेड़ों की जड़ और पत्तियाँ सूँघता हुआ चलने 
लगा। हैरी की छड़ी की रोशनी के सहारे उन्होंने मकड़ियों का पीछा किया, जो पगडडी प्र ही चल रही थी वे लगभग बीस 
मिनट तक बिता बोले चलते रहे और टूटती टहनियों तथा खरखराती पत्तियों के अलावा दूसरी आवाजें सुनने की कोशिश 
करते रहे! फिर जब पेड़ इतने ज़्यादा घने हो गए कि आसमान के सितारे नज़र आना बद हो गए और अँधेरे के समुद्र में 
सिर्फ हैरी की छड़ी ही चमक रही थी, तब उन्होंने देखा कि मकड़ियाँ पगडडी छोड़ रही हैं। 


हैरी ठहरा और उसने यह देखने की कोशिश की कि मकड़ियाँ कहाँ जा रही थीं, प्रतु उसकी रोशनी के छोटे से 
दायरे के बाहर की हर चीज़ गहरे अंधेरे में डूबी थी! वह पहले कभी जगल में इतनी गहराई तक नहीं गया था। उसे अच्छी 
तरह याद था कि जब वह पिछली बार यहाँ आया था, तो हैग्रिड ने उसे सलाह दी थी कि वह जगल में जाते समय पगडडी 
न्‌ छोड़े। प्रतु अब हैग्रिड मीलां दूर था, शायद अज़काबान जेल की किसी कालकोठरी में! और उसी ने तो उनसे मकड़ियों 
का पीछा करने को कहा था। 


किसी नम चीज़ ने हैरी का हाथ छुआ, जिससे वह पीछे की तरफ उछल पड़ा इससे रॉत का पैर दबकर चकनाचूर 
सा हो गया। हैरी ने देखा कि वह नम चीज़ कुछ और नहीं, बल्कि फँग की नाक थी। 

तुम क्या कहते हो? हैरी ने शॉन से पूछा, जिसकी आँखें उसे छड़ी की रोशनी में दिख रही थी। 

रन्‌ बोला, “हम इतनी दूर तक तो आ ही गए है! 

इसलिए वे पेड़ों के बीच में जा रही मकड़ियों की छायाओं के पीछे-पीछे चल दिए वे अब बहुत तेज़ी से नहीं चल 
सकते थे, क्योंकि रास्ते में पेड़ों की जड़ें और टुँठ आ रहे थे, जो घुप्प अँधेरे में मुश्किल से नज़र आते थे। हैरी को अपने 
हाथ प्र फँग की गर्म साँस महसूस हो रही थी। वे कई बार रुके, ताकि हैरी नीचे झुककर छड़ी की रोशनी में मकड़ियों 
को खोज सको 

वे काफी देर तक चलते रहे! ऐसा लग रहा था, जैसे वे आधा घटे तक चले होंगे। उनके दुशाले नीचे झुकी शाखाओं 
और काँटेदार झाड़ियों में उलझ रहे थे। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि ज़मीन प्र नीचे की तरफ ढलान शुरू हो गई थी, 
हालाँकि पेड़ अब भी उतने ही घने थे। 


तभी फँग अचानक जोर से भौंका! उसकी आवाज़ इतनी तेज़ी से गुँजी कि हैरी और रान दोनों ही उछल पड़ी 


'क्या है” रॉन ने घुप्प अँधेरे में चारों तरफ देखते हुए तेजी से कहा और हैरी की कोहनी कसकर पकड़ ली। 
हैरी बोला, वहाँ कोई चीज़ हिल रही है। सुनो ...ऐसा लगता है कोई बड़ी चीज है।! 


उन्होंने सुनने की कोशिश की। उनकी दाई तरफ थोड़ी दूर कोई बड़ी चीज़ पेड़ों के बीच से निकलने का रास्ता बनाते 
हुए टहनियाँ तोड़ रही थी 


“अरे नहीं,” रॉव बोला, “अरे नहीं, अरे नहीं, अरे -! 


*चुप्‌ रहो,” हैरी ने उत्तेजित होकर कहा! “वह तुम्हारी आवाज़ सुन लेगा” 


रॉन असामान्य रूप से तेज आवाज में बोला, “मेरी आवाज़? उसने पहले ही फँग की आवाज़ सुन ली होगी!” 


जब वे दहशत में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, तो अंधेर उनकी आँखों की पुतलियों पर दबाव डालने लगा एक 
अजीब सी घरघराहट की आवाज उनके कानां में पड़ी और फिर खामोशी छा गड्ढी 


हैरी ने पूछा, "तुम्हें क्या लगता है वह क्या कर रहा होगा? 
रान्‌ ने जवाब दिया, शायद हमला करने की तैयारी!” 
काँपते हुए, हिळने तक से डरते हुए, वे इंतज़ार करते रहे। 
हैरी फुसफुसाया, "तुम्हें क्या लगता है वह चला गया है?” 
“पता नहीँ -? 


तभी उनकी दाई तरफ अचानक रोशनी का विस्फोट सा हुआ यह रोशनी अँधेरे में इतनी तेजी से चमक रही थी 
कि दोनों ने अपनी आँखों को चौंधियाने से बचाने के लिए उन प्र हाथ रख लिए फँँग किकियाने लगा और उसने भागने 
की कोशिश की, परतु इस प्रयास में वह काँटों भरी एक झाड़ी में जा गिरा और पहले से भी ज़्यादा तेजी से किकियाने 
लगा 


हैरी!” रन चिल्लाया; उसकी आवाज अब राहत से भरी थी। हैरी, यह तो हमारी कार है!” 

'क्या?” 

'देखो तो सही!” 

हैरी रॉन के पीछे-पीछे लड़खड़ाता हुआ रोशनी की दिशा में गया। वे दोनों गिरते-पड़ते हुए चलते रहे और एक पळ 
बाद एक खुली जगह प्र पहुँच गए। 

मिस्टर वीज़्ली की कार वहाँ प्र मोटे वृक्षों के घेरे के बीच खड़ी थी। पेड़ों की घनी शाखाओं की छत के वीचे 
खड़ी इस कार की हेडलाइट्स जल रही थी जब रान मुँह खोले उसकी तरफ बढ़ा, तो कार धीमे से उसकी तरफ आगे 
बढ़ी, टीक उसी तरह जिस तरह कोई बड़ा कुत्ता अपने मालिक का स्वागत करता है। 

“यह पूरे समय यहीं प्र थी!” रॉन खुशी से कार के चारों तरफ घूमते हुए बोला “इसकी तरफ देखो। जगल ने 
इसका क्या हाळ कर दिया है ...” 

कार प्र चारों तरफ खरोंचों और कीचड़ के निशान थे। यह स्पष्ट था कि इस दौरान कार अपनी मर्जी से जंगल 
में चारों तरफ घूमती रही थी। फँग कार में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा था; वह हैरी से चिपककर खड़ा रहा और काँपता 
रहा हैरी की साँस दुबारा सामात्य गति से चलने लगी और उसने अपनी छड़ी वापस अपने दुशाले में रख ली! 

“और हम सोच रहे थे कि यह हम्‌ प्र हमला करने वाली है!” राँन ने कार प्र टिकते हुए और उसे थपथपाते हुए 
कहा “मैं यही सोच रहा था कि यह न्‌ जाने कहाँ चली गई!” 


हैरी ने रोशनी से नहाई ज़मीन प्र चारों तरफ मकड़ियों की तलाश की, परतु वे सब हेडलाइट की रोशनी से दूर 
चली गई थी 


उसने कहा, हम जिन मकड़ियों का पीछा कर रहे थे, वे अब दूर चली गई हैं। चलो, चलकर उन्हें खोजते हैं। 


रान्‌ कुछ नहीं बोला वह हिला तक नही। उसकी आँखें हैरी के टीक पीछे ज़मीन से दस फुट ऊपर किसी चीज़ 
प्र जमी हुई थीं और उसका चेहरा दहशत के मारे काला पड़ गया था। 


हैरी को पलटने तक का समय नहीं मिला! एक जोरदार खटखट की आवाज़ हुई और उसे अचानक महसूस हुआ 
कि किसी लंबी और बालों वाली चीज़ ने उसे कमर से पकड़कर ज़मीन से ऊपर उठा लिया! अब वह उल्टा लटक रहा था 
और उसका सिर वीचे की तरफ था। वह सघर्ष करने लगा, प्रतु तभी खटखट की और आवाजें सुतकर वह आतंकित हो 
गया। उसने देखा कि अब रात के पैर भी हवा में झूल रहे थे। फिर फँग के बिसूरने और गुर्रते की आवाजें आई अगले 
पूल उन्‌ लोगों को तेज़ी से अँधेरे वृक्षों के बीच से ले जाया जा रहा था 

हैरी ने हवा में झूल रहे सिर से देखा कि जिसने उसे पकड़ रखा था, वह अपने छह लबे, बालां वाले पैर से चल 
रहा था उसके मुँह की जगह प्र चमकती ब्लेड जैसी दो काली चिमटियाँ थीं और उसने अपने अगले दो पैरों से हैरी को 
कसकर पकड़ रखा था अपने पीछे उसे एक और जीव की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो निःसदेह रान को ला रहा था 
वे जगल के बीचोबीच चल दिए। हैरी सुन सकता था कि फँग तीसरे भयानक जीव से स्वतत्र होने के लिए सघर्ष करते 
हुए चीख रहा था, प्रतु हैरी चाहकर भी नहीं चीख सकता था। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी आवाज़ कार के पास 
ही छोड़ आया था 


हैरी को यह नहीं मालूम था कि वह कितनी देर तक उस जीव के शिकजे में रहा; उसे तो सिर्फ इतना मालूम 
था कि अँधेरा अचानक कम हो गया वह देख सकता था कि पत्तियां से भरी धरती अब मकड़ियां से भरी थी! उसने अपनी 
गर्दन त्रिछी की और उसे एहसास हुआ कि वह एक बड़ी घाटी के किनारे प्र पहुँच गया था! इस घाटी के पेड़ साफ 
कर दिए गए थो इसलिए अब उसे सितारे दिख रहे थे और उसकी आँखों के सामने इतना ज्यादा भयानक दृश्य था, जितना 
उसने आज तक नहीं देखा था 


मकड़ियाँ। छोटी मकड़ियाँ नहीं, जो नीचे पत्तियों पर चल रही थीं; बल्कि घोड़े के आकार की आठ आँखों और 
आठ पैरों वाली, काली, बालों वाली, दैत्याकार मकड़ियाँ। हैरी को ळे जाने वाली भीमकाय मकड़ी अब ढलान प्र नीचे की 
तरफ जा रही थी। वह उसे घाटी के ठीक बीच में गुबद के आकार वाले एक धुँधले जाले की तरफ ले जा रही थी। उसके 
साथी उसे चारों तरफ से घेरे थे और उसके वजनी शिकार को देखकर रोमांचित स्वर में अपनी चिमटियों से खटखट कर 
रहे थे 

जब मकड़ी ने हैरी को छोड़ा, तो वह हाथ-पैरों के बल ज़मीन प्र गिरी रॉव और फँग भी उसके पास आकर गिरो 
फँंग अब बिलकुल नहीं चीख रहा था, बल्कि अपनी जगह प्र चुपचाप दुबका हुआ था। रॉव का हाल भी हैरी की तरह 
ही था उसका मुँह खामोश चीख की मुद्रा में चौड़ा फैला था और उसकी आँखें बाहर निकली पड़ रही थी 


अचानक हैरी को यह एहसास हुआ कि जिस मकड़ी ने उसे गिराया था, वह कुछ कह रही थी। वह क्या कह रही 
थी, यह समझना मुश्किल था, क्योंकि वह हर शब्द बोलने के साथ अपनी चिमटियों से खटखट कर रही थी। 


“एरेगाँग!” उसने आवाज दी, “एरेगाँग!” 


और गुबद के आकार वाले धुँधले जाळे के बीच से छोटे हाथी जैसा एक बड़ा मकड़ा बहुत धीमे-धीमे चलकर सामने 
आया उसके काले शरीर और पैरों प्र सफेद धब्बे थे और उसके चिमटियों वाले बदसूरत सिर में लगी आँखें दूध की तरह 
सफेद थीं। वह अधा था 


क्या है?” उसने अपनी चिमटियां से तेजी से खटखट करते हुए पूछा 


“इंसान,” हैरी को पकड़ने वाली मकड़ी ने चिमटियाँ बजाते हुए कहा! 
क्या हैग्रिड है?” एरेगाग ने पास आते हुए पूछा। उसकी आठ द्रया आँखें इधर-उधर भटक रही थी। 
“अजनबी है,” रॉग को लाने वाली मकड़ी ने जवाब दिया 


“उन्हें मार डालो,” एरेगाँग ने चिड़चिड़े स्वर में कहा “मैं सो रहा था...” 


“हम हैग्रिड के दोस्त है,” हैरी चिल्लाया उसे लग रहा था, जैसे उसका दिल उसके सीने से बाहर निकलकर उसके 
गले में धड़कने लगा था 


घाटी में चारों तरफ मकड़ियों की चिमटियां की आवाज़ आने लगी - खटखट, खटखट, खटखटी 

एरेगाँग ठहरा 

वह धीमे से बोला, 'हैग्रिड ने पहले कभी इंसानों को यहाँ नहीं भेजा” 

हैरी ने बहुत तेज़ी से साँस लेते हुए कहा, हैग्रिड मुश्किल में है, इसलिए हम यहाँ आए है! 

“मुश्किल में,” बूढ़े मकड़े ने कहा और हैरी को लगा कि उसकी चिमटियों की खटखट के बीच में चिता का भाव 
भी छुपा था। “प्रतु उसने तुम्हें क्यों भेजा? 

हैरी ने खड़े होने के बारे में सोचा, परंतु इरादा बदल दिया! उसे विश्वास नहीं था कि उसके पैर उसे सहारा दे 
पाएँगे, इसलिए वह जमीन पर पड़े-पड़े ही यथासंभव शात स्वर में बोला 

स्कूल के लोग सोचते हैं कि हैग्रिड विद्यार्थियों पर कोई चीज़ - कोई भयानक जानवर - छोड़ रहा है। इसलिए उसे 
पकड़कर अज़्काबान जेल भेज दिया गया है! 


एरेगाँग ने अपनी चिमटियों से बेतहाशा खटखट की और घाटी में चारों तरफ जमा मकड़ियां ने उसे दोहराया ऐसा 
लग रहा था जैसे तालियाँ बज रही हों; फर्क सिर्फ इतना था कि तालियाँ बजने से आम तौर पर हैरी डर के मारे जम 
नहीं जाता था 


एरेगाँग ने सोचते हुए कहा, "प्रतु वह तो बरसां पहले की बात है ... बरसों पहले की। मुझे अच्छी तरह याद है। 
इसलिए उन्होंने उसे स्कूल से निकाल दिया था। उन्हें यकीन था कि मैं ही वह भयानक जानवर था, जो वहाँ रहता है, जिसे 
लोग रहस्यमयी तहख़ाना कहते हैं। वे सोचते थे कि हैग्रिड ने तहख्राता खोल दिया था और मुझे आज़ाद कर दिया था? 

“और तुम ...तुम रहस्यमयी तहख़ाने वाले भयानक जानवर नहीं हो?” हैरी ने कहा, जिसके माथे पर ठंडा पसीना 
आ गया था 

मैं!” एरेगॉग गुस्से में बोला, मैं महल में पैदा नहीं हुआ हैं! मैं दूर देश से आया है! जब मैं अडे में था, तब 
एक मुसाफिर मुझे हैग्रिड को दे गया था हैग्रिड तब छोटा था, परतु उसने मेरा ध्यान रखा, मुझे महल में एक अलमारी 
में छुपाकर रखा, मुझे बचा-खुचा भोजन खिलाया। हैग्रिड मेरा अच्छा दोस्त है और एक अच्छा इसान भी है। जब मेरा भेद 
खुला और मुझ पर लड़की की हत्या का दोष मढ़ा गया, तब उसने मेरी रक्षा की! मैं तब से इसी जंगल में यहाँ रह रहा 
है। हैग्रिड अब भी मुझसे मिलने आता रहता है। उसने मेरे लिए एक पत्नी मोसाग भी खोजी थी और तुम देख सकते हो 
कि हमारा परिवार कितना फल-फूल गया है! और यह सब हैग्रिड की दयालुता की वजह से हुआ है ...” 

हैरी ने अपने बचे हुए साहस को बटोरी 

“तो तुमने कभी - कभी किसी प्र हमला नहीं किया?” 


कभी नहीं,” बूढ़े मकड़े ने टूटती आवाज़ में कहा “यह मेरा स्वभाव हो सकता है, परंतु हैग्रिड के प्रति सम्मान 


दिखाते हुए मैंने कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाया जो लड़की मरी थी, उसकी लाश बाथरूम में मिली। मैं जिस 
अलमारी में बड़ा हुआ था, उसके सिवाय मैंने कभी महल का कोई और हिस्सा नहीं देखा। हम लोग अँधेरे और शांति को 
पसंद करने वाले जीव हैं 


“प्रतु फिर ...क्या तुम जानते हो कि उस लड़की को किसने मार? हैरी ने कहा! क्योंकि वह जो भी है, अब 
वापस आ चुका है और एक बार फिर लोगों पर हमला कर रहा है -! 

उसके शब्द कई लबे पैरों की खटखट और सरसर में डूब गए, जो गुस्से से जगह बदल रहे थे! उसके चारों तरफ 
बड़ी काली मकड़ियाँ बेचैनी से इधर-उधर हो रही थीं। 


एरेगॉग बोला, “महल में रहने वाली चीज़ एक बहुत प्राचीन जानवर है, जिससे हम मकड़ियाँ सबसे ज़्यादा डरती 
हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मुझे उस जानवर के स्कूल में घूमने का एहसास हुआ था, तो मैंने हैग्रिड से आग्रह 
किया कि वह मुझे वहाँ से दूर भेज दो” 


हैरी ने बेचैनी से पूछा, “उसका नाम क्या है? 

और जोरदार खटखट, और ज़्यादा सरसर; मकड़ियाँ अब घेरे को सँकरा कर रही थी। 

एरेगॉग ने गुस्से से कहा, “हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं! हम उसका नाम तक नहीं लेते हैं! मैंने हैग्रिड को 
भी कभी उस भयानक जानवर का नाम नहीं बताया, हालाँकि उसने मुझसे कई बार पूछा था? 

हैरी इस विषय प्र दबाव नहीं डालना चाहता था। कम से कम इस हालत में तो कभी नहीं, जब मकड़ियाँ चारों 
तरफ से पास आती जा रही थी ऐसा लग्‌ रहा था, जैसे एरेगाँग बातें करते-करते थक गया था। वह अपने गुंबद के आकार 
वाळे जाळे में धीरे-धीरे वापस जाने लगा, परतु उसकी साथी मकड़ियाँ हैरी और रॉँन की तरफ लगातार आगे बढ़ती रही 

“अच्छा, तो अब हम जाना चाहेंगे,” हैरी ने हताश होने के बावजूद हिम्मत करके एरेगाँग से कहा उसे अपने पीछे 
से पत्तियों के खरखराने की आवाजें सुनाई दे रही थी। 

"जाना ? जाओगे कैसे ...” एरेगाँग ने धीमे-धीमे कहा 

“प्रतु प्रतु _ + 

“मेरे बेटे-बेटियाँ मेरे आदेश प्र हैग्रिड को नुकसान नहीं पहुँचाते। परतु जब ज़िंदा गोश्त खुद चलकर अपनी इच्छा 
से हमारे बीच आए, तो मैं उन्हें रोक नहीं सकता अलविदा, हैग्रिड के दोस्तो! 

हैरी ने पलटकर घूमा उसने देखा कि उससे कुछ फुट दूर मकड़ियों की ऊँची ठोस दीवार थी। वे अपने काले बदसूरत 
सिरों में चमकती बहुत सी आँखों से देखते हुए अपनी चिमटियाँ खटखटा रही थीं ... 

जब हैरी ने अपनी छड़ी की तरफ हाथ बढ़ाया, तो वह जानता था कि लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा मकड़ियों 
की सख्या बहुत ज़्यादा थी, प्रतु फिर भी उसने खड़े होने की कोशिश की। उसने संकल्प क्या कि वह अगर मरेगा, तो 
सघर्ष करने के बाद ही मरेगा तभी एक तेज और लबी आवाज़ गूँजी तथा घाटी रोशनी में नहा गई 


मिस्टर वीज़्ली कौ कार ढलान प्र गरजती हुई चली आ रही थी। इसकी हेडलाइट जल रही थी, हॉर्न बज रहा था 
और यह मकड़ियां को टक्कर मारकर दूर हटा रही थी। कुछ मकड़ियाँ अपनी पीठ के बळ गिर गड़ी उनके बहुत से पैर हवा 
में ऊपर उठे हुए थे! कार हैरी तथा राँन के सामने आकर रुक गई और दरवाज़े खुल गए 

'फँँग को बिठाओ! हैरी कूदकर अगली सीट में बैठते हुए चिल्लाया। रँँन ने किकियाते फँग को कमर से पकड़कर 
कार की पीछे वाली सीट प्र फेंक दिया दरवाज़े धड़ाम से बद हो गए। रॉव ने एक्सीलरेटर को छुआ तक नहीं, परंतु कार 
को उसकी जरूरत भी नहीं थी; इंजन गरजा और कार कई मकड़ियों को टक्कर मारकर गिराती हुई चल पड़ी। वे तेज़ी से 


ढलान की चढ़ाई पर चढ़े और घाटी से बाहर निकले। जल्दी ही वे जंगल से धड़धड़ाते हुए गुज़र रहे थे। पेड़ों की शाखाएँ 
खिड़कियों से टकरा रही थीं, परतु कार खाली जगह में से कुशलता से अपना रास्ता बनाती जा रही थी। ऐसा लगता था 
जैसे वह जाने-पहचाने रास्ते प्र चल रही थी। 


हैरी ने कवियों से रान को देखा। उसका मुंह अब भी एक खामोश चीख में खुला हुआ था, परतु उसकी आँखें 
अब बाहर नहीं निकल रही थी 


“तुम टीक तो हो? 
रॉन सामने की तरफ घूरता रहा; वह बोल नहीं पा रहा था 


वे नीचे झुकी झाड़ियों को चीरकर चलते रहे! फँग पिछली सीट पर जोर से भौंक रहा था। इसके बाद हैरी ने देखा 
कि जब वे बळत्‌ के एक बड़े पेड़ से टक्राते हुए गुज़रे, तो खिड़की के बाहर लगा आईना टूट गया शोर भरे तूफानी दस 
मिनटों के बाद पेड़ कम घने होने लगे और हैरी को दुबारा आसमान की झलक दिखने लगी। 


कार इतने झटके से रुकी कि वे लगभग विडस्क्रीन से टकरा गए वे जंगल के किनारे पर पहुँच चुके थे। बाहर कूदने 
की हड़बड़ी में फँग खिड़की से टकरा गया और जब हैरी ने दरवाज़ा खोला, तो फैँग पेड़ों के बीच से लपकता हुआ हैग्रि 
के घर की तरफ दौड़ पड़ा उसकी पूँछ उसके पैरों के बीच में दुबकी हुई थी। हैरी भी बाहर निकल आया। रन क पैरों 
में ताकत आने में लगभग एक मिनट का समय लगा इसके बाद वह भी बाहर निकल आया अब भी उसकी गर्दन सख्त 
थी और वह घूर रहा था हैरी ने कृतज्ञता के भाव से कार को सहलाया। इसके बाद कार पलटकर जगल की तरफ चल 
पड़ी और उनकी नजरों से ओझल हो गी 


अपना अदृश्य चोगा लाने के लिए हैरी हैग्रिड के घर के अदर गया। फँग अपनी बास्केट में कबल के नीचे छुपकर 
काप रहा था जब हैरी बाहर लौटा, तो उसने देखा कि रॉँन कददू की बेलों के बीच में उलटी कर रहा था। 

“मकड़ियों का पीछा करो,” रॉन ने अपना मुँह आस्तीन से पाँछते हुए धीमे से कहा "मैं हैग्रिड को कभी माफ नहीं 
करूँगा। हमारी किस्मत अच्छी है, जो हम अब तक ज़िंदा है! 


हैरी बोला, “मुझे लगता है उसने सोचा होगा कि एरेगाँग उसके दोस्तों को नुकसान नहीं परहुचाएगा' 


'हैग्रिड के साथ यही तो समस्या है!” राँन हैग्रिड के घर की दीवार पर मुक्का मारते हुए बोला! “वह हमेशा सोचता 
है कि भयानक जानवर उतने बुरे नहीं है, जितना कि उन्हें माना जाता है। देखो, इसी कारण वह कहाँ पहुँच गया है! अज़्काबान 
जेल की कालकोठरी में!” अब रान बुरी तरह काँप रहा था। मैं यह जानना चाहता हुँ कि हमें वहाँ भेजने से क्या फायदा 
हुआ? हमें वहाँ क्या मालम चला? 


“यही कि हैग्रिड ने रहस्यमयी तहखाना नहीं खोला था,” हैरी ने कहा फिर उसने राँब के ऊपर चोगा डाला और 
उसका हाथ खींचा, ताकि वह चलता शुरू करे 'हैग्रिड निर्दोष है! 


रॉत जोर से फुफकारने लगा। ज़ाहिर है, उसके हिसाब से एरेगाँग को अलमारी में पालना निदा की श्रेणी में नहीं 
आता था! 


जब महल करीब आया, तो हैरी ने अच्छी तरह तसल्ली कर ली कि उनके पैर चोगे में छुपे थे। फिर उन्होंने चरमराने 
वाले अगले दरवाज़े को धक्का देकर थोड़ा सा खोला वे सावधानी से प्रवेश हॉल के पार जाते हुए संगमरमर की सीढ़ियों 
से ऊप्र चढ़े! जब वे उन गलियारों के पास से गुज़रे, जहाँ चौकन्ने पहरेदार पहा दे रहे थे, तो वे अपनी साँस रोककर 
चले आखिरकार वे ग्छड़द्वार के हॉल में सुरक्षित पहुँच गए, जहाँ आग अब सुलगती राख में बदल चुकी थी। उन्होंने चोगा 
उतारा और अपने कमरे की तरफ जाने वाली सीढ़ियों प्र चढ़ने लगे। 


कपड़े बदलने का कष्ट किए बगैर रॉन अपने बिस्तर पर लुढ़क गया। बहरहाल, हैरी को ज़्यादा नींद नहीं आ रही 
थी। वह पलंग के सिरहाने प्र बैठकर एरेगॉँग की कही हर बात पर देर तक विचार करता रहा 


हैरी ने सोचा कि महल में छुपा हुआ जीव एक तरह से जानवरों का वोल्डेमॉर्ट लगता है - दूसरे भयानक जानवर 
उसका नाम नहीं लेता चाहते। प्रतु उसे और रॉन को यह पता नहीं चल पाया था कि वह भयानक जानवर कौन है या 
वह अपने शिकारों को किस तरह बेजान करता है हैग्रिड को भी यह नहीं मालूम था कि रहस्यमयी तहस्नाने में कौन सा 
भ्यावक जानवर है। 

हैरी ने अपने पैर बिस्तर प्र रखे और तकिए से टिक गया वह टॉवर की खिड़की से चमकते हुए चाँद को देख 
रहा था 

उसे यह नहीं सूझ रहा था कि अब क्या किया जा सकता है वे जिस रास्ते प्र भी गए थे, वह बद मिला था 
रिडल ने गलत आदमी को पकड़ लिया था, नागशक्ति का वारिस बच निकला था और किसी को भी यह नहीं मालम था 
कि इस्‌ बार जो व्यक्ति रहस्यमयी तहख्रावा खोल रहा था, वह वहीं अक्ति है या नहीं जिसने पिछली बार उसे खोला था 
कोई भी ऐसा नहीं था, जिससे यह पूछा जा सके हैरी लेट गया, वह अब भी एरेगॉग की कही बातों के बारे में सोच 
रहा था 


वह आधी नींद में पहुँच गया था कि तभी उसके मन में एक विचार आया। वह जानता था कि यह उनकी आखिरी 
उम्मीद थी, इसलिए वह सीधे तवकर बैठ गया। 


न्‌,” हैरी अँधेरे में फुसफुसाया “रन!” 


रॉत्‌ फँग की तरह किकियाते हुए जागा चारों तरफ बौखलाकर घूरने के बाद उसने हैरी को देखा! 

कोने से आ रहे नेविल के तेज़ खर्राटों को नजरअंदाज करते हुए हैरी बोला, “शॉन - वह लड़की जो मरी थी। एरेगॉग 
ने कहा था कि वह बाथरूम में मिली थी! कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने कभी बाथरूम छोड़ा ही न हो? कहीं ऐसा तो 
नहीं कि वह अब भी वहीं हो?” 

रन ने अपनी आँखें मली और चाँदनी में त्योरियाँ चढ़ाई; और फिर वह समझ गया 


“तुम्हें यह तो नहीं लगता - कहीं मायूस मीता तो वहीं ? 


अध्याय - शोलह 
रहस्यमयी तहश्राना 


रॉत ने अगले दिन नाश्ते के समय आह भरते हुए कहा, “हम कितनी बार उस बाथरूम में गए थे और वह सिर्फ 
तीन टॉयलेट दूर थी। तब हम उससे आसावी से पूछ सकते थे, प्रतु अब ...” 

मकड़ियों की तलाश करना उनके लिए जितना मुश्किल था, उससे ज़्यादा मुश्किल था मायूस मीना से कुछ पूछना। 
यह लगभग असभव था कि वे टीचर्स की नज़र बचाकर इतनी देर तक गायब रहें ताकि लड़कियों के बाथरूम में चोरी छुपे 
घुस सकं - खास तौर प्र लड़कियों के उस बाथरूम में, जिसके पास पहला हमला हुआ था। 


बहरहाल, उनकी पहली क्लास यानी रूप-परिवर्तन की क्लास में एक ऐसी घटना हुई, जिससे कई सप्ताह में पहली 
बार उनके दिमाग से रहस्यमयी तहख़ाने का विचार निकल गया। क्लास में आने के दस मिनट बाद प्राफेसर मैक्गाँनेगल ने 
उन्हें बताया कि उनकी परीक्षाएँ एक हफ्ते बाद एक जून को शुरू होंगी। 

'प्रीक्षाएँ ?” सीमस फिनिगन चीखा। “हमें इस माहौल में भी यरीक्षाएँ देना पड़ेगी? 

हैरी के पीछे एक जोरदार धमाका हुआ; नेविल लॉगबॉटम की छड़ी फिसलकर गिर गई थी, जिससे उसकी टेबल 
का एक्‌ पैर गायब हो गया प्रोफेसर मैक्गॉनेगल ने अपनी छड़ी घुमाकर उसे वापस ठीक किया और त्योरियाँ चढ़ाकर फिनिगन 
की तरफ मुडी 

उन्होंने गभीरता से कहा, एसे माहौल में भी स्कूल को खुला रखने का मकसद ही यह है कि आपको शिक्षा मिल 
सको इसलिए परीक्षाएँ जैसे होती हैं, वैसी ही होंगी और मुझे विश्वास है कि आप सब इन दिनों जमकर रिवीजून कर रहे 
हाँगे।” 

रिवीजून! हैरी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे माहौल में हॉगवर्टस में परीक्षाएँ हो सकती हैं। कमरे में चारों 
तरफ विद्रोह भरी सुगबुगाहट होने लगी, जिससे प्रोफेसर मैक्गॉवेगल की त्योरियाँ गहरी हो गडी 

वे बोलीं, प्रोफेसर डम्बलडोर के निर्देश थे कि स्कूल को यथासभव सामात्य ढग से चलाया जाए और शायद मुझे 
बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें यह पता लगाना भी शामिल है कि इस साल आपने कितना सीखा? 

हैरी ने सफेद खरगोशों की जोड़ी की तरफ देखा, जिसे उसे चप्पलों में बदलना था! उसने इस साल अब तक क्या 
सीखा था? वह किसी ऐसी चीज़ के बारे में नहीं सोच पा रहा था, जो परीक्षा में उपयोगी साबित होगी। 

शन की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था, जैसे उससे हमेशा के लिए अँधेरे जगल में जाकर रहने के लिए कहा 
गया हो! 

‘जू सोचो तो सही, मैं इस टूटी छड़ी से किस तरह परीक्षा दूँगा?” उसने हैरी को अपनी छड़ी दिखाते हुए कहा, 
जो इस समय जोर से सीटी बजाने लमी थी। 


न 


प्रीक्षाएँ शुरू होने के तीन दिन पहले प्रोफेसर मैक्गॉनेगल ने नाश्ते के समय एक और घोषणा की 


“मेरे पास एक अच्छी ख़बर है,” वे बोली यह सुनते ही बड़े हॉल में ख़ामोशी छाने के बजाय अटकले सुनाई देने 
लगी 


कुछ विद्यार्थी ख़ुशी से चिल्लाए, 'डम्बलडोर वापस आ रहे हैं!” 


चीलघात की टेबल प्र बैठी एक लड़की बोली, “आपने नागशक्ति के वारिस को पकड़ लिया है!” 

वुड रोमांचित होकर चीखा, “क्विडिच मैच अब फिर से शुरू हो सकते हैं!” 

जब कोलाहल शांत हो गया, तो प्राफेसर मैक्गॉनेगल बोलीं, प्रोफेसर स्प्राउट ने मुझे यह ख़बर दी है कि मत्रकवच 
अब कटाई के लिए तैयार हैं। जिन लोगों को बेजान किया गया है, आज रात को हम उन्हें दुबारा होश में ले आएँगे। मुझे 
आपको यह याद दिलाने की जूरूरत नहीं है कि शायद उनमें से कोई हमें यह बता देगा कि उस प्र किस आदमी या चीज़ 
ने हमला किया था। मुझे आशा है कि इस भयानक वर्ष का अंत सुखद होगा और हम अपराधी को पकड़ लेंगे! 

खुशी का धमाका हो गया। हैरी ने नागशक्ति की टेबल की तरफ देखा। उसे यह देखकर हैरानी नहीं हुई कि ड्रेको 
मैल्फॉय खुशियाँ नहीं मना रहा था! बहरहाल रॉँन कई दिनों बाद काफी खुश दिख रहा था 

उसने हैरी से कहा, “अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम मीना से नहीं पूछ पाए! जब हर्माइती होश में आएगी, 
तो शायद उसके पास सारे जवाब होंगे! देखना, वह यह सुनकर पागल हो जाएगी कि परीक्षा शुरू होने में सिर्फ तीन दिन 
का समय बाकी है। उसने रिवीज़न जो नहीं किया है। मेरे ख्याल से उस पर दया करते हुए उसे परीक्षाएँ ख़त्म होने तक 
बेजान ही रखा जाना चाहिए! 


बैठ 


तभी जिबी वीजली आई और रॉन के बगळ में बैठ गई! वह तनावग्रस्त और घबराई दिख रही थी। हैरी ने देखा 


कि उसके हाथ उसकी गोद में आपस में बँधे थो 
रॉत ने अपनी प्लेट में थोड़ा और दलिया डालते हुए पूछा, क्या हुआ? 


जिवी ने कहा कुछ नहीं, प्र उसने ग्छड़द्वार की टेबल प्र चारों तरफ नज़रें घुमाकर देखा। उसके चेहरे प्र डर के 
भाव देखकर हैरी को किसी की याद आई। हालाँकि वह याद नहीं कर पा रहा था कि जिवी को देखकर उसे किसकी याद 
आ रही थी 


रान्‌ ने उसे देखते हुए कहा, जो भी बात हो, कह डालो।? 

हैरी को अचानक एहसास हुआ कि जिनी किसके जैसी लग रही थी। वह अपनी कुर्सी पर आगे-पीछे हिल रही थी, 
टीक उसी तरह जिस तरह डॉबी तब करता था, जब वह कोई गोपनीय बात कहने वाला होता था। 

“मुझे तुमसे कुछ कहना है,” जिती बुदबुदाई उसने इस बात का पूरा ध्यात रखा कि वह हैरी की तरफ न देखेँ 

हैरी ने पूछा, 'क्या बात है? 

जिनी को देखकर ऐसा लगा, जैसे उसे सही शब्द नहीं मिल रहे हा 

रान्‌ बोला, क्या? 

जिनी ने अपना मुँह खोला, परंतु उसके गले से आवाज़ नहीं निकली। हैरी आगे झुका और शाति से बोला, ताकि 
सिर्फ जिती और रान ही उसकी बात सुन सके 


“क्या तुम रहस्यमयी तहख़ाने के बारे में कुछ कहना चाहती हो? क्या तुमने कुछ देखा है? कोई अजीब तरह से 
व्यवहार कर रहा है? 

जिनी ने एक गहरी साँस खींची, प्रतु ठीक उसी समय थका और पीला दिख रहा पर्सी वीज़ली उनके पास आ 
गया] 


“जिवी, अगर तुमने खाना ख़त्म कर लिया हो, तो मैं तुम्हारी कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। 
मैं अपनी पहरेदारी की ड्यूटी ख़त्म करके सीधा चला आ रहा हूँ! 


जिनी ऐसे उछली जैसे अचानक उसकी कुर्सी में करंट फैल गया हो। उसने पर्सी की तरफ एक दहशत भरी उड़ती 
निगाह डाली और भागकर चली गड्डी पर्सी धम्म से बैठ गया और उसने टेबल से एक मग उठा लिया 


रॉन्‌ गुस्से से बोला, “पर्सी! जिती हमें अभी कोई महत्वपूर्ण बात बताने वाली थी!” 
चाय का आधा घुँट पीने के बीच में ही पर्सी को ठसका लगा। 


उसने खाँसते हुए पूछा, “किस तरह की बात? 


“मैंने उससे पूछा था कि क्या उसने कोई अजीब चीज़ देखी थी और वह कुछ बताने ही वाळी थी -? 
पर्सी तत्काल बोला, अरे - वह - उसका रहस्यमयी तहखाने से कोई लेना-देवा नहीं है! 
रॉत ने अपनी भूकुटी चढ़ाकर कहा, "तुम्हें कैसे मालूम? 


'देखो, अह, अगर तुम जानना ही चाहते हो, तो जिनी ने, अह, एक दिन मुझे देख लिया था जब मैं - अह, 
खैर छोड़ो - मुद्दे की बात यह है कि उसने मुझे कुछ करते देख लिया था और मैंने, अह, उससे कहा था कि वह उसका 
जिक्र किसी से भी न करो मुझे लगता था कि वह अपना वायदा नहीं तोड़ेगी। कोई ख़ास बात नहीं है, सचमुच, मैं तो 
बस थोड़ा सा - 


हैरी ने पर्सी को कभी इतना परेशान और व्यग्र नहीं देखा था। 
रॉन्‌ ने दाँत दिखाते हुए पूछा, 'तुम क्या कर रहे थे, पर्सी? चलो भी, बता भी दो, हम नहीं हैसेंगे।” 
प्रतु इसके जवाब में पर्सी नहीं मुस्कराया। 
“मेरी तरफ रोल बढ़ा देवा, हैरी मैं भूख से मरा जा रहा है! 
* 
हैरी जानता था कि कल तक पूरी गुत्थी बिना उनकी मदद के सुलझ जाएगी, परंतु इसके बावजूद वह तैयार था 
कि अगर मौका मिला, तो वह मायूस मीना से बात करने का अवसर नहीं गँवाएगा और उसे यह देखकर खुशी हुई कि 


दोपहर के पहले ही उसे यह मौका मिल गया। यह तब हुआ, जब गिल्ड्रॉय लॉकहार्ट विद्यार्थियों को जादू का इतिहास विषय 
की क्लास में ळे जा रहे थो 


लाँकहार्ट ने उन्हें कई बार आश्वस्त किया था कि खतरा गुज़र चुका है और वे हर बार गलत्‌ साबित हुए थे। परतु 
इस्‌ बार उन्हें सचमुच यकीन था कि विद्यार्थियों को गलियारों से सुरक्षित पहुँचाने की झझट उठाने की कोई जरूरत नहीं 
थी। आज उनके बाल हमेशा की तरह चिकने नहीं थो ऐसा लग रहा था, जैसे वे रात को बहुत देर तक सोए नहीं थे और 
चौथी मंजिल प्र पहरा दे रहे थे। 

उन्होंने एक मोड़ पर मुड़ते हुए कहा, “मेरे शब्दों को अच्छी तरह से सुन लो! बेजान लोग जब होश में आएँगे, 
तो उनके मुँह से निकलने वाले पहले शब्द यही होंगे, “यह हैग्रिड ने किया है।” सच कहुँ, तो मैं हैरान हूँ कि प्रोफेसर 
मैक्गॉवेगल इन सब सुरक्षा प्रबधां को जरूरी मानती हैं। 


मैं आपसे सहमत हूँ, सर,” हैरी ने कहा उसकी बात सुतकर रॉव ने हैरानी में अपनी किताबें गिरा दी। 


“धन्यवाद हैरी,” लॉकहार्ट ने शालीनता से कहा, जब उन्होंने मेहनतकश हाउस के विद्यार्थियों की लबी लाइन के गुजर 
जाने का इंतज़ार किया। “मेरा मतलब है, हम टीचर्स के पास विद्यार्थियों को उनकी क्लास तक पहुँचाने और सारी रात गश्त 
लगाने के अलावा भी बहुत से काम रहते हैं ...! 


“आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं,” गत भी अब हैरी की बात का मतलब समझ गया था। “आप हमें यहीं क्‍यों नहीं 
छोड़ देते सर, हमें अब सिर्फ एक और गलियारा पार करना है।” 

लाँकहार्ट बोले, “तुम ठीक कह रहे हो वीज़्ली, मैं सोचता हुँ कि मुझे यही करवा चाहिए मुझे जाकर अगली क्लास 
की तैयारी भी तो करना है!” 

और वे जल्दी से चल दिए 

“क्लास की तैयारी,” शॉन ने उनके पीछे व्यंग्य से मुस्कराते हुए कहा! “इस बात की ज़्यादा संभावना है कि वे अपने 
बाल सँवारवे गए हागे! 

हैरी और रॉन ने गछूड्द्वार के बाकी विद्यार्थियों को अपने से आगे जाने दिया, फिर उन्होंने बगल वाले गलियारे में 
दौड़ लगा दी और तेज़ी से मायूस मीवा के बाथरूम की तरफ चल दिए। परतु जब वे अपनी शानदार योजना की सफलता 
प्र एक-दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे, तभी 


पॉटर! वीज़्ली! तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? 

वहाँ प्र प्रोफेसर मैक्गॉनेगल खड़ी थीं और उनका मुंह इस समय बहुत ज़्यादा पतला दिख रहा था 

"हम्‌ लोग - हम्‌ लोग - रँन्‌ अटकते हुए बोला, 'हम लोग जा रहे थे -! 

“हर्माइनी को देखने,” हैरी ने कहा; रॉत्‌ और प्रोफेसर मैक्गॉनेगल दोनों उसे घूरने लगे 

“उसे देखे हुए बहुत लबा समय हो गया है, प्रोफेसर” हैरी ने जल्दी से बात आगे बढ़ाई और रान के पैर प्र चढ़ 


गया, ‘और हम सोच रहे थे कि हम अस्पताल में किसी न किसी तरह घुस जाएँगे और उसे बताएँगे कि मत्रकवच लगभग 
तैयार है और, अब चिता करने की कोई बात नहीं है।” 


प्रोफेसर मैक्गॉनेगळ अब भी उसकी तरफ घूर रही थी। एक पल के लिए तो हैरी को लगा कि वे गुस्सा होने वाली 
हैं, प्रतु जब वे बोलीं, तो उनकी आवाज़ भर्ग रही थी। 

“जाहिर है,” उन्होंने कहा। हैरी ने आश्चर्य से देखा कि उनकी मनकेदार आँखों में एक आँसू चमक रहा था “ज़ाहिर 
है, मैं समझती हुँ कि यह उनके दोस्तों के लिए सबसे मुश्किल समय है, जिन्हें बेजान ...मैं अच्छी तरह समझती हूँ। हाँ 
पॉटर, निश्चित रूप्‌ से तुम मिस ग्रेंजर से मिलने जा सकते हो। मैं प्रोफेसर बिन्स को बता दूँगी कि तुम कहाँ गए हो। 
मैडम पॉमफ्री से कह देना कि मैंने तुम्हें इजाज़त दे दी है! 


हैरी और रॉव चल पड़े! उन्हें विश्‍वास ही नहीं हो रहा था कि वे सज़ा से बच गए थे। जब वे मोड़ पर मुड़े, तो 
उन्हें प्रोफेसर मैक्गॉनेगल के नाक सुड़कने की आवाज़ साफ सुनाई दी। 


रान्‌ ने गर्मजोशी से कहा, “यह तुम्हारे द्वारा अब तक गढ़ी गई सबसे बढ़िया कहानी थी।” 


उनके पास अब और कोई विकल्प नहीं था, सिवाय इसके कि वे अस्पताल जाएँ और मैडम पॉमफ्री को बताएँ कि 
प्रोफेसर मैक्गॉनेगल ने उन्हें हर्माइती से मिलने की इजाज़त दे दी थी। 


मैडम पॉमफ्री ने उन्हें अदर तो जाने दिया, परतु अनिच्छा से! 


"किसी बेजान व्यक्ति से बात करने का कोई फायदा नहीं है,” वे बोलीं और उन दोनों को यह स्वीकार करना पड़ा 
कि वे सही थी वे हर्माइनी के पास बैठ गए यह साफ था कि हर्माइनी को ज़रा भी आभास नहीं था कि कोई उससे 
मिलने आया था अगर हर्माइनी को तसल्ली देने के बजाय उन्होंने उसके सिरहाने के पास रखे कैबिनेट से भी कहा होता 
कि चिता करने की कोई बात नहीं है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता 


हर्माइनी के सख्त चेहरे को दुखी होकर देखते हुए रॉव बोला, “मैं सोच रहा हैँ कि क्‍या उसने हमलावर को देखा 
होगा? क्योंकि अगर वह चुपचाप, चोरी से उसके पास पहुँचा होगा, तो उसे कैसे पता चला होगा...” 

प्रतु हैरी हर्माइवी के चेहरे की तरफ नहीं देख रहा था वह उसके दाएँ हाथ में ज्यादा रुचि ळे रहा था। हर्माइनी 
का हाथ उसके कबल के ऊपर रखा था और उसकी मुट्ठी बंधी हुई थी। हैरी ने पास झुककर देखा कि हर्माइनी ने अपनी 
मुट्ठी में एक मुड़े हुए कागज को कसकर पकड़ रखा था। 


यह तसल्ली करने के बाद कि मैडम पॉमफ्री आसपास नहीं है, उसने यह बात रॉन को बताईी 

“से बाहर निकालने की कोशिश करो,” रन फुसफुसाया और उसने अपनी कुर्सी सरका ली, ताकि मैडम पाँमफ्री 
हैरी को न देख पाएँ 

यह आसान काम नहीं था। हर्माइनी ने कागज को मुट्ठी में इतनी कसकर पकड़ रखा था कि हैरी को यकीन था 
कि यह फट जाएगा जब रॉव पहरा दे रहा था, तो हैरी ने कागज को खींचा, मरोड़ा और आखिरकार, तनाव भरे कई क्षणों 
के बाद कागज बाहर निकल आया 


यह कागज लाइब्रेरी की एक बहुत पुरानी किताब में से फाड़ा गया था हैरी ने इसे उत्सुकता से सीधा किया और 
रॉव करीब आ गया, ताकि वह भी इसे पढ़ सको 
हमारी धरती प्र पाए जाने वाले भयावक जानवरों में सबसे अजीब और 
ख़तरनाक जानवर है कालदृष्टि, जिसे सर्प-समाट के वाम से भी जावा 
जाता है। यह दैत्याकार साँप सैकड़ों साल जीता है। यह मुर्गी के अडे 
से तब पैदा होता है, जब इसे मेंढक के तीचे सेया जाता है। अपने 
शिकार को मारते के इसके तरीके बहुत अजीब हैं, क्योंकि घातक 
जहरीले दाँगों के अलावा कालदूष्टि की विगाह भी मारक हाती है और 
इसकी आँखों में देखने वाला तत्काल मर जाता है। मकड़ियाँ कालदृष्टि 
से दर भागती हैं, क्योंकि यह उनका मारक शत्रु है। कालदृष्टि सिर्फ मुर्ग 
की आवाज़ से दुर भागता है, क्योंकि वह इसके लिए घातक हाती है। 


और इन्‌ पंक्तियों के नीचे एक अकेला शब्द लिखा हुआ था, जिसे देखते ही हैरी पहचान गया कि इसे हर्माइनी 
ने लिखा था : पाइप्स 

ऐसा लगा, जैसे किसी ने हैरी के दिमाग की बत्तियाँ जला दी हा 

वह रोमांचित होकर बोला, रन्‌, अब भेद खुल गया यह रहा जवाबी तहख़ाने में जो भयानक जानवर है, वह 
कालदूष्टि है - एक विशाल सपी इसी वजह से मैं उसकी आवाज़ सुन सकता हैं और दूसरा कोई नहीं सुन सकता। ऐसा 
इसलिए है क्योंकि मे। सर्पभाषी हूँ ...” 


हैरी ने अपने चारों त्रफ लगे बिस्तरों की तरफ देखा। 


“कालदृष्टि की आँखों में देखने वाला मर जाता है। प्रतु कोई भी नहीं मरा क्योंकि किसी ने भी सीधे उसकी आँखों 
में नहीं देखा कॉलिव ने उसे अपने कैमरे से देखा कालदृष्टि ने इसके अदर की पूरी रील को जला डाला, परतु कॉलिन्‌ 
सिफ बेजान हुआ जस्टिन ...जस्टिन्‌ ने कालदृष्टि को लगभग सिरकटे निक के आरपार देखा होगा निक पर दृष्टि का पूरा 
प्रभाव पड़ा, प्रतु वह दुबारा कैसे मर सकता था ... और हर्माइनी तथा चीलघात की प्रिफेक्ट के पास शीशा था। हर्माइनी 
को उसी समय यह पता चला था कि भयानक जानवर कालदूष्टि था मैं शर्त लगाता हुँ कि उसने प्रिफेक्ट को चेतावनी 
दे दी होगी कि मोड़ मुड़ने से पहले वह शीशे में देखे! और उस लड़की ने अपना शीशा बाहर निकाला होगा- और-? 


रॉत्‌ का जबड़ा लटक गया] 
उसने उत्सुकता से फुसफुसाते हुए पूछा, “और मिसेज नारिस्‌?” 
हैरी ने थोड़ी देर सोचा और हैलोवीन की रात के दृश्य को याद किया 


“पानी ...” उसने धीमे से कहा, “मायूस मीना के बाथरूम से पावी की बाढ़ बाहर निकली थी। मैं शर्त लगाता हुँ 
कि मिसेज नारिस ने सिर्फ उसकी परछाई देखी होगी ...” 


उसने अपने हाथ में रखे कागज को ध्यान से देखा! वह उसे जितना देखता था, उसे उसमें उतनी ही ज्यादा समझदारी 
नज़र आती थी। 


“कालदृष्टि सिर्फ मुर्ग की आवाज़ से दर भागता है, क्योंकि यह इसके लिए घातक होती है!” उसने जोर से पढ़ा 
'हैग्रिड के मुर्गा को किसी ने मार डाला था! नागशक्ति का वारिस नहीं चाहता था कि जब तहख्राना खुले, तो एक भी 
मुर्गा महल के आस-पास रहे! मकड़ियाँ कालदृष्टि से दुर भागती है! यह सब पूरी तरह से फिट बैठ रहा है!” 


रॉन्‌ ने पूछा, “परंतु काळदृष्टि महळ में चारों तरफ कैसे घूमता है? एक गदा विशालकाय साँप ... किसी को तो 
वृह नजर आता ...” 


बहरहाल हैरी उस शब्द की तरफ इशारा कर रहा था, जिसे हर्माइनी ने कागज के निचले हिस्से प्र लिखा था 


“पाइप्स,” उसने कहा “पाइप्स ... रॉवी वह पाइप में घूमता था! तभी तो मुझे दीवारों के भीतर से उसकी आवाज 
सुनाई देती थी ...” 


रान्‌ ने अचानक हैरी की बाँह पकड़ ली। 

उसने भारी आवाज़ में कहा, "रहस्यमयी तहस़ाने का प्रवेशद्वार! कहीं यह बाथरूम तो नहीं? कहीं यह-! 

“- मायूस मीता का बाथरूम तो बही,” हैरी बोला! 

वे वहाँ बैठे रहे! ऐसा लग रहा था, जैसे उनका रोम-रोम रोमांचित हो गया था उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था 
कि वे सब कुछ जान गए थे। 


हैरी बोला, “इसका मतलब यह है कि इस स्कूल में सिर्फ मैं ही सर्पभाषी नहीं है! नागशक्ति का वारिस भी है। 
इसी तरह वह कालदृष्टि को नियंत्रित करता होगा? 


शन की आँखों में चमक थी। उसने पूछा, “अब हम क्या करें? सीधे मैक्गॉवेगल के पास चले?” 


हैरी ने उछलकर खड़े होते हुए कहा, “हम स्टाफ रूम में चलते हैं। वे वहाँ प्र दस मिनट में आ जाएँगी, छुट्टी 
होने ही वाली है 


वे नीचे की मंजिल की तरफ भागे। वे नहीं चाहते थे कि उन्हें किसी और गलियारे में पकड़ा जाए, इसलिए वे 
सीधे वीरात्‌ स्टाफ रूम में चले गए यह एक बड़ा कमरा था, जिसमें गहरे रंग की लकड़ी की कुर्सियाँ भरी थी हैरी और 
रन चारों तरफ चहलकदमी करते रहे। वे इतने रोमांचित थे कि उनसे बैठा नहीं जा रहा था। 


प्रतु छुट्टी का संकेत देने वाली घटी कभी नहीं बजी। 
इसके बजाय गलियारों में प्रोफेसर मैक्गॉनेगल की आवाज़ गुँजी, जो जादू से बहुत तेज हो गई थी। 
“सभी विद्यार्थी तत्काल अपने-अपने हाउस के हॉल में पहुँचे! सभी टीचर्स स्टाफ रूम में पहुँचे तत्काला” 


हैरी ने घुमकर रॉव को घरी 


कहीं एक और हमला तो नहीं हुआ? इस समय? 
दहशत्‌ में आते हुए रान ने पूछा, "हम क्‍या करें? वापस हॉल में चलें? 


“नहीं,” हैरी ने चारों तरफ देखते हुए कहा उसकी बाई तरफ एक बदसूरत सा वार्डरोब था, जिसमें टीचर्स के चोगे 
भरे थो “इसके अदर छुप जाते हैं। पहले हम सुन तो ळे कि क्या हुआ है। फिर हम उन्हें बता देंगे कि हमें क्या पता चला 
है” 

उन्होंने ख़ुद को वार्डरोब में छुपा लिया। उन्हें ऊपर से सैकड़ों कदमों की आवाजें आ रही थी स्टाफ रूम का दरवाज़ा 
बार-बार खुलता रहा चोगां की तह के बीच में से उन्होंने टीचर्स को कमरे में आते देखा। उनमें से कई हैरान थे और कई 
डरे हुए फिर प्रोफेसर मैक्गॉनेगल आई! 


उन्होंने स्टाफ रूम में एकत्रित खामोश टीचर्स को बताया, “जिसका डर था, वही हुआ भयानक जानवर एक विद्यार्थी 
को उठाकर ले गया है। सीधे अपने तहख्नाने मे” 


प्रोफेसर फ्लिटविक की चीख निकल गई। प्रोफेसर स्प्राउट ने अपने मुँह प्र हाथ रख लिया। स्नेप ने कुर्सी की पीठ 
को बहुत कसकर पकड़ा और पूछा, “आप इतने विश्वास से कैसे कह सकती हैं? 


प्रोफेसर मैक्गॉनेगल, जिनका चेहरा बिलकुल सफेद पड़ चुका था, बोलीं, “वागशक्ति के वारिस ने एक और संदेश 
छोड़ा है। पहले वाले सदेश के ठीक नीचे उसका ककाल हमेशा के लिए कहख़ाने में पड़ा रहेगा” 

प्रोफेसर फ़्लिटविक आँसुओं में डूब गए। 

कमज़ोर घुटनों के कारण मैडम हच ने एक कुर्सी प्र गिरते हुए पूछा, "भयानक जानवर किसे उठाकर ले गया है? 

“जितनी वीज़्ली को,” प्रोफेसर मैक्गॉनेगळ ने कहा। 

हैरी ने महसूस किया कि यह सुनकर रॉत बिना आवाज़ किए फिसला और वार्डरोब के फर्श प्र गिर गया 


प्रोफेसर मैक्गॉनेगल बोलीं, हमें सभी विद्यार्थियों को कल ही घर भेजना होगा अब हाँगवर्टस बद हो जाएगा 
डम्बळडोर हमेशा कहते थे ...” 

स्टाफ रूम का दरवाज़ा एक बार फिर धड़ाक से खुला! एक प्ल के लिए तो हैरी को लगा कि डम्बलडोर आए 
हांगे। प्रतु जो प्रोफेसर अदर आए थे, वे डम्बलडोर नहीं, बल्कि लाँकहार्ट थे और वे मुस्करा रहे थे। 

'माफ कीजिए - जरा आँख लग गई थी - क्या हो गया? 


उसका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि बाकी टीचर्स उनकी तरफ ऐसे अंदाज में देख रहे थे, जो नफरत से 
मिलता-जुळता था। स्वेप आगे बढ़ी 


वे बोले, “आखिरकार हमारे बीच अब वह आदमी आ गया है, जिसकी हमें जरूरत है। लॉकहार्ट, भयानक जानवर 
एक लड़की को उठाकर ले गया है। वह उसे रहस्यमयी तहख्राने के भीतर ले गया है। अब आपकी परीक्षा की घड़ी आ चुकी 
ही 

लॉकहार्ट का चेहरा पीला पड़ गया 


“यह सही है, गिल्ड्रॉय,” प्रोफेसर स्प्राउट बोली "पिछली रात को आप ही तो कह रहे थे कि आप पहले से जानते 
हैं कि रहस्यमयी तहखाने का प्रवेश द्वार कहाँ है? 


मैं - अच्छा, मैं ~ लॉकहार्ट ने एकदम हड़बड़ाकर कहा 


प्रोफेसर फ्लिटविक ने सुरीली आवाज में कहा, हाँ, आपने मुझे भी तो बताया था कि आप यकीन के साथ जानते 
हैं कि इसके भीतर क्या था? 

'क्या, मैंने बताया था? मुझे याद नहीं आ रहा है ...” 

स्नेप्‌ बोले, “मुझे अच्छी तरह याद है, आपने मुझसे कहा था कि आपको इस बात का अफसोस है कि हैग्रिड के 
गिरफ्तार होने से पहले आपको उस भयानक जानवर से जूझने का मौका क्‍यों नहीं मिला! क्या आपने वहीं कहा था कि 
पूरे मामले को गलत्‌ तरीके से सँभाला गया था और आपको शुरू से ही इस मामले में पूरी छूट दी जाना चाहिए थी? 

लॉकहार्ट ने अपने सख्त चेहरे वाले सहयोगियों की तरफ घुरी 

मैं ... मैं सचमुच नहीं ... आपने शायद गलत समझ लिया ...! 


“तो यही तय रहा, हम यह काम आप प्र छोड़ते है, गिल्ड्रॉय,” प्रोफेसर मैक्गॉवेगल ने कहा! “यह काम करने के 
लिए आज रात का समय बहुत अच्छा रहेगा हम आपको वचन देते हैं कि आपके रास्ते में कोई नहीं आएगा आप भयानक 
जातवर से अकेले ही मुकाबला करने में सक्षम हैं। अब अततः हम आपको उससे अपने तरीके से निबटने की पूरी छूट देते 
ह 


लाँकहार्ट ने घबराकर चारों तरफ देखा, परंतु उनके बचाव के लिए कोई आगे नहीं आया। वे इस समय दूर-दूर तक 
आकर्षक नहीं दिख रहे थे। उनके होंठ कौप रहे थे और आम तौर पर नज़र आने वाली उनकी दाँतदिखाऊ मुस्कान के न्‌ 
रहने से उनकी टुड्डी कमजोर दिख रही थी और वे दुबल नज़र आ रहे थो 

आखिरकार वे बोले, “बहुत अच्छा! मैं अपने - मैं अपने ऑफिस में जाता हुँ और तैयारी - तैयारी करता हूँ! 

और वे कमरे से चले गए 

“ठीक है,” प्रोफेसर मैक्गॉनेगल बोलीं, जिनके नथुने फड़क रहे थे, “इस तरह इससे तो हमारा पीछा छूटा अब सारे 
हाउसों के प्रमुख जाएँ और अपने विद्यार्थियों को बताएँ कि क्या हुआ है। उन्हें बता दें कि हॉगवर्टस एक्सप्रेस उन्हे कल सुबह 
उनके घर ले जाएगी। बाकी के लोग कृप्या यह सुनिश्चित करें कि कोई विद्यार्थी हाउस के हॉल के बाहर न्‌ रह गया हो!” 

टीचर्स उठे और एक-एक करकं चले गए 

* 

यह शायद हैरी के जीवन का अब तक का सबसे बुरा दिन था वह, रान, फ्रेड और जॉर्ज गरुड़द्वार के हॉल के 
एक कोने में एक साथ बैठे थे, प्रतु एक-दुसरे से कुछ कहने में असमर्थ थो। पर्सी वहाँ नहीं था वह पहले तो मिस्टर और 
मिसेज वीज़्ली को उल्ळ भेजने गया और फिर उसने खुद को अपने कमरे में बद कर लिया 


दोपहर पहले कभी इतनी लबी नहीं लगी थी। न ही कभी ग्छड़द्वार का टॉवर इतना भीड़ भरा होने के बावजूद खामोश 
रहा था सूर्यास्त के करीब फ्रेड और जार्ज से वहाँ नहीं बैठा गया, इसलिए वे अपने बिस्तर प्र चले गए 


“वह कुछ जानती थी, हैरी,” रॉत बोला। स्टाफ रूम के वार्डरेब में जब वे अदर घुसे थे, उसके बाद रॉन का मुँह 
पहली बार खुला था “इसीलिए उसे भयातक जानवर ले गया वह हमें जो बताने वाली थी, वह पर्सी के बारे में कोई 
मूर्खतापूर्ण बात नहीं थी। ज़रूर उसे रहस्यमयी तहख़ाने के बारे में कोई बात पता चल गई थी, इसीलिए उसे वहाँ -? रान्‌ 
ने अपनी आँखें तेज़ी से मली। “मेरा मतलब है, उसका ख़ून तो शुद्ध है! कोई और कारण हो ही नहीं सकता” 


हैरी डूबते सूरज को देख रहा था, जो खून की तरह लाल रंग का था! यह उसका सबसे बुरा अनुभव था पहले 
कभी उसे इतना बुरा महसूस नहीं हुआ था। काश वे कुछ कर सकते! कुछ भी! 


रॉत्‌ बोला, हैरी, क्‍या तुम्हें लगता है कि इस बात की ज़रा भी सभावना है कि वह जिंदा -! 


हैरी नहीं जानता था कि क्या कहे! उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जिवी अब तक ज़िंदा कैसे रह सकती थी। 


फिर शॉन ने कहा, क्यों न हम एक काम करें? मैं सोचता हैँ कि हमें जाकर लॉकहार्ट से मिलना चाहिए! हमें जो 
मालूम है, वह हम उन्हें बता देते हैं। वे तहख़ाने में घुसने की कोशिश करने तो जा ही रहे हैं। हम उन्हें बता देते हैं कि 
हमारे हिसाब से उसका प्रवेश द्वार कहाँ होना चाहिए और यह भी कि वहाँ प्र कालदृष्टि नाम का भयानक सर्प रहता है।! 

चूँकि हैरी के दिमाग में कुछ और करने का विचार वहीं आ रहा था, प्र चूँकि वह कुछ तो करवा चाहता था, 
इसलिए वह सहमत हो गया। उनके आस-पास बैठे रड़द्वार के बाकी विद्यार्थी इतने दुखी थे और उनके मन में वीज़्ली भाइयों 
के लिए इतनी हमदर्दी थी कि जब वे उठे, कमरे के पार गए और तस्वीर के छेद में से निकलकर बाहर चले गए, तो किसी 
ने भी उन्हें रोकने की कोशिश वहीं की। 

जब वे लॉकहार्ट के ऑफिस पहुँचे, तो अँधेरा होने लगा था अदर से कई आवाजें आ रही थीं। उन्हें खुरचने, 
उखाड़ने, ठांकने और तेजू-तेज़ चलने की आवाजें सुवाई दी। 

जब हैरी ने दरवाज़ा खटखटाया, तो अदर अचानक खामोशी छा गई फिर दरवाजे में एक हलकी सी दरार दिखी 
और उन्होंने देखा कि लॉकहार्ट की एक आँख उसमें से बाहर झँक रही थी। 

“ओह... पॉटर... वीज़्ली...” उन्होंने दरवाज़े को थोड़ा और खोलते हुए कहा “मैं इस समय जरा व्यस्त हूँ। तुम लोग 
जल्दी से बता दो, तुम्हें क्या कहना है 


हैरी ने कहा, प्रोफेसर, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि इससे आपको मदद मिलेगी! 


लॉकहार्ट के चेहरे का जो हिस्सा उन्हें दिख रहा था, वह बहुत परेशान सा था, अरे - अच्छा - वैसे अगर यह 
बहुत जरूरी न्‌ हो तो - मेरा मतलब है - अच्छा - ठीक है! 


उन्होंने दरवाज़ा खोला और हैरी तथा शन अदर घुस गए। 

उनका ऑफिस लगभग पूरी तरह खाली हो गया था। दो बड़े सदूक फर्श प्र खुळे पड़े थे! गहरे हरे, नीले, हर 
तरह के दुशाले जल्दबाजी में तह करके एक सदूक में भरे गए थे! दूसरे संदक में किताबें अस्त-व्यस्त तरीके से फंकी गई 
थी दीवारों प्र जो तस्वीरें लगी थीं, वे अब डेस्क पर रखे बक्सा में बद थी। 

हैरी ने पूछा, “आप कहीं जा रहे हैं? 


“अर, अच्छा, हाँ,” लॉकहार्ट ने कहा यह बोलते समय उन्होंने दरवाज़े के पीछे से अपना आदमकद पोस्टर निकाला 
और उसे लपेटना शुरू किया “तत्काल बुळावा आया है.. टाला नहीं जा सकता... जाना ही पड़ेगा...” 

“और मेरी बहन्‌ का क्या होगा? रॉव ने सख्त लहज़े में पूछा! 

“उस बारे में - बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है,” लॉँकहार्ट ने कहा एक ड्रॉअर खोलकर उसका सामान एक बैग में खाली करते 
हुए और उनसे नजरें चुराते हुए वे बोले, “मुझसे ज़्यादा अफसोस किसी को नहीं होगा -! 

हैरी बोला, “आप गुप्त कलाओं से रक्षा के टीचर हैं! आप इस समय नहीं जा सकते! जब इतनी सारी गुप्त चीजें 
यहाँ प्र हो रही हैं!” 

लाँकहार्ट ने अपने कपड़ों प्र मोजे रखते हुए कहा, “देखो ...जब मैंने यह नौकरी की थी ...तो मुझे किसी ने नहीं 
बताया था कि मुझे इस तरह का काम भी करवा पड़ेगा ...मुझे बिलकुल उम्मीद ही नहीं थी ...” 

हैरी ने अविश्वास से पूछा, “आपके कहने का मतलब है, आप डरकर भाग रहे हैं ? उन्‌ सारे कारनामा के बाद 
भी, जो आपने अपनी किताबों में किए हैं?” 


“किताबें गुमराह कर सकती हैं,” लॉकहार्ट ने नजाकत से कहा 
हैरी चिल्लाया, “परंतु आपने उन्हें लिखा है!” 


“मेरे प्यारे बच्चे,” लॉकहार्ट सीधे तनकर खड़े हुए और हैरी की तरफ त्योरियाँ चढ़ाकर देखते हुए बोले, “अपनी बुद्धि 
का इस्तेमाल करो! अगर लोग यह सोचते कि मैंने वे सारे हैरतअंगेज कारनामे वहीं किए हैं, तो मेरी किताबें आधी भी नहीं 
बिकती कोई भी किसी बदसूरत बूढ़े आर्मेनियन जादूगर के बारे में नहीं पढ़ता चाहता, भले ही उसने किसी गाँव को आदम 
भेड़ियों से बचाया हो! वह पुस्तक के कवर प्र भयानक दिखेगा उसे कपड़े पहनने का सळीका नहीं होगा और जिस जाद्गरवी 
ने ख़तरनाक प्री को भगाया था, उसकी ठुड्डी प्र बाळ थे! मेरा मतलब है, इसे इस तरह से देखो ...” 


हैरी ने अविश्वास से कहा, “तो आपने उन कामों का श्रेय लिया है, जो दूसरों ने किए है! 


हैरी, हैरी,” लॉकहार्ट अपने सिर को अधीरता से हिलाते हुए बोले, “यह इतवा आसान नहीं था। इसमें बहुत मेहनत 
करता पड़ी! मुझे उन लोगों को खोजना पड़ा उनसे पूछना पड़ा कि उन्होंने वह काम किस तरह से किया था फिर मुझे 
उन्‌ प्र याददाश्त भुलाने वाले मत्र का प्रयोग करना पड़ा, ताकि उन्हें याद व रहे कि उन्होंने वह काम किया था! अगर कोई 
चीज है, जिस पर मुझे गर्व है, तो वह यह है कि मैं याददाश्त भुलाने वाळे मत्र बहुत अच्छी तरह पढ़ सकता है। नहीं, 
यह आसान नहीं था। इसमें बहुत मेहनत करना पड़ी, हैरी। यह सिर्फ किताबों प्र आटोग्राफ देने या प्रचार के लिए फोटो 
खिचवाने जितना आसान नहीं था। अगर आपको शोहरत चाहिए, तो आपको लबे समय तक कड़ी मेहनत करने के लिए 
तैयार रहना चाहिए” 


लाँकहार्ट ने अपने संदूक बद करके उन प्र ताला लगाया! 
फिर वे बोले, “अब क्या बचा है ? मुझे लगता है, सब कुछ हो गया हाँ! बस एक चीज बची है।” 
उन्होंने अपनी छड़ी निकाली और हैरी व रन की आर मुड़े। 


“बहुत अफसोस है लड़कों, परंतु मुझे अब तुम प्र भी याददाश्त भुळाने वाले मत्र का प्रयोग करना पड़ेगा मैं यह 
बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम लोग मेरे रहस्यों को सबके सामने चिल्लाते फिरो। तब तो मेरी एक भी किताब नहीं 
बिकंगी ...” 

हैरी का हाथ सही समय प्र अपनी छड़ी तक पहुँच गया लॉकहार्ट ने अपनी छड़ी मुश्किल से उठाई ही थी कि 
तभी हैरी गरजा, “विरस्त्र भव/! 

लाँकहार्ट धमाके के साथ पीछे जाकर अपने सदूक प्र गिर गए उनकी छड़ी उनके हाथ से छुटकर हवा में उड़ी, 
जिसे रॉत ने झेल लिया और खुली खिड़की से बाहर फक दिया 

“प्रोफेसर स्नेप को हमें यह नहीं सिखाने देवा चाहिए था,” हैरी ने गुस्से से कहा और लॉकहार्ट के सदूक को लात 
मारकर एक तरफ कर दिया लॉँकहार्ट उसकी तरफ देखते रहे और एक बार फिर कमजोर से दिखने लगे। हैरी ने अपनी 
छड़ी उनकी त्रफ तान रखी थी। 

“तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो?” लॉकहार्ट ने मरी हुई आवाज़ में कहा “मैं नहीं जानता कि रहस्यमयी तहखाना 
कहाँ है। ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं कर सकता है! 


“तुम्हारी किस्मत अच्छी है,” लॉकहार्ट को छड़ी दिखाकर खड़े होने का इशारा करते हुए हैरी बोला, “हम जानते हैं 
कि तहख्राना कहाँ है और उसके भीतर क्या है। आओ चली” 

उन्होंने लॉकहार्ट को उसके ऑफिस से बाहर निकाला और सबसे पास वाली सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उस अध 
रे गलियारे में ले गए, जहाँ दीवार प्र सदेश चमक रहे थे। फिर वे मायूस मीना के बाथरूम के दरवाज़े तक पहुँच गए। 


उन्होंने सबसे पहले लाकहार्ट को अदर भेजा। हैरी यह देखकर खुश हुआ कि लॉकहार्ट कौप रहा था 

मायूस मीना आखिरी टॉयलेट में बैठी थी। 

हैरी को देखकर वह बोली, “अच्छा, तो तुम हो! इस बार तुम क्या चाहते हो?” 

हैरी ने कहा, “मैं तुमसे यह पूछना चाहता हुँ कि तुम्हारी मौत कैसे हुई थी?” 

मीना का पूरा हुलिया तत्काल बदल गया वह ऐसी दिख रही थी, जैसे उससे इस तरह का खुशनुमा सवाल पहले 
कभी नहीं पूछा गया था। 

ऊऊऊऊह, वह भयानक हादसा था,” वह मज़े लेते हुए बोली। “यहीं पर हुआ था। मैं इसी टॉयलेट में मरी थी। 
मुझे पूरी घटना अच्छी तरह याद है। मैं इसमें इसलिए छुपी थी, क्योंकि ऑलिव हॉर्तबी मुझे मेरे चश्मे की वजह से चिढ़ा 
रही थी। दरवाज़े प्र चटकती लगी थी और मैं रो रही थी। और फिर मैंने किसी के अदर आने की आवाज सुवी। उसने 
कोई अजीब बात कहीं! मुझे लगता है उसने किसी दूसरी भाषा में कुछ कहा था जो भी हो, जिस बात पर मुझे गुस्सा 
आया, वह यह थी कि यह किसी लड़के की आवाज़ थी। इसलिए मैंने दरवाज़ा खोला, ताकि उसे वहाँ से भगाकर लड़कों 
के टॉयलेट में भेज दूँ। और फिर - मीना गर्व से फूल गई, उसका चेहरा चमक रहा था, “मैं मर गड्डी” 


“कैसे?” हैरी ने पूछा 

“पता नहीं,” मीना ने दबी आवाज़ में कहा! “मुझे तो बस इतना याद है कि मैंने दो बड़ी पीली आँखों में देखा 
था। मेरा पूरा शरीर जकड़ सा गया, फिर मैं दूर तैरने लगी...” उसने सपनीली नजरों से हैरी को देखा! “और फिर मैं दुबारा 
यहाँ वापस आ गई। मैंने ठात लिया था कि मैं ओलिव हॉर्वबी को सताऊँगी। ओह, वह पूरी जिंदगी अफसोस करती रही 
कि उसने मेरे चश्मे की हँसी क्यों उड़ाई थी।' 

हैरी ने पूछा, “तुमने वे आँखें ठीक-ठीक कहाँ देखी थीं? 


~ 


“वहीं कहीं पर,” मीना ने अपने टॉयलेट के सामने वाले सिक की तरफ अस्मष्ट सकेत करते हुए कहा। 


a 


हैरी और रॉन जल्दी से उस तरफ गए। लाँकहार्ट उनके पीछे खड़ा था और उसके चेहरे प्र दहशत के भाव थो 


यह एक सामान्य सिक की तरह ही दिख रहा था उन्होंने इसकी बारीकी से जाँच की, अदर भी और बाहर भी। 
उन्होंने नीचे के पाइप की भी जाँच की और फिर हैरी को एक चीज़ दिखी : ताबे के नळ के पास एक छोटे साँप की 
तस्वीर थी। 


जब हैरी ने उस नल को चलाने की कोशिश की, तो मीना ने उत्साह से कहा, वह नल कभी नहीं चलता था” 

रॉन्‌ ने कहा, हैरी, कुछ बोलो। सर्पभाषा में कुछ बोलो? 

“प्रतु -” हैरी ने काफी सोचा। वह अब तक सर्पभाषा सिर्फ तभी बोल पाया था, जब उसके सामने असली साँप 
था उसने छोटी सी तस्वीर को घूरा और यह कल्पना करने की कोशिश की कि साँप असली था 

उसने कहा, “खुल जाओ! 

उसने रन्‌ की तरफ देखा, जिसने अपना सिर हिलाया। 

रॉत बोला, “हिदी? 

हैरी ने दुबारा साँप की तरफ देखा और अपनी पूरी कल्पना शक्ति से यह विश्वास करने की कोशिश की कि वह 
असली था सिर हिलाने पर मोमबती की रोशनी में उसे सप हिलता हुआ दिख रहा था 


उसने कहा, खुल जाओ” 

उसने कहा तो यही था, प्रतु जो सुनाई दिया, वह यह नहीं था। उसके मुंह से एक अजीब सी फुफकार निकली। 
तत्काल नळ चमकदार सफेद रोशनी में नहा गया और घूमने लगा अगले ही पल सिक हिलने लगा! फिर सिक नीचे ६ 
{स गया, नजरों से ओझल हो गया और उसकी जगह अब एक बड़ा पाइप दिखने लगा। यह पाइप इतना चौड़ा था कि 
उसमें आदमी भी आराम से फिसलकर जा सकता था। 

हैरी ने रॉँव को हॉफकर साँस लेते सुना और दुबारा ऊपर देखा! उसने फैसला कर लिया था कि वह क्या करेगा 

वह बोला, “मैं वहाँ नीचे जा रहा हूँ 

जब उन्होंने तहखाने का प्रवेश द्वार खोज लिया था और जब तक इस बात की जरा सी भी, हलकी सी भी, दूर 
तक भी संभावना थी कि जिनी जिंदा हो सकती है, तो अब वह पीछे कैसे हट सकता था! 

में भी,” रॉत ने कहा 

कुछ देर तक ख्रामोशी छाई रही। 

“अच्छा, तुम लोगों को मेरी ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं,” लॉकहार्ट ने कहा और उसके चेहरे प्र उसकी पुरानी मुस्कराहट 
की छाया दिख रही थी “मैं बस -! 

उसने अपना हाथ दरवाज़े के हैंडल प्र रखा, प्रतु रन और हैरी दोनों ने अपनी छड़ियाँ उसकी तरफ मोड़ दी। 

रॉन्‌ गुर्राया, “तुम सबसे पहले अदर जाओगे!” 

सफेद चेहरे वाला लॉकहार्ट खुले पाइप के पास गया। उसके पास छड़ी नहीं थी। 

'बच्चों,” वह मरी सी आवाज़ में बोला, “बच्चों, इससे क्या फायदा होगा?” 

हैरी ने उसकी पीठ में अपनी छड़ी चुभोई लॉकहार्ट ने अपने पैर पाइप में लटकाएी 

“मैं सचमुच नहीं सोचता -” उसने कहना शुरू किया, परंतु तभी रॉव ने लॉकहार्ट को धक्का दे दिया और वह 
फिसलता हुआ नजरों से ओझल हो गया। हैरी तत्काल उसके पीछे गया उसने ख़ुद को पाइप में धीमे से डाला और फिर 
छोड़ दिया 

यह एक बहुत लंबी, कीचड़ भरी, अंधेरी फिसलपट्टी प्र फिसळने की तरह था अंदर बहुत से पाइप कई दिशाओं 
में शाखाओं की तरह निकल रहे थे, प्रतु और कोई पाइप इसके जितना बड़ा नहीं था। इस पाइप में कई मोड़ और घुमाव 


~ 


आए और फिर यह नीचे की तरफ सीधी ढाल में बदल गया हैरी जानता था कि वह अपने स्कूल के बहुत नीचे की गहराई 
में चला जा रहा है, तहख़ानों से भी ज़्यादा गहराई में! अपने पीछे उसे रन की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो मोड़ों प्र 
हलका सा टकरा रहा था 


और फिर, जब वह चिता करने लगा कि जमीन से टकराने प्र क्या होगा, तभी पाइप समतल हो गया और वह 
इसके सिरे से बाहर निकलकर धप्प की आवाज़ के साथ गिरी वह पत्थर की अँधेरी सुरंग के गीले फर्श प्र गिरा था! यह 
सुरंग इतनी ऊँची थी कि उसमें खड़ा हुआ जा सकता था थोड़ी दूरी प्र लॉकहार्ट खड़ा था उसका पूरा शरीर कीचड़ में 
सना था और उसका चेहरा भूत की तरह सफेद दिख रहा था। हैरी एक तरफ खड़ा रहा और कुछ समय बाद रॉन भी पाइप 
से सरसराता हुआ बाहर आ गया 


हैरी बोला, हम स्कूल के मीलां नीचे होंगे” उसकी आवाज़ उस काली सुरंग में गूँज रही थी। 


“शायद झील के नीचे,” रॉव ने अँधेरी और गदी दीवारों प्र नज़रें दौड़ाते हुए कहा! 


ये तीनो अँधेरे में आगे देखने के लिए मुड़े। 
“प्रकाशित भव!” हैरी ने बुदबुदाकर अपनी छड़ी से कहा और उसमें रोशनी हो गई! “चलो,” उसने रॉँत्‌ और लॉकहार्ट 
से कहा और वे चल पड़े! उनके कदम गीले फर्श प्र जोर से छप्‌-छप की आवाज करते जा रहे थो 


सुरंग में इतना अँधेरा था कि उन्हें सिर्फ कुछ दूर तक ही दिख रहा था। छड़ी की रोशनी में गीली दीवारों पर उनकी 
छायाएँ भयानक दिख रही थी। 


जब वे सावधानी से आगे बढ़े, तो हैरी ने धीमे स्वर में कहा, “याद रखना, कोई भी हरकत नज़र आए, तो अपनी 
आँखें तत्काल बद कर लेना ...! 

प्रतु सुरंग कब्र की तरह शात थी। उन्होंने जो पहली अप्रत्याशित आवाज़ मुवी, वह थी एक जोरदार चरमराहट; रॉव 
किसी चीज पर चढ़ गया था, जो बाद में चूहे की खोपड़ी तिकली। हैरी ने फर्श प्र देखने के लिए अपनी छड़ी वीचे की 
वहाँ उसे जानवरों की छोटी-छोटी हड्डियाँ बिखरी दिखी। उसने बहुत कोशिश की कि वह यह कल्पना न करे कि जब जिनी 
उन्हें मिलेगी, तो किस तरह दिख रही होगी। हैरी सबसे आगे चलने लगा और सुरंग में एक अँधेरे मोड़ पर मुड़ गया 


हैरी, वहाँ पर कुछ है ...” रॉन ने हैरी का कधा पकड़ते हुए भर्राई आवाज में कहा! 

वे पत्थर की तरह खड़े होकर देखते रहे। हैरी को सुरंग के पार किसी बड़ी और घुमावदार चीज़ की आकूति दिख 
रही थी, जो स्थिर थी। 

“शायद वह सोया होगा,” उसने बाकी दोनों की तरफ देखते हुए धीमे से कहा लॉकहार्ट ने अपने हाथ अपनी आँखों 
प्र कसकर रख लिए थे। हैरी उस चीज़ की तरफ देखने के लिए पलटा! उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि 
उसके सीने में दर्द होने लगा। 


हैरी बहुत धीमे-धीमे, अपनी आँखें कम से कम खोलकर देखते हुए आगे बढ़ा। उसने अपनी छड़ी उठा रखी थी। 


छड़ी की रोशनी एक दैत्याकार केंचुळी प्र पड़ी जहरीले हरे रंग की यह मुड़ी हुई कंचुली सुरंग के फर्श प्र पड़ी 
थी। जिस साँप ने यह कंचुली छोड़ी थी, वह कम से कम बीस फुट लबा होगा 


'हे भगवान,” रॉन हौळे से बोला 

अचानक उनके पीछे हरकत हुई! गिल्ड्राँय लॉँकहार्ट के पैर जवाब दे गए 

'उठो,” रन्‌ ने तेजी से कहा और अपनी छड़ी लॉँकहार्ट की तरफ कर दी। 

लाँकहार्ट उछलकर खड़ा हुआ - फिर उसने रँँन प्र छलॉग लगा दी और उसे जमीन प्र गिरा दिया 


हैरी आगे की तरफ कूदा, परंतु तब तक देर हो चुकी थी। लॉकहार्ट हाँफते हुए तवकर खड़ा हो रहा था। रॉन की 
छड़ी अब उसके हाथ में थी और एक बार फिर उसके चेहरे पर चमकती मुस्कराहट नज़र आ रही थी। 


वह बोला, तुम्हारा खेल यहीं ख़त्म होता है, बच्चों! मैं इस कंचुली का कुछ हिस्सा स्कूल में ले जाऊँगा और सबसे 
कहूँगा कि बच्ची को बचाने में मुझे ज़रा सी देर हो गई और उसके बुरी तरह क्षतिग्रस्त शरीर को देखकर दुर्भाग्य से तुम्हारी 
याददाश्त चली गड़ी अपनी याददाश्त को अलविदा कह दो!” 

उसने राँन की स्पेलोटेष लगी छड़ी अपने सिर के ऊपर उठाई और चिल्लाया, “विस्मृत भव!” 

छड़ी में किसी छोटे बम की तरह धमाका हुआ। हैरी ने अपने हाथ अपने सिर के ऊपर रख लिए और दौड़ लगा 
दी। वह साँप की कचुली की कुडलियों प्र फिसलते हुए आगे भाग रहा था वह सुरंग की छत से गिरते बड़े पत्थरों से 
दूर जा रहा था, जो फर्श प्र धड़ाधड़ गिर रहे थे। अगले ही प्ल वह ट्टी चट्टान की ठोस दीवार को देखता हुआ अकेला 
खड़ा था 


रान्‌!” वह चिल्लाया! “तुम ठीक तो हो? रॉव!” 


“मैं यहाँ हैँ” चट॒टाव के पीछे से रॉग की दबी आवाज़ आई "मैं तो ठीक हैँ, प्रतु यह आदमी ठीक नहीं है - 
उसके मंत्र से उसकी ख़ुद की याददाश्त चली गई! 


एक हलकी धम्म और एक जोरदार “आह!” सुवाई दी। ऐसा लगा, जैसे रॉव ने लॉकहार्ट के पैर में लात मारी हो। 

रॉत्‌ हताशा भरे स्वर में बोला, 'अब क्या करें? हम पार नहीं आ सकते इसमें सदियाँ लग जाएँगी ...” 

हैरी ने सुरंग की छत की तरफ देखा उसमें कई बड़ी-बड़ी दरारे उभर आई थी उसने पहले कभी जादू से इन्‌ 
चट्टानों जितनी बड़ी चीज़ को तोड़ने की कोशिश नहीं की थी। वैसे भी ऐसी कोशिश करने के लिए यह समय सही नहीं 
था - यह भी तो हो सकता था कि पूरी सुरंग ही धस जाए? 

चट्टानों के पीछे से धम्म तथा “आह!” की आवाजें फिर से आईं वे समय बर्बाद कर रहे थे! जिनी कई घटां से 
रहस्यमयी तहख्नाने में थी। हैरी जानता था कि सिर्फ एक ही रास्ता था, जिससे काम बन सकता था। 

वह रॉव से बोला, “वहीं इंतज़ार करो! लॉकहार्ट के पास ठहरो। मैं आगे जाता हैं! अगर मैं एक घटे में वापस नहीं 
आया तो...” 

इसके बाद एक बहुत्‌ अर्थपूर्ण विराम था 


“मैं चट्टानों को थोड़ा खिसकाने की कोशिश करूँगा,” रन बोला ऐसा लग रहा था कि वह अपनी आवाज़ को 
सामात्य बनाए रखने की बहुत कोशिश कर रहा था “ताकि तुम - ताकि तुम वापस लौटकर इसमें से आ सको और, 


थोड़ी देर बाद मिलते हैं,” हैरी अपनी कापती आवाज में थोड़ा आत्मविश्वास भरने की कोशिश करते हुए बोला 

और फिर विशाळ सर्प की कंचुली को पार करता हुआ वह अकेला ही आगे चल दिया 

कुछ समय तक तो हैरी को रान के चट्टाने खिसकाने की आवाजें सुनाई दीं, प्रतु थोड़ी देर बाद उसे आवाजें 
सुनाई देना भी बंद हो गई सुरंग में मोड़ प्र मोड़ आते गए। हैरी के शरीर की नस-नस दुख रही थी। वह चाहता था 
कि सुरंग ख़त्म हो जाए, प्रतु साथ ही उससे डर भी रहा था जिससे सुरंग ख़त्म होने प्र उसकी मुठभेड़ होगी और फिर 
आखिरकार जब वह एक और मोड़ पर मुड़ा, तो उसने अपने सामने एक ठोस दीवार देखी इस पर दो गुँथे हुए साँप उकेरे 
गए थे, जिनकी आँखें बड़े चमकदार पन्नों से बनी थी। 

हैरी पास गया। उसका गला बुरी तरह से सूख रहा था। यह कल्पना करने की जरूरत नहीं थी कि ये पत्थर के 
साँप असली हैं, क्योंकि उनकी आँखें अजीब तरह से सजीव लग रही थी। 

हैरी ने अंदाज़ा लगा लिया कि उसे क्या करवा होगा जब उसने खँखारकर अपना गला साफ किया, तो पन्ने की 
आँखें हिलती नजर आई 

“खुल जाओ,” हैरी ने धीमे से फुफकारते हुए कहा 

साँप अलग-अलग हो गए और दीवार खुल गई। दीवार के दोनों हिस्से ओझल हो गए और सिर से पैर तक कापता 
हुआ हैरी अदर चला गया 


अध्याय - सत्राह 
नाशशकित का वार्थ 


हैरी एक बहुत लबे और कम रोशनी वाले तहख़ाने के सिरे प्र खड़ा था। वहाँ पर पत्थर के ऊँचे खभे थे, जिन 
प्र साँप उकेरे गए थे। ये खंभे अँधेरे में डूबी छत को सहारा दे रहे थे और लबी काली प्रछाई बना रहे थो पूरे तहखाने 
में अंधेरा था और एक अजीब सी गहरी उदासी भरी थी। 


हैरी का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह डरावनी ख़ामोशी में खड़े-खड़े आहट सुनने का इंतजार करता रहा 
क्या कालदूष्टि किसी अँधेरे कोने में छुपा है ? या फिर किसी खभे के पीछे ? और जिनी कहाँ है ? 


फिर उसने अपनी छड़ी बाहर निकाली और साँपाँ वाले खंभों के बीच से होते हुए आगे बढ़ा सावधानी से बढ़ाए 
जा रहे उसके हर कदम की आवाज अँधेरी दीवारों से टकराकर तेजी से गूँज रही थी। उसने अपनी आँखें सिकोड़ लीं और 
जूर सी गतिविधि दिखने पर वह उन्हें बंद करने के लिए तैयार था। पत्थर के साँपां की आँखों के खोखले कटोरे जैसे उसे 
ही देख रहे थे! उसका दिल कई बार धक्क रह गया, क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे पत्थर के साँप हिल रहे हो 

फिर जब वह आखिरी दो खभां के बीच में आया, तो उसे तहख़ाने जितनी ही ऊँची एक मूर्ति दिखी, जो पीछे 
की दीवार से टिकी थी। 


दैत्याकार चेहरे को देखने के लिए हैरी को अपनी गर्दन ऊपर उठाना पड़ी! यह एक प्राचीन और बदर जैसा चेहरा 
था उस जादूगर की लबी पतली दाढ़ी उसके वीचे तक लहराते प्थरीले दुशाळे के निचले सिरे को छु रही थी, जहाँ दो 
विशाल भूरे पैर तहख्राने के चिकने फर्श प्र खड़े थो और उन विशाल पैरों के बीच में मुँह के बल काले कपड़ों में एक 
छोटी आकूति लेटी थी, जिसके बाल लाल थो 


“जिती!” हैरी बुदबुदाता हुआ उसकी तरफ भागा और घुटनों के बल बैठ गया। 'जिवी! काश तुम जिंदा हो! काश 
तुम जिंदा हो!” उसने अपनी छड़ी एक तरफ रख दी, जिनी के कधे पकड़े और उसे पलटकर सीधा कर दिया! जिनी का 
चेहरा संगमरमर की तरह सफेद था और उतना ही ठंडा उसकी आँखें बद थीं, इसलिए यह तो तय था कि उसे बेजान 
नहीं किया गया था, परतु तब तो वह शायद मर ... 


“जिनी, उटो जाग जाओ,” हैरी हताशा से उसे हिलाते हुए बुदबुदाया| जिनी का सिर एक तरफ से दूसरी तरफ 
लटक्‌ता ही रहा 


“वह नहीं जागेगी,” एक धीमी आवाज आई 

हैरी उछल पड़ा और घुटनों प्र बैठे-बैठे ही घूम गया। 

काले बालों वाला एक लबा लड़का सबसे पास वाळे खभे से टिककर उसे देख रहा था! वह कोवों से धुंधला दिख 
रहा था, मानो हैरी उसे धुंध भरी खिड़की से देख रहा हो। परतु उसे पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। 

टॉम - टॉम रिडल ? 

रिडल ने सिर हिलाया, प्रतु उसने हैरी के चेहरे से अपनी नज़रें नहीं हटाई 

“वह नहीं जागेगी” से तुम्हारा क्या मतलब है? हैरी ने हताशा से कहा, कहीं वह - कहीं वह मर तो नहीं गई? 

“वह अब भी जिंदा है,” रिडल ने कहा “परंतु बस ज़रा सी” 


हैरी ने उसकी तरफ घुरी टॉम रिडल हाँगवर्टस में पचास साल पहले पढ़ता था, परंतु धुंध भरी चमकती रोशनी 
के बीच खड़ा हुआ वह सोलह साल से एक दिन भी ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा था 


'क्या तुम भूत हो?” हैरी ने अनिश्चितता से पूछा 
“एक याद,” रिडल ने शांति से जवाब दिया “एक याद, जो डायरी में पचास साल से सुरक्षित है।' 


उसने मूर्ति के विशाल अगूटां के पास फर्श की तरफ इशारा क्या वहाँ प्र वह छोटी काली डायरी खुली थी, 
जो हैरी को मायूस मीना के बाथरूम में मिली थी। एक पल के लिए तो हैरी ने सोचा कि डायरी यहाँ कैसे आ गई - 
प्रतु उसे इससे भी ज़्यादा जरूरी मामले निबटाने थे 

“तुम्हें मेरी मदद करना होगी, टॉम,” हैरी ने जिनी का सिर दुबारा उठाते हुए कहा “हमें इसे यहाँ से बाहर ले जावा 
होगा यहाँ कालदूष्टि नाम का भयानक साँप है ...मैं नहीं जातता कि वह कहाँ है, प्रतु वह किसी भी समय आ सकता 
है। मेहरबानी करके मेरी मदद करो ...” 

रिडल अपनी जगह से नहीं हिला हैरी पसीना-पसीता होकर जिनी को फर्श से आधा उठाने में कामयाब हो गया 
और अपनी छड़ी दुबारा उठाने के लिए झुका 

प्रतु उसकी छड़ी जा चुकी थी। 

क्या तुमने मेरी छड़ी - ? 


उसने ऊपर की तरफ देखा। रिडल अब भी उसे देख रहा था और हैरी की छड़ी को अपनी लंबी उँगलियों में घुमा 
रहा था] 


“धन्यवाद,” हैरी ने कहा और छड़ी लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया 


रिडल के मुँह के कोनों प्र तिरछी मुस्कान उभरी। वह हैरी की तरफ घुरता रहा और अलसाए अदाज में छड़ी घुमाता 
र्हा 


सुनो,” हैरी ने बेचैन होकर कहा, क्योंकि उसके घुटने जिनी के बोझ से झुक जा रहे थे, “हमें यहाँ से विकला 
हांगा! अगर कालदृष्टि आ गया ...” 

“वह तब तक नहीं आएगा, जब तक कि उसे बुलाया न जाए,” रिडल ने शात स्वर में कहा 

हैरी ने जिनी को दुबारा फर्श प्र लिटा दिया, क्योंकि अब वह उसका वजन नहीं उठा पा रहा था। 

“तुम्हारा क्या मतलब है?” उसने कहा देखो, मुझे मेरी छड़ी दे दो! मुझे उसकी जरूरत पड़ सकती है!” 

रिडल की मुस्क्राहट और चौड़ी हो गट्टी 

वह बोला, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।! 

हैरी ने उसे घुरा। 

“तुम्हारा क्या मतलब है, जरूरत नहीं पड़ेगी? 

रिडल बोला, हैरी पॉटर, मैं काफी समय से इस पल का इंतज़ार कर रहा था। तुम्हें देखने के अवसर का। तुमसे 
बातें करने के अवसर का!” 

“देखो,” हैरी ने अपना धैर्य खोते हुए कहा “मुझे नहीं लगता कि तुम स्थिति की गभीरता को समझ रहे हो| हम 
रहस्यमयी तहख़ाने में हैं। ये बातें हम बाद में भी कर सकते है!” 


“ये बातें हम अभी करेंगे,” रिडल बोला उसके चेहरे प्र अब भी एक चौड़ी मुस्कान थी और उसने हैरी की छड़ी 


अपनी जेब में रख ली! 


हैरी ने उसकी तरफ घूरा! यहाँ कोई बहुत अजीब चीज़ हो रही थी। 

फिर उसने धीमे से पूछा, जिनी का यह हाल कैसे हुआ? 

“अहा, यह एक रोचक सवाल है,” रिडल ने खुश होते हुए जवाब दिया। "और एक बहुत लबी कहानी है। मैं समझता 
हुँ कि जिनी वीज़्ली का यह हाळ दरअसल इस वजह से हुआ कि उसने एक अदृश्य अजनबी के सामने अपना दिल खोलकर 
रख्‌ दिया और उसे अपने सारे रहस्य बता दिए! 

हैरी ने पूछा, “यह तुम क्या कह रहे हो ? 

“डायरी,” रिडल बोला “मेरी डायरी! जिनी कई महीनों से मेरी डायरी में लिख रही थी, मुझे अपनी छोटी-छोटी चिताएँ 
और दुखड़े बता रही थी : किस तरह उसके भाई उसे चिढ़ाते हैं, किस तरह वह सेकड हैंड दुशालों और किताबों के साथ 
स्कुल आई, किस तरह -? रिडल की आँखों में चमक आ गई, ˆ किस तरह उसे लगता है कि मशहूर, अच्छा, महान हैरी 
पॉटर उसे कभी पसंद नहीं करेगा ...” 


जितने समय भी रिडल बोला, उसकी आँखें हैरी के चेहरे से एक पल के लिए भी नहीं हटी। उनमें एक भूखा भाव 
था 

वह आगे बोला, “एक ग्यारह साल की लड़की की मूर्खतापूर्ण बचकावी समस्याओं को सुनना बड़ी बोरियत का काम 
था, प्रतु मैंने धैर्य रखा। मैंने जवाब दिया। मैंने सहानुभूति जताई, मैंने दया-ममता दिखाई! जिनी को मुझसे गहरा लगाव 
हो गया टाम, जितती अच्छी तरह तुमने मुझे समझा है, उतनी अच्छी तरह किसी ने वहीं समझा... में बहुत खुश हैँ कि 
मुझे बात करने के लिए यह डायरी मिल गई... यह एक दोस्त की तरह है, जिसे मैं अपनी जेब में लेकर घूम सकती 


रिडल एक तीखी, ठंडी हैसी हैसा, जो उस पर अच्छी नहीं लग रही थी इससे हैरी की गर्दन के पीछे के बाल 
खड़े हो गण 


“अगर मैं अपने बारे में कहुँ, तो हैरी, मैं हमेशा उन्‌ लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहा हैं, जिनकी मुझे जरूरत 
थी। इसीलिए जिनी ने मेरे सामने अपनी आत्मा निकालकर रख दी और उसकी आत्मा ठीक वैसी ही थी, जिसकी मुझे जरूरत 
थी। मुझे उसके सबसे गहरे डरो और सबसे अँधेरे रहस्यों की खुराक से शक्ति मिलती गई। मैं ताकतवर बनता गया, छोटी 
जिनी से बहुत ज़्यादा ताकतवरो इतना ताकतवर कि मैं जिनी को अपने कुछ रहस्यों की खुराक देने लगा, उसकी आत्मा 
में अपनी थोड़ी सी आत्मा डालने लगा ...” 


“तुम्हारा क्या मतलब है,” हैरी ने कहा, जिसका मुह बहुत सूख गया था 


रिडल ने धीमे से कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझ पाए, हैरी पॉटर? जिनी वीज़ली ने ही रहस्यमयी तहख्रावा 
खोला था। उसी ने स्कूल के मर्गों की हत्या की थी और दीवारों पर चेतावनी भरे सदेश लिखे थे! उसी ने चार बदज़ातां 
और फिल्च की बिल्ली प्र नागशक्ति का साँप छोड़ा था” 


हैरी फुसफुसाया, “नही” 


हॉ,” रिडल ने शाति से कहा “जाहिर है, पहले तो जिनी यह नहीं जाबती थी कि वह क्या कर रही थी। यह बहुत 
मज़ेदार था। काश तुम डायरी में उसकी लिखी बातें पढ़ सकते ... वे बहुत दिलचस्प होने लगी थीं...” उसने उन्हें सुनाते 
हुए हैरी का दहशत से भरा चेहरा देखा, “प्रिय टॉम, में सोचती हैं कि मेरी याददाश्त जा रही है। मेरे कपड़ों पर मुर्ग के 
पख लगे हैं और मैं नहीं जातती कि वे वहाँ कैसे आए। प्रिय टॉम, में याद नहीं कर या रही हैँ कि हैलोवीव की णत को 
मैते क्या किया, प्रतु एक बिल्ली प्र हमला हुआ था और मेरे कपड़ों के अगले हिस्से प्र रग लगा हुआ था। प्रिय टॉम, 


ट 


पर्सी मुझसे कहता रहता है कि मैं पीली दिख रही हैँ और बदल गई हूं। मैं सोचती हैँ कि उसे मुझ पर शक हो गया 


है ... आज एक और हमला हुआ, और मैं वहीं जानती कि उस समय मैं कहाँ थी। टॉम, मैं क्‍या करूँ ? मुझे लगता है 
कि मैं पागल हो रही हूँ ...टॉम, मुझे लगता है कि में ही सब पर हमला कर रही हैं!” 

हैरी की मुटिठयाँ भिच गई। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहराई तक थैंस गए थो 

रिडल बोला, “मूर्ख जिवी को अपनी डायरी पर शक करने में बहुत समय लगा, परतु आखिरकार उसे शक हो गया 
और उसने इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की। और यहाँ प्र तुम सामने आ गए, हैरी! यह डायरी तुम्हें मिल गई और मेरे 
लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी। इसे जितने सारे लोग उठा सकते थे, उनमें से तुम ही तो थे, 
जिससे मिलने के लिए मैं सबसे ज़्यादा बेताब था ...” 


“तुम मुझसे क्‍यों मिलना चाहते थे?” हैरी ने कहा अब उसके शरीर में गुस्सा बह रहा था और उसे अपनी आवाज 
सामान्य रखने के लिए कोशिश करना पड़ रही थी। 


रिडल बोला, “देखो हैरी, जिनी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। तुम्हारी पूरी दिलचस्प कहानी,” उसकी 
आँखें हैरी के माथे के बिजली जैसे निशान पर ठहरी और उसके चेहरे प्र भूख का भाव ज़्यादा गहरा हो गया। “मैं जानता 
था कि मुझे तुम्हारे बारे में ज़्यादा बातें मालूम करना होंगी, अगर सभव हो तो तुमसे बात करता और मिळना भी होगा 
इसलिए मैंने तुम्हारा विश्‍वास हासिल करने के लिए तुम्हें उस महामूर्ख हैग्रिड को पकड़ने वाली मेरी मशहूर याद को दिखाने 
का फैसला किया? 


'हैग्रिउ मेरा दोस्त है,” हैरी ने कहा अब उसकी आवाज़ कॉप रही थी। “और तुमने उसे फँसाया, है ना? मुझे लगा 
था कि तुमसे गलती हुई थी, परतु-! 


रिडल एक बार फिर जोर से हुँसा 


“हैरी, एक तरफ मेरी बात का वज़न था और दुसरी तरफ हैग्रिड की बात का क्या तुम इस बात की कल्पना कर 
सकते हो कि यह पूरा मामला बूढ़े अर्मान्डो डिपेट को कैसा दिखा होगा? एक तरफ तो था टॉम रिडल, गरीब प्रतु 
प्रतिभाशाली, अनाथ परंतु बहुत बहादुर, स्कूल का प्रिफेक्ट, आदर्श विद्यार्थी; दूसरी तरफ था भीमकाय, हमेशा गलतियाँ करने 
वाला हैग्रिड, जो हर दूसरे सप्ताह सकट में फँस जाता था, अपने पलंग के वीचे आदमभेड़ियां के बच्चे पालने की कोशिश 
करता था, दैत्यां के साथ कुश्ती करने के लिए चुपके से अंधेरे जगल में जाता था। परतु मैं यह स्वीकार करता हुँ कि जितनी 
अच्छी तरह यह योजना कामयाब हुई, उससे मैं ख़ुद भी हैरान रह गया। मुझे लग रहा था कि किसी को तो यह एहसास 
होगा कि हैग्रिड नागशक्ति का वारिस नहीं हो सकता। रहस्यमयी तहख़ाने के बारे में सब कुछ पता लगाने में और गोपनीय 
प्रवेश द्वार खोजने में मुझे पूरे पाँच साल लग गए थे ...जबकि हैग्रिड में इतनी बुद्धि या शक्ति थी ही नहीं!” 


“सिर्फ रूप-परिवर्तत के टीचर डम्बलडोर ही थे, जो हैग्रिड को निर्दोष मानते थे। उन्होंने डिपेट को राजी कर लिया 
कि हैग्रिड को हाँगवर्टस से बाहर न निकाले और उसे गेमकीपर बनने का प्रशिक्षण दे हाँ, मैं सोचता हुँ कि डम्बलडोर ने 
शायद अंदाज़ा लगा लिया था। मुझे लगता है कि डम्बलडोर मुझे कभी उतना पसंद नहीं करते थे, जितना बाकी टीचर्स 
क्रते थे 

“मैं शर्त लगा सकता हूँ कि डम्बलडोर ने तुम्हारी असलियत जान ली थी,” हैरी ने कहा, उसके दाँत किटकिटा रहे 
थ 

रिड लापरवाही से बोला, “देखो, निश्चित रूप से हैग्रिड को स्कूल से निकालने के बाद उन्होंने मुझ पर चिद़ाने 
वाली पैनी नजर रखी। मैं जानता था कि जब तक मैं स्कूल में रहुँगा, तब तक तहख़ाने को दुबारा खोलना सुरक्षित नहीं 
होगा परतु मैं उन लबे सालों को बर्बाद नहीं करता चाहता था, जो मैंने इसकी खोज में लगाए थे! इसलिए मैंने अपने 
पीछे एक डायरी छोड़ने का फैसला किया, जो अपने पन्नों में मेरी सोलह साल की उम्र की याद को सुरक्षित रखे, ताकि 
अगर किस्मत मेरा साथ दे, तो किसी दिन मैं किसी दूसरे को अपने पीछे राह दिखा सकूँ और नागेश नागशक्ति के महान 
काम को पूरा कर सकूँ।' 


“प्र तुम उस काम को पूरा नहीं कर पाए,” हैरी ने विजयी भाव से कहा इस बार कोई भी नहीं मरा, बिल्ली 
भी नहीं। कुछ ही घंटों में मत्रकवच का काढ़ा तैयार हो जाएगा और सभी बेजान लोग फिर से ठीक हो जाएँगे।! 


रिडल ने धीमे से कहा, “क्या मैं तुम्हें पहले ही नहीं बता चुका हुँ कि बदज़ातां को मारना अब मेरे लिए महत्वपूर्ण 
नहीं रह गया है? पिछले कुछ महीनों से मेर नया निशाना हो - तुम! 

हैरी ने उसे घूरकर देखा 

कल्पता करो कि मुझे तब कितना गुस्सा आया होगा, जब अगली बार मेरी डायरी खुली और उसमें तुम नहीं, बल्कि 
जिनी लिख रही थी। उसने तुम्हारे पास डायरी देखी और वह दहशत में आ गई। उसने सोचा, अगर तुम्हें यह पता चल 
गया कि यह डायरी कैसे काम करती है और अगर मैंने उसके सारे रहस्य तुम्हें बता दिए, तो क्या होगा ? इससे भी बुरी 
बात यह कि अगर मैंने तुम्हें यह बता दिया कि मुर्गों की हत्या कौन कर रहा है, तो क्या होगा? इसलिए उस मूर्ख लड़की 
ने तुम्हारे कमरे के ख़ाली होने का इंतज़ार किया और डायरी चुरा ली। प्रतु मैं जानता था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। 
मैं अच्छी तरह समझ गया था कि तुम नागशक्ति के वारिस को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो! जिनी ने मुझे तुम्हारे बारे 
में जो बताया था, उससे मैं जानता था कि तुम इस रहस्य को सुलझाने के लिए किसी भी हद तक चले जाओगे - ख़ासकर 
तब, जब तुम्हारे किसी अच्छे दोस्त प्र हमला किया जाए और जिवी ने मुझे यह भी बता दिया था कि पूरे स्कूल में तहलका 
मचा हुआ था, क्योंकि तुम सर्पभाषा बोल सकते हो...” 


“इसलिए मैंने जिनी से दीवार पर उसका ख़ुद का विदाई-संदेश लिखवाया और उसे यहाँ वीचे आकर इंतज़ार करने 
के लिए मजबूर किया। उसने सघर्ष किया, वह रोई और बहुत बोर करने लगी। प्रतु उसमें अब ज़्यादा जान नहीं बची है। 
उसने डायरी में यानी मुझमें बहुत ज़्यादा जान डाल दी है। इतनी ज़्यादा कि अब मैं आखिरकार इसके पनां से बाहर निकल 
आया हैं! जब से वह यहाँ आई है, तब से मैं तुम्हारे आने का इतज़ार कर रहा है! मैं जानता था कि तुम आओगे। हैरी 
पॉटर, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं! 


“किस तरह के सवाल? हैरी ने थूक उड़ाते हुए कहा उसकी मुट्ठियाँ अब भी भिची हुई थी। 


“देखो,” रिडल ने खुश होकर मुस्कराते हुए कहा, “यह कैसे सभव हुआ कि एक बच्चे ने किसी असाधारण जादुई 
प्रतिभा के बिना दुनिया के सबसे महान जादूगर को हरा दिया? तुम सिर्फ एक निशान के साथ कैसे बच गए, जबकि लॉर्ड 
वोल्डेमॉर्ट की सारी शक्तियाँ नष्ट हो गई? 


उसकी भूखी आँखों में अब एक अजीब सी लाळ चमक थी। 


“तुम्हें इस बात की क्यों प्रवाह है कि मैं कैसे बचा? हैरी ने धीमे से कहा “वोल्डेमॉर्ट तो तुम्हारे समय के बाद 
आया है!” 


रिडल धीरे से बोला, हैरी पॉटर, वोल्डेमॉर्ट मेरा अतीत, वर्तमान और भविष्य है 

उसने अपनी जेब से हैरी की छड़ी निकाली और हवा में घुमाई हवा में तीन चमकते शब्द उभर आए : 
TOM MARVOLO RIDDLE 

उसने एक बार फिर छड़ी घुमाई और उसके नाम के शब्दों से अक्षर निकलकर जगह बदलने लगे : 
IAM LORD VOLDEMORT 


रिडल फुसफुसाया, “तुमने देखा? इस नाम का प्रयोग मैं हॉगवर्टस में पहले से ही कर रहा था, ज़ाहिर है सिर्फ 
अपने सबसे अतरग मित्रों के बीची तुम्हें क्या लगता है, मैं हमेशा के लिए अपने गदे मगळ पिता के नाम का प्रयोग करता? 
मैं, जिसके शरीर में अपनी माँ के खानदान की तरफ से ख़ुद नागेश नागशक्ति का ख़ून बह रहा था? मैं एक बुरे सामान्य 


से मगल का नाम क्यों रखूँ, जिसने मुझे पैदा होने से पहले ही छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे यह पता चल 
गया था कि उसकी पत्नी एक जाद्गरवी थी? नहीं, हैरी! मैंने खुद के लिए एक नया नाम ईजाद किया मैं जानता था कि 
एक वक्त ऐसा आएगा, जब मैं दुनिया का सबसे महान जादूगर बन जाऊँगा, इसलिए मेरा नाम ऐसा होवा चाहिए कि जादूगर 
मेरा नाम लेने से डरे!” 


ऐसा लग रहा था, जैसे हैरी के दिमाग ने काम करवा बद कर दिया हो। वह स्तब्ध होकर रिडल को देखता रहा। 
उस्‌ अनाथ लड़के को, जो बड़ा होकर हैरी के माता-पिता और बहुत से अय लोगों की हत्या करेगा ... आखिरकार उसने 
ख़ुद को बोलने के लिए विवश किया। 


“तुम नहीं हो,” उसने कहा! उसकी शात आवाज नफरत से भरी थी। 
'क्या नहीं हैँ” रिडल ने पुलटकर पूछा 


“तुम दुनिया के सबसे महान जादूगर नहीं हो,” हैरी ने तेज़ी से साँस लेते हुए कहा "तुम्हें निराश करने के लिए 
माफी चाहता हुँ, प्रतु दुनिया के सबसे महान जादूगर एल्बस डम्बलडोर हैं। सब यही कहते हैं। यहाँ तक कि जब तुम ताकतवर 
थे, तब भी हॉगवर्टस प्र कव्जा करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई थी। जब तुम स्कूल में थे, तभी डम्बलडोर ने तुम्हारी 
असलियत भाप ली थी और तुम्हें उसे अब भी डर लगता है, चाहे तुम आजकल जहाँ भी छुपे हुए हो” 


रिडल के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। अब इसकी जगह प्र एक बहुत बदसूरत भाव आ गया था। 


'डम्बळडोर को इस महल से भगाने के लिए मेरी याद ही काफी है!” उसने फुफकारते हुए कहा 


“वे उतनी दूर नहीं गए हैं, जितना कि तुम सोचते हो!” हैरी ने पलटकर कहा! वह बिना किसी उद्देश्य के बोल 
रहा था, वह रिडल को डराना चाहता था, वह अपनी कही बातों को सच मानना चाहता था, भले ही उसे उन प्र विश्वास 
न्‌ हो। 


रिडल ने अपना मुँह खोला, प्रतु अचानक रुक गया। 


कहीं से संगीत सुनाई दे रहा था! रिडळ पलटकर खाली तहख्नाने में घूरने लगा सगीत अब तेज़ होता जा रहा था 
यह आलौकिक, सिहराने वाला और डरावना संगीत था। इसे सुनकर हैरी के सिर के बाल खड़े हो गए और उसे ऐसा लगा 
जैसे उसका दिल सामात्य से दोगुवा बड़ा हो गया था! फिर जब संगीत इतना तेज़ हो गया कि हैरी की पसलियों के भीतर 
कपकपी होने लगी, तो सबसे करीबी खभे के ऊपर लप्टें उठने लगी। 

हंस के आकार का एक बैँगनी-लाल पक्षी तहस्राने की छत की तरफ चोंच करके अपना अजीब संगीत सुना रहा 
था उसकी चमकती सुनहरी पूँछ थी, जो मोर की पूँछ जितनी लबी थी। अपने चमकदार सुनहरे पजा में उसने एक फटी-पुरावी 
पोटली पकड़ रखी थी। 


एक्‌ पल बाद पक्षी सीधे हैरी की तरफ उड़कर आया। जिस फटी-पुराती पोटली को वह अपने पंजों में पकड़े था, 
उसे उसने गिरा दिया! फिर वह जोर से उसके कधे प्र बैठ गया। जब उसने अपने बड़े पख समेटे, तो हैरी ने ऊपर देखा 
और उसे एक लबी, पैनी सुनहरी चोंच तथा मनकेदार काली आँखें दिखी 

पक्षी ने गाता बंद कर दिया! उसका शरीर गर्म था और वह हैरी के गाल से चिपककर स्थिर बैठा रहा वह रिडल 
को लगातार घुर रहा था 

“यह तो फीनिक्स है ...” रिडल ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा। 


“ज्वाला? हैरी ने साँस खींची और उसे महसूस हुआ कि पक्षी के सुनहरे पंजे उसके कधे को हलके से दबा रहे 


“और वह -! रिडल ने कहा! अब उसकी आँखें उस फटी-पुरावी चीज़ पर थीं, जो ज्वाला ने गिराई थी, वह तो 
स्कूल की पुरानी बोलती टोपी है।' 


वह सचमुच टोपी ही थी। फटी, गदी और पैबंद लगी टोपी हैरी के पैरों के पास पड़ी थी। 


रिडल दुबारा हैसने लगा। वह जोर से हैसा। अँधेरे तहख़ाने में उसकी आवाज़ इतनी तेजी से गजने लगी, जैसे दस 
रिडल एक साथ हैस रहे हा 

“तो डम्बलडोर ने अपने रक्षक के लिए यह भेजा है! एक गाने वाली चिड़िया और एक पुरानी टोपी! क्‍या इनसे 
तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई, हैरी पॉटर? क्या अब तुम सुरक्षित अनुभव कर रहे हो? 

हैरी ने जवाब नहीं दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ज्वाला या बोलती टोपी से क्‍या फायदा होगा, प्रतु 
अब वह अकेला नहीं था और उसने बढ़ती हिम्मत के साथ रिडल की हैसी थमने का इंतजार किया! 


“अब्‌ काम की बात करें हैरी,” रिडल बोला! उसके चेहरे पर अब भी चौड़ी मुस्कान थी। “तुम्हारे अतीत में और 
मेरे भविष्य में - हम दो बार मिल चुके हैं। और दोनों ही बार मैं तुम्हें वहीं मार पाया तुम बच कैसे गए? मुझे सब कुछ 
बताओ। तुम जितनी ज़्यादा देर तक बोलोगे,” उसने धीमे से कहा, “उतवी ही ज़्यादा देर तक जिंदा रहोगे। 


हैरी तेजी से सोच रहा था और अपने अवसरों को तौल रहा था। रिडल के पास छड़ी थी। हैरी के पास ज्वाला 
और बोलती टोपी थी, जिनसे लड़ाई में कोई ख़ास मदद नहीं मिल सकती थी। स्थिति बुरी दिख रही थी। परंतु जितनी 
देर तक रिडल वहाँ खड़ा रहेगा, जिनी के शरीर में जीवन उतना ही कम होता जाएगा... और इसी दौरान, हैरी ने अचानक 
देखा कि समय बीतने के साथ-साथ रिडल की आकृति ज्यादा स्पष्ट और ठोस होती जा रही थी। अगर उसके और रिडल 
के बीच लड़ाई होना है, तो जितनी जल्दी शुरू हो जाए, उतना ही बेहतर है। 


कोई नहीं जानता कि जब तुमने मुझ प्र हमला किया, तो तुम्हारी शक्तियाँ क्‍यों चली गईं,” हैरी ने तत्परता से 
कहा मैं खुद यह नहीं जानता परतु मैं यह जरूर जानता हुँ कि तुम मुझे क्यों नहीं मार याए। क्योंकि मेरी माँ ने मुझे 
बचाने के लिए अपनी जान दी थी। मेरी सामान्य मगल माँ,” उसने दबे हुए गुस्से से कापते हुए कहा “उसकी वजह सें 
तुम मुझे नहीं मार पाए और जब मैंने तुम्हें पिछले साल देखा, तो मुझे तुम्हार असली रूप्‌ दिखा। तुम एक खडहर थे 
मुश्किल से जिंदा थो तुम्हारी सारी शक्तियाँ के बावजूद तुम इस हाल में पहुँच गए हो। तुम छुपे हुए हो, बदसूरत हो, बुरे 
हो!” 

रिडल का चेहरा ऐंटने लगा परंतु वह मजबूरी में अपने चेहरे पर एक भयानक मुस्कान लाया 


“तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दी। हाँ, यह एक सशक्त मत्र-विरोधी उपाय है। मैं अब समझ 
सकता हुँ - आखिरकार तुममें कोई ख़ास बात नहीं है। देखो, मैं हैरान हो रहा था क्योंकि हम दोनों में अजीब सी समानताएँ 
हैं, हैरी पाँटरो इसे शायद तुमने भी महसूस किया होगा| हम दोनों आधे जादूगर खून के हैं। हम दोनों अनाथ हैं, जिले 
मगलुओं ने पालो और शायद महान वागशक्ति के बाद हॉगवर्द्स में आने वाले इकलौते सर्पभाषी भी। हम दोनों कुछ हद 
तक एक जैसे दिखते भी हैं... परतु जो भी हो, यह सिर्फ एक सयोग ही था, जिसने तुम्हें मेरे हाथ से बचा लिया। मैं 
यही जानना चाहता था!” 

हैरी तनाव में खड़ा रहा और रिडल के छड़ी उठाने का इंतज़ार करता रहा प्रतु रिडल की विकृत मुस्काव अब दुबारा 
चौड़ी होती जा रही थी। 

हैरी, मैं अब तुम्हें एक छोटा सा सबक सिखाने वाला है! हम नागेश नागशक्ति के वारिस लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की 
शक्तियां का मुकाबला मशहूर हैरी पॉटर से करवाते हैं, जिसके पास वे सर्वश्रेष्ठ हथियार हैं, जो डम्बळडोर उसे दे सकते 
ही 


उसने ज्वाला और बोलती टोपी को दिलचस्पी से देखा और फिर द्र चला गया। हैरी के पैर डर के मारे सुन्न हो 
गए। उसने देखा कि रिडल ऊँचे खंभो के बीच में जाकर रुक गया और नागेश नागशक्ति के पत्थर के चेहरे की तरफ देखने 
लगा, जो उसके ऊपर आधे अँधेरे में था रिडल ने अपना मुंह खोला और फुफकार - परतु हैरी समझ गया कि वह क्या 
कह रहा था। 


“मुझसे बात करो तागशक्ति, हॉगवर्टस के चारों सस्थापकों में सबसे महाता” 
हैरी मूर्ति की तरफ देखने के लिए घूमा ज्वाला उसके कधे प्र हिल रहा था। 


नागशक्ति का पत्थर का दैत्याकार चेहरा हिल रहा था! दहशत से हैरी ने उसका मुँह खुलते देखा वह चौड़ा होता 
चला गया, जिससे एक बड़ा काला छेद बना गया 


और मूर्ति के मुँह के भीतर कोई चीज़ हिल रही थी। कोई चीज़ उसकी गहराइयों से फिसलती हुई बाहर आ रही 
थी। 


हैरी पीछे हटता चला गया, जब तक कि वह अँधेरे तहख़ाने की दीवार से नहीं टकरा गया। जब उसने अपनी आँखें 
कसकर बद कर लीं, तो उसने ज्वाला के उड़ते समय अपने गाळ प्र उसके पंख टकराते हुए महसूस किए। हैरी चिल्लाना 
चाहता था, “मुझे छोड़कर मत जाओ!” परतु सर्पो के सम्राट कालदृष्टि के सामने एक फीनिक्स कर भी क्या सकता था? 


त्‌हस्राने के पथरीले फर्श प्र कोई बड़ी चीज़ टकराई हैरी ने महसूस किया कि फर्श काँप गया वह जानता था 
कि क्या हो रहा था वह इसे महसूस कर सकता था! एक तरह से अपने मन में वह नागशक्ति के मुँह से निकलने वाले 
विशाल सर्प को कुडली खोलते हुए देख सकता था फिर उसने रिड के फुफकारने की आवाज सुनी, “उसे मार डालो!” 


कालदूष्टि हैरी की तरफ बढ़ने लगा हैरी को कालदृष्टि के भारी शरीर के फर्श प्र लहराकर फिसलने की आवाज 
सुनाई दे रही थी। हैरी ने अब भी आँखें कसकर बद कर रखी थीं, इसके बावजूद वह अधां की तरह इधर-उधर भागने लगा 
उसके हाथ फैले हुए थे और वह रास्ते को टटोल रहा था रिडल हैस रहा था... 

हैरी गिर गया] वह पत्थर प्र जोर से टकराया और उसे अपने ही खून का स्वाद आया साँप उससे कुछ फुट दूर 
था; हैरी को उसके करीब आने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। 


तभी उसे अपने ठीक ऊपर तेज़ विस्फोटक चिगारियाँ निकलने की आवाज़ सुनाई दी और किसी भारी चीज ने हैरी 
को इतनी कसकर मारा कि वह दीवार से टकरा गया। अपने शरीर में दाँत घुसने का इंतजार करते हुए उसने बेतहाशा फुफकार 
सुती। कोई चीज़ खंभों प्र लगातार टकरा रही थी। 


अब उससे सब्र नहीं हुआ उसने अपनी आँखें इतनी खोल लीं, ताकि यह देख सके कि क्या हो रहा था। 


चमकीला, जहरीला हरा, बळूत के तने की तरह मोटा विशाल साप अब हवा में फन फैलाए खड़ा था और उसका 
बड़ा तथा भोथरा सिर खंभों के बीच में शराबियां की तरह लहरा रहा था हैरी कौप गया अगर साँप अचानक मुड़ जाए, 
तो वह अपनी आँखें बद करने के लिए तैयार था तभी उसने देखा कि साँप का ध्यान किस चीज़ ने भटकाया था 

ज्वाला कालदृष्टि के सिर के ऊपर उड़ रहा था और कालदूष्टि अपने तलवार जैसे लबे और नुकीले दाँतो से उस 
प्र गुस्से से प्रहार करते की कोशिश कर रहा था 

ज्वाला ने गोता लगाया! उसकी लबी सुनहरी चाच नज़रों से ओझल हो गई और अचानक फर्श काले ख़ून में नहा 
गया साँप ने अपनी पूँछ ज़मीन पर ज़ोर से पटकी, हैरी बाल-बाल बचा और इससे पहले कि हैरी अपनी आँखें बद कर 
पाए, साँप पलट गया। हैरी की निगाह सीधे इसके चेहरे प्र गई! उसने देखा कि ज्वाला ने साँप की दोनों बड़ी गोल पीली 
आँखें फोड़ डाली थीं, फर्श पर ख़ून की धाराएँ बह रही थीं और साँप दर्द में कराह रहा था 


“नहीं!” हैरी ने रिडल के चीख़ने की आवाज़ सुनी “पक्षी को छोड़ दो! पक्षी को छोड़ दो! लड़का तुम्हारे पीछे है! 
तुम अब भी उसे सँघ सकते हो/ उसे मार डालो!” 

अधा साँप लहराया। वह दुविधा में था, परतु वह अब भी घातक था। ज्वाला उसके सिर के ऊपर चक्कर लगा रहा 
था और अपना आलौकिक गीत गा रहा था। कालदृष्टि की फूटी आँखों से लगातार खन बह रहा था और उसकी पपड़ीदार 
नाक प्र ज्वाला यहाँ-वहाँ चोंच मार रहा था। 


“मेरी मदद करो, मेरी मदद करो,” हैरी हताशा में बुदबुदाया, “कोई तो करो, कोई भी!” 


साँप ने एक बार फिर फर्श प्र अपनी पूँछ पटकी। हैरी झुक गया। कोई नर्म चीज़ उसके चेहरे से टकराई 

कालदृष्टि ने बोलती टोपी को उछालकर हैरी के हाथ में पहुँचा दिया था। हैरी ने उसे पकड़ लिया! उसके पास अब 
बस यहीं थी, उसका इकलौता अवसरी उसने टोपी अपने सिर प्र लगाई और जब कालदृष्टि की पूँछ उसके ऊपर दुबारा 
घुमी, तो उसने ख़ुद को फश पर सीधा फेक दिया 

“मेरी मदद करो ... मेरी मदद करो...” हैरी ने सोचा, उसकी आँखें टोपी के नीचे कसकर बद थी। 'मेहरबावी करके 
मेरी मदद करा!” 

जवाब में कोई आवाज सुनाई नहीं दी। इसके बजाय टोपी सिकुड़ गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ इसे कसकर दबा 
रहा हो। 


कोई बहुत सख्त और भारी चीज़ हैरी के सिर प्र गिरी, जिससे वह लगभग बेहोश हो गया। उसकी आँखों के सामने 
सितारे नाचने लगे। जब उसने टोपी उतारने के लिए इसके ऊपरी सिरे को पकड़ा, तो उसने महसूस किया कि इसके नीचे 
कोई लबी और सख्त चीज थी। 

टोपी के अदर से चाँदी की एक चमकती तलवार प्रकट हुड इसकी मूठ प्र अडे जितने बड़े माणिक रत्न चमक 
रहे थे। 

लड़के को मार डालो! पक्षी को छोड़ दो! लड़का तुम्हारे पीछे है! अपनी नाक का इस्तेमाल करो - उसे सूँघो/” 

हैरी अब अपने पैरों पर तैयार खड़ा था। जब कालदृष्टि उसका सामना करने के लिए मुड़ने लगा, तो उसका सिर 
नीचे आ रहा था, शरीर कुडलियाँ बना रहा था और खंभों पर प्रहार कर रहा था। हैरी उसकी खनी आँखों के बड़े कटोरों 
को देख सकता था, उसके मुँह को चौड़ा खुलते देख सकता था, जो इतना चौड़ा था कि वह उसे साबुत निगल सकता 
था उसके दाँत उतने लबे थे, जितनी कि उसकी तलवारी नुकीले, चमकते, जहरीले दाँत 


वह अधेपत की स्थिति में झप्टा हैरी बचा और साँप का मुँह तहख़ाने की दीवार से टक्राया। वह एक बार फिर 
झपटा और उसकी जीभ हैरी के बाजू को छूती हुई निकल गई। हैरी ने तलवार अपने दोनों हाथों में पकड़कर उठा ली! 


कालदृष्टि एक बार फिर झपटा और इस बार उसका निशाना सही था हैरी ने तलवार के पीछे अपना पूरा वज़न 
लगा दिया और उसे मूठ तक साँप के मुँह की छत में टस दिया 


प्रतु जब हैरी के हाथ गर्म खन में नहा गए, तो उसे अपनी कोहनी के ठीक ऊपर तेज़ दर्द महसूस हुआ एक 
लबा जहरीला दाँत उसकी बाह में गहराई से धँसता जा रहा था जब कालदृष्टि छटपटाते हुए फर्श प्र गिरा, तो दाँत 
कालदृष्टि के मुँह से टूटकर हैरी के शरीर में ही गड़ा रह गया। 


हैरी दीवार से लुढ़क गया उसने उस दाँत को पकड़ा, जो उसके शरीर में जहर फैला रहा था और उसे खींचकर 
अपनी बाह से बाहर निकाल दिया। परंतु वह जानता था कि बहुत देर हो चुकी थी। सफेद गर्म दर्द धीरे-धीरे, परतु लगातार 
घाव वाली जगह से पूरे शरीर में फैल रहा था! जब उसने दाँत को वीचे गिराया और अपने कपड़ों पर अपना ही ख़ून गिरते 
देखा, तो उसकी आँखों के सामने धुंध छा गई! तहख़ाना अब बोझिल रग के घुमावदार चक्कर में घूमने लगा था! 


कोई लाल चीज पास से गुज़री और हैरी ने अपने पास पंजों की हलकी खटरपटर सुनी। 

“ज्वाला,” हैरी ने भर्राण गले से कहा तुमने तो कमाल कर दिया, ज्वाला...” उसने महसूस किया कि पक्षी ने अपना 
सुदर सिर वहाँ रख दिया था, जहाँ साँप का दाँत गड़ा था 

उसे गूजते कदमों की आहट सुनाई दी और फिर एक अँधेरी छाया उसके सामने हिली। 

रिडल की आवाज़ ऊपर से आई, “तुम मर चुके हो, हैरी पॉटरो सचमुच मर चुके हो। यहाँ तक कि डम्बलडोर का 
पक्षी भी यह जानता है। तुम्हें पता है पार्टे, वह क्या कर रहा है? वह रो रहा है।” 

हैरी ने पलक झपकाई। ज्वाला का सिर उसे कभी धुंधला, तो कभी साफ दिख रहा था। उसके चमकदार पखों से 
मोती जैसे मोटे आँसू फिसल रहे थो 

हैरी पॉटर, मैं यहाँ बैठकर इंतज़ार करूंगा और तुम्हें मरते हुए देखँगा आराम से मरो। मुझे कोई जल्दी नहीं है।' 

हैरी को नींद आने लगी। उसे अपने चारों त्रफ की हर चीज़ घूमती लग रही थी। 

उसके कानों में रिडल की दूर से आती आवाज़ पड़ी, “तो इस तरह मशहूर हैरी पॉटर का अत हुआ रहस्यमयी 
तहस्राने में अकेले जब उसके मित्रां ने उसका साथ छोड़ दिया आखिरकार लॉर्ड वोल्डेमाँर्ट ने उसे हरा ही दिया, जिसने 
उन्हें इतने मूर्खतापूर्ण ढंग से चुनौती दी थी! तुम जल्दी ही अपनी प्यारी बदज़ात माँ के पास पहुँच जाओगे, हैरी... उसने 
तुम्हारे लिए बारह साल का समय उधार लिया था... परतु लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने आखिरकार तुम्हें मार ही डाला और तुम जानते 
थे कि यही होना था” 

हैरी ने सोचा, अगर यह मरवा था, तो यह उतना बुरा नहीं था। उसका दर्द भी कम हो रहा था... 

प्रतु क्या वह मर रहा था ? काला होने के बजाय तहख्ाना दुबारा ठीक से दिखाई देने लगा था। हैरी ने अपने 
सिर को हलका सा झटका दिया और वहाँ प्र उसे ज्वाला दिखा, जो हैरी की बाह प्र अब भी अपना सिर टिकाए था 
उसके मोती जैसे आँसू हैरी के जख्म के चारों तरफ चमक रहे थे - सिवाय इस बात के कि जख्म अब गायब हो चुका 
था। 


अचानक रिडल की आवाज़ आई, दूर हटो, पक्षी उससे दूर हटो। मैंने कहा, दर हटा!” 


हैरी ने अपना सिर उठाया रिडल हैरी की छड़ी ज्वाला की तरफ घुमा रहा था! बंदक चलने जैसा धमाका हुआ 
और ज्वाला ने एक बार फिर सुनहरे और लाल झोंके की तरह उड़ान भरी। 


"फीनिक्स के आँसू...” रिडल ने शांति से हैरी की तरफ घूरते हुए कहा! “जाहिर है... घाव भरने की शक्ति ...मैं 
भूल गया था ...” 


उसने हैरी की आँखों में आँखें डालकर देखा। “परतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दरअसल मुझे यही तरीका ज़्यादा 
पसंद है। सिर्फ तुम और मैं, हैरी पॉटर... तुम और मैं 


उसने अपनी छड़ी उठाई 


तभी प्खों की तेज़ खड़खड़ाहट के साथ ज्वाला उसके सिर के ऊपर वापस आया और उसने हैरी की गोद में एक 
चीज गिरा दी - डायरी 


एक प्ल के लिए तो हैरी उसे घूरता रहा रिडल भी, जिसने छड़ी उठा रखी थी फिर बिता सोचे, बिना विचारे, 
जैसे वह शुरू से ही यह काम करना चाहता था, हैरी ने अपने पास फर्श पर पड़े कालदृष्टि के दाँत को उठाया और उसे 
सीधे डायरी के बीच में गड़ा दिया। 


एक लबी, भयावक, दर्द भरी चीख निकली। डायरी से स्याही की बाढ़ की धाराओं की तरह निकल पड़ी। स्याही 
में हैरी के हाथ नहा गए और फर्श पर बाढ़ सी आ गईल रिडल दर्द से छटपटा रहा था, अकड़ रहा था, चीख रहा था 
और तड़प रहा था और फिर... 


नर 


वह गायब हो गया। हैरी की छड़ी खट की आवाज के साथ फर्श प्र गिर पड़ी और तहखाने में ख्रामोशी छा गड्डी 
सिर्फ स्याही की टपटप की आवाज आ रही थी, जो अब भी डायरी से निकल रही थी कालदृष्टि के दाँत का जहर डायरी 
के बीच के छेद को अब भी जला रहा था 

बुरी तरह कापते हुए हैरी जैसे-तैसे खड़ा हुआ. उसका सिर इस तरह घूम रहा था, जैसे वह छू पाउडर से मीलों 
लबा सफर करके आ रहा हो। धीरे से उसने अपनी छड़ी और बोलती टोपी उठाई तथा एक जोरदार झटके के साथ चमकती 
हुई तलवार कालदृष्टि के मुँह की छत से बाहर खींच ली। 


फिर तहख़ाने के कोने से किसी के कराहने की आवाज़ आई। जिनी हिल रही थी। जब हैरी जल्दी से उसके पास 
पहुँचा, तो वह बैठ गई! उसने हैरानी से पहले मरे हुए कालदृष्टि के विशाल शरीर को देखा, फिर खून सने कपड़े पहने 
हैरी को और फिर उसके हाथ की डायरी को! इसके बाद उसने एक लबी, कपकपाने वाली गहरी साँस अदर खींची और 
उसके चेहरे पर आँसू बहने लगे। 


हैरी - ओह, हैरी - मैंने तुम्हें ना-ताश्‍्ते के वक्त बताने की कोशिश की थी, परतु मैं पर्सी के सामने यह बात 
नहीं कह स-सकती थी। वह मैं थी, हैरी- परतु मैं मैं क-कसम खाती हैं कि मैं यह नहीं क-करना चाहती थी - रि-रिडल 
ने मुझसे जब॒र्दस्ती यह काम करवाया, वह मुझ प्र हावी हो गया था - और - तुमने उस - उस भयानक जानवर को कँसे 
मारा ? रिडल क-कहाँ है? आखिरी चीज़ जो मुझे या-याद है, वह यह है कि रिडल अपनी डायरी में से बाहर निकल 
रहा था -! 


“सब कुछ ठीक है,” हैरी ने डायरी उठाई और जिनी को उसमें जहरीले दाँत का छेद दिखाया, “रिडल ख़त्म हो गया 
है। देखो! वह और कालदृष्टि दोनों ही ख़त्म हो गए हैं। चलो जिनी, यहाँ से बाहर चलते हैं -! 


जब हैरी ने खड़े होने में जिनी की मदद की, तो वह रोने लगी, “मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा! जब से 
बि-बिल हॉगवर्टस आया था, तभी से मैं यहाँ आने का सपना देख रही थी और अ-अब मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया 
जाएगा और - मम्मी-डैडी ककया कहेंगे ?” 


ज्वाला तहख़ाने के प्रवेश द्वार पर मंडराते हुए उनका इंतज़ार कर रहा था। हैरी ने जिनी को आगे बढ़ने का इशारा 
किया वे मरे हुए कालदृष्टि की बेजान कुडलियाँ को लाँघते हुए आगे बढ़े! गूँजती हुई उदासी के बीच चलते हुए वे एक 
बार फिर सुरंग में पहुँच गए हैरी ने सुता कि उनके निकलने के बाद पत्थर का दरवाज़ा हलकी फुफकार के साथ बद हो 
गया] 


कुछ मिनट तक अँधेरी सुरंग में चलने के बाद हैरी को दूर से चट्टान खिसकने की धीमी-धीमी आवाजें सुनाई दी। 


न्‌!” हैरी तेज़ी से चलते हुए चीख़ा। जिनी ठीक है! मैं उसे ले आया हुँ!” 


उसे रत की तालियों की दबी आवाज़ सुनाई दी! जब वे अगला मोड़ मुड़े, तो रॉव का उत्सुक चेहरा एक बड़े 
छेद में से झाँकता दिख रहा था रॉन गिरी हुई चट्टान में पर्याप्त बड़ा छेद बनाने में सफल हो गया था 


“जिनी/” रन ने चट्टान में बने छेद से अपना हाथ बढ़ाया, ताकि उसे पहले अदर खींच लो “तुम जिंदा हो! मुझे 
यकीन नहीं होता! क्या हुआ था? 


उसने जिनी को गळे लगाने की कोशिश की, परतु जिवी उससे द्र ही रही और सुबकती रही! 


“अब तुम्‌ ठीक हो,” जिनी, रॉन मुस्कराते हुए बोला! “अब सब ख़त्म हो चुका है - यह पक्षी कहाँ से आया? 


जिवी के पीछे-पीछे ज्वाला भी छेद में से अंदर उड़कर आ गया। 
“यह डम्बलडोर का है,” हैरी ने अदर घुसते हुए कहा 


रॉन्‌ ने हैरी के हाथ में चमकती तलवार को देखकर आश्चर्य से कहा, “और तुम्हारे हाथ में यह तलवार कहाँ से 
आ गई? 


हैरी ने कनखियां से जिती की तरफ देखते हुए बोला, “यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगा!” 
“प्रतु- s 


“बाद में,” हैरी ने जल्दी से कहा उसे लगा कि रॉन को यह बताना अच्छा नहीं रहेगा कि तहख्ावा कौन खोल 
रहा था, कम से कम जिनी के सामने तो बिलकुल भी नही 'लॉकहार्ट कहाँ है? 


“पीछे वहाँ पर,” रान ने मुस्कराते हुए कहा और अपने सिर को पीछे झटका दिया। वह पाइप और सुरंग के ऊपर 
वाळे हिस्से की तरफ इशारा कर रहा था “उसकी हालत ख़राब ही आओ और खुद देख लो!” 

ज्वाला के पीछे-पीछे, जिसके चौड़े लाळ पंखों से अंधेरे में भी हलकी सुनहरी चमक विकल रही थी, वे सब पाइप 
के मुंह की तरफ वापस चल दिए गिल्ड्राँय लॉकहार्ट वहाँ बैठा था और आराम से गुनगुना रहा था। 


“उसकी याददाश्त चली गई है,” रॉव ने कहा याददाश्त भुलाने वाला मत्र उलट गया था। हमारे बजाय उसे ही 
लग्‌ गया। उसे जूरा भी पता नहीं है कि वह कौन है, कहाँ है या हम कौन हैं ? मैंने उससे यहाँ रुकने और इंतज़ार करने 
के लिए कहा था वह ख़ुद के लिए खत्रा बन चुका है 


लॉकहार्ट ने अच्छे भाव से उन्‌ सबको देखा 
हैलो,” उसने कहा! “यह थोड़ी अजीब सी जगह है, है ना? क्या तुम यहाँ रहते हो ? 
“नहीं,” रॉव ने हैरी की तरफ भाँहें उठाते हुए कहा 


हैरी नीचे झुका और लबे अंधेरे पाइप में ऊपर देखा। 


फिर उसने रॉव से पूछा, क्या तुमने सोचा है कि हम ऊपर कैसे पहुँचेंगे ?” 


रॉत ने अपना सिर हिलाया, प्रतु ज्वाला हैरी के पास मंडरा रहा था और अब उसके सामने पंख फड़फड़ा रहा था। 
उसकी मनकेदार आँखें अंधेरे में चमक रही थी। वह अपनी पूँछ के लबे सुनहरे पंख लहरा रहा था हैरी ने अनिश्चितता से 
उसकी तरफ देखा 


“ऐसा लगता है, वह चाहता है कि तुम उसे पकड़ लो ...” प्रेशान दिखते हुए रॉत ने कहा “परंतु तुम तो इतने 
भारी हो एक पक्षी तुम्हें ऊपर कैसे ले जा सकता है? 


हैरी बोला, “ज्वाला कोई साधारण पक्षी नहीं है” वह तेज़ी से दूसरों की तरफ मुड़ा, हमें एक-दूसरे को पकड़वा 
होगा जिनी, रॉत का हाथ पकड़ लो। प्रोफेसर लॉकहार्ट-! 


“वह तुमसे कुछ कह रहा है,” रॉन ने तेज़ी से लॉकहार्ट से कहा) 
“तुम जिनी का दूसरा हाथ पकड़ लो?” 


हैरी ने तलवार और बोलती टोपी अपने बेल्ट में खांसी रान ने हैरी के कपड़ों का सिरा पकड़ लिया और हैरी ने 
आगे बढ़कर ज्वाला की पूँछ के गर्म पंख पकड़ लिए! 


उसका पूरा शरीर असाधारण रूप से हलका हो गया और अगले पल एक झटके के साथ वे पाइप में ऊपर की 


तरफ उड़ने लगे। हैरी सुन सकता था कि लॉकहार्ट उसके वीचे लटकते हुए यह कह रहे थे, “अद्भुत! अद्भुत! यह तो जादू 
की तरह लगता है!” ठंडी हवा हैरी के बालों को उड़ा रही थी और इससे पहले की वह यात्रा का आनद ले पाए, यात्रा 
ख़त्म हो गई। वे चारों मायूस मीना के बाथरूम के गीले फर्श प्र उत्र गए। जब लॉकहार्ट ने अपना हैट सीधा किया, तो 
वह सिंक, जिसमें पाइप छिपा था, दुबारा अपनी जगह प्र खिसक गया। 

मीना ने उन्हें आँखें फाइकर देखा। 

बड़े निराश भाव से उसने हैरी से कहा, “तुम जिंदा हो!” 

हैरी ने अपने चश्मे से खन और कीचड़ के छींटे पाँछते हुए थोड़े कठोर स्वर में कहा, "तुम्हें इतना निराश होने की 
जूरूरत्‌ वहीं है।” 


“ओह, अच्छा ...मैं तो बस सोच रही थी कि अगर तुम मर जातें, तो तुम मेरे टॉयलेट में मेरे साथ रह सकते थे,” 
यह बोलते समय मायूस मीना का चेहरा शर्म के मारे सफेद हो गया था 


जब वे बाथरूम से बाहर निकलकर अँधेरे वीरान गलियारे में आ गए, तो रान बोला, हैरी! मुझे लगता है कि मीना 
तुम्हें बसद करने लगी है! जिनी, अब तुम्हें मीना से टक्कर लेना पड़ेगी!” 


प्रतु जिनी के खामोश चेहरे पर अब भी आँसू तेज़ी से बह रहे थे 

रॉन्‌ ने जिती की तरफ चिता भरी विगाह डालते हुए पूछा, “अब कहाँ?” हैरी ने इशारा किया 

ज्वाला गलियारे में सुनहरी चमक फंकता हुआ आगे-आगे जा रहा था वे उसके पीछे-पीछे चल दिए और कुछ पल 
बाद वे प्रोफेसर मैक्गॉनेगल के ऑफिस के बाहर खड़े थे। 


हैरी ने दस्तक दी और धक्का देकर दरवाजा खोला 


अध्याय - अठारह 
डॉबी का पुरस्कार 


हैरी, रॉन, जिनी और लॉकहार्ट जब दरवाजे की चौखट प्र खड़े थे, तो एक प्ल के लिए अदर ख़ामोशी छा गई 
वे गंदगी, कीचड़ और खून (हैरी के मामले में) से सने हुए थे। फिर एक चीख सुवाई दी! 


जिती!” 

चीख़ने वाली मिसेज वीज़्ली थीं, जो अँगीठी के सामने बैठकर रो रही थी वे उछलकर खड़ी हुई और उनके ठीक 
पीछे मिस्टर वीज़्ली भी। दोनों ने लपककर अपनी बेटी को गले लगा लिया 

बहरहाल हैरी उन्हें नहीं, बल्कि उनके पीछे देख रहा था। मैंटलपीस्‌ के पास खड़े प्रोफेसर डम्बलडोर मुस्करा रहे थो 
पास ही प्रोफेसर मैक्गॉनेगल भी खड़ी थीं और वे अपनी छाती प्र हाथ रखकर गहरी साँसें ले रही थी। ज्वाला हैरी के कान 
के पास उड़ता हुआ गया और डम्बलडोर के कथे प्र बैठ गया और फिर मिसेज वीज़्ली ने हैरी और रान को कसकर गले 
लगा लिया 


“तुमने इसे बचा लिया! तुमने इसे बचा लिया! तुमने यह कैसे किया ?” 
प्रोफेसर मैक्गॉनेगल धीमे से बोलीं, “मुझे लगता है कि हम सब यह जानना चाहते हैं! 


मिसेज वीज़्ली ने हैरी को छोड़ दिया वह एक पल के लिए झिझका, फिर टेबल के पास तक गया और वहाँ बोलती 
टोपी, माणिक जड़ी तलवार और रिडल की डायरी रख दी। 


फिर उसने उत्‌ लोगों को सब कुछ बताना शुरू किया वह लगभग पंद्रह मितट तक बोलता रहा और उत्सुक लोग 
ख्ामोशी से उसकी बातें सुनते रहे! उसने उन्हें बताया कि किस तरह उसे अदृश्य आवाज सुनाई देती थी, किस तरह हर्माइनी 
ने आखिरकार यह समझ लिया कि उसे जो आवाजें सुनाई दे रही थी वह पाइपों में घूम रहे कालदृष्टि की आवाज थी, 
किस तरह उसने और रॉव ने अंधेरे जगल में मकड़ियों का पीछा किया, जहाँ एरेगॉँग ने उन्हें बताया कि कालदृष्टि का पिछला 
शिकार कहाँ मरा था, किस तरह उसने अनुमान लगाया कि वह शिकार मायूस मीना ही रही होगी और रहस्यमयी तहख़नाने 
का प्रवेशद्वार बाथरूम में ही होना चाहिए...” 


जब वह रुका, तो प्रोफेसर मैक्गॉनेगल ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, “बहुत बढ़िया! तो तुमने पता लगा लिया 
कि प्रवेशद्वार कहाँ था। साथ ही मैं यह भी कहना चाहुँगी कि ऐसा करते समय तुमने स्कूल के लगभग सौ नियम तोड़े होंगे। 
प्रतु पॉटर, तुम सब लोग वहाँ से जिंदा कैसे निकल आए? 


अब तक बहुत ज़्यादा बोलने के कारण हैरी की आवाज़ भर्राने लगी थी। इसी भर्राई आवाज में उसने बताया कि 
ज्वाला सही समय प्र आ गया था और बोलती टोपी ने उसे तलवार दे दी थी। प्रतु तभी वह रुक गया उसने जान-बूझकर 
अब तक रिडल की डायरी या जिवी का जिक्र नहीं किया था जिवी अपनी माँ के कधे पर सिर टिकाकर खड़ी थी और 
उसके गालों प्र अब भी आँसू ख़ामोशी से बहे जा रहे थे। हैरी ने दहशत से सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनी को 
स्कूल से निकाल दिया जाएगा? रिडल की डायरी अब काम नहीं करेगी ... अब यह कैसे साबित किया जा सकता है कि 
डायरी ने ही जिनी को यह सब करने के लिए मजबूर किया था? 


हैरी ने मदद के लिए डम्बलडोर की तरफ देखा, जो हलके से मुस्कराए उनके आधे चाँद के आकार के चश्मे में 
आग की रोशनी चमक रही थी 

डम्बळडोर धीरे से बोले, “मेरी सबसे ज़्यादा रुचि यह जानने में है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने जिनी को किस तरह अपने 
वश में कर लिया, जबकि मेरे सूत्रों के अनुसार वह इस समय अल्बानिया के जंगलों में छुपा हुआ है! 


हैरी को बहुत राहत मिली। उसे जबर्दस्त राहत का एहसास हो रहा था 


“क-क्या? मिस्टर वीज़ळी ने सदमे में कहा 'तुम-जावते-हो-कौव? जिती को व-वश में? परंतु जिनी वश में नहीं है 
..-जिनी वश में नहीं थी ... क्या सचमुच? 


हैरी ने जल्दी से डायरी उठाकर डम्बलडोर को दिखाते हुए कहा, “यह काम इस डायरी ने किया था! जब रिडल 
सोलह साल का था, तब उसने यह डायरी लिखी थी? 


डम्बलडोर ने हैरी से डायरी ले ली और अपनी लबी, मुड़ी हुई नाक के नीचे रखकर उत्सुकता से उसके जले और 
गीले पने देखे। 

“बेहतरीन,” वे धीमे से बोळे 'यह बात तो तय है, वह हॉगवर्टस का अब तक का शायद सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी 
था? वे वीज़्ली परिवार की ओर मुड़े, जो पूरी तरह हैरान दिख रहे थो 

“बहुत कम लोग जानते हैं कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का असली नाम टॉम रिडल था! पचास साल पहले मैंने ख़ुद उसे 
हॉगवर्टस में पढ़ाया था। स्कूल से निकलने के बाद वह गायब हो गया ... बहुत दूर-दूर तक घूमा ... गुप्त कलाओं में गहराई 
तक डूब गया, बुरे से बुरे जादूगरों की सोहबत में रहा, इतने सारे ख़तरनाक जादुई रूप-परिवर्ततों से गुज़ण कि जब वह लॉर्ड 
वोल्डेमॉर्ट बनकर दुबारा सामने आया, तो उसे पहचानना आसान नहीं था। शायद ही किसी ने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को उस बुद्धिमान 
और आकर्षक लड़के के साथ जोड़कर देखा, जो कभी यहाँ हेड बॉय था” 


“प्रतु जिनी,” मिसेज वीज़्ली बोलीं, “हमारी जिनी का उससे क्या लेना-देना था ? 


जिनी ने सुबकते हुए कहा, उसकी डायरी! मैं उसमें लिखती रही थी और वह पूरे साल मुझे जवाब देता रहा? 


मिस्टर वीज़्ली हक्‍्के-बक्के दिखते हुए बोले, “जिती! क्या मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया ? मैंने तुमसे हमेशा क्या कहा 
था ? कभी किसी सोचने वाली चीज़ प्र विश्‍वास मत करवा, जिसके बारे में यह मालम त हो कि उसका मस्तिष्क कहाँ 
है। तुमने यह डायरी मुझे या अपनी माँ को कयां नहीं दिखाई? इतनी संदिग्ध चीज़! स्पष्ट रूप से इसमें काला जादू भरा 
था!” 

“मैं न-वहीं जानती,” जिती सुबकने लगी। “मुझे यह डायरी उन किताबों के भीतर मिली थी, जो मम्मी ने मुझे दी 
थी मुझे ल-लगा किसी ने उसे वहाँ बस छोड़ दिया है और उसके बारे में भूल गया है ...” 


डम्बलडोर सख्त लहज़े में बीच में बोले, “मिस वीज़्ली को सीधे अस्पताल जाना चाहिए यह उसके लिए बहुत यातना 
का दौर रहा है। उसे कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। उससे बड़े और ज्यादा समझदार जादूगर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से धोखा खा 
चुके हैं उन्होंने दरवाज़े की तरफ कदम बढ़ाकर उसे खोला! “बिस्तर पर आराम और शायद गर्म चॉकलेट का एक बड़ा, 
धुआँ निकालता मगो मैंने हमेशा पाया है कि इससे मेरी हाळत सुधर जाती है,” उन्होंने जिनी की तरफ दयालुता से मुस्कराते 
हुए कहा “मैडम पॉमफ्री तुम्हें इस समय भी जागती हुई मिलेगी। वे बेजान लोगों को मत्रकवच का काढ़ा पिला रही होंगी 
- मुझे लगता है, कालदूष्टि के शिकार किसी भी पल होश में आ जाएँगे 


रान ने खुश होते हुए कहा, “तो हर्माइनी आज टीक हो जाएगी!” 

डम्बलडोर बोले, "ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है, जो ठीक न्‌ हो सको” 

मिसेज वीज़ली जिनी को बाहर ले गई और मिस्टर वीज़्ली भी उनके पीछे चले गए! वे अब भी बुरी तरह विचलित 
दिख रहे थो 

प्रोफेसर डम्बलडोर ने कुछ सोचते हुए प्रोफेसर मैक्गॉनेगल से कहा, “देखो मितर्वा, मैं सोचता हैं कि इसके बाद 
एक अच्छा जश्न होगा चाहिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप किचन में जाकर इसकी तैयारी करने की ख़बर दे दी? 


“ठीक है,” प्रोफेसर मैक्गॉनेगल ने फुर्ती से कहा और दरवाज़े की तरफ बढ़ी! पॉटर और वीज़्ली से निबटने की 
जिम्मेदारी मैं आपको सौंपती हूँ, ठीक है ? 


बिलकुल,” डम्बलडोर ने जवाब दिया। 


प्रोफेसर मैक्गॉनेगल चली गई। हैरी और रन अनिश्चितता से डम्बलडोर को ताकते रहे। “उनसे विबटने की जिम्मेदारी” 
से प्रोफेसर मैक्गॉँनेगल का ठीक-टीक क्या मतलब था? कहीं ऐसा तो नहीं - कहीं ऐसा तो नहीं - कि उन्हें सज़ा मिलने 
वाली हो? 

डम्बळडोर बोले, “मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने तुम दोनों को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर तुमने 
स्कूल के वियम तोड़े, तो मुझे तुम्हें स्कूल से बाहर निकालना पड़ेगा” 


रान्‌ ने दहशत से अपना मुँह फाड़ा 


“जिससे यह पता चलता है कि अच्छे से अच्छे आदमी को भी कई बार अपने शब्द वापस लेना पड़ते है,” डम्बलडोर 
मुस्कराते हुए आगे बोले। “तुम दोनों को स्कूल की सेवाओं के लिए विशेष पुरस्कार मिलेगा और - मुझे देखने दो - हाँ 
मैं सोचता हुँ कि तुम दोनां को ग्छूड्द्वार के लिए दो-दो सौ पॉइंट भी मिलना चाहिए” 

रान्‌ का चेहरा लॉकहार्ट के वैलेटाइन के फूलों की तरह चमकीला गुलाबी हो गया और उसने अपना मुँह दुबारा 
बंद कर लिया 


डम्बलडोर ने आगे कहा, “परंतु हममें से कोई अब भी इस ख़तरवाक अभियान में अपनी भूमिका के बारे में बिलकुल 
खामोश है। इतनी विनम्रता क्‍यों दिखा रहे हो, गिल्ड्रॉय ? 

हैरी चौंक गया वह लॉकहार्ट के बारे में तो बिलकुल ही भूल गया था वह पलटा और उसने देखा कि लॉकहार्ट 
कमरे के एक कोने में खड़ा हुआ था और अब भी बेवजह मुस्करा रहा था जब उम्बलडोर ने उसकी तरफ देखते हुए उसका 
नाम लिया, तो लाँकहार्ट ने पीछे मुड़कर देखा कि वे किससे बोल रहे थे 

“प्रोफेसर डम्बलडोर,” राँन ने तुरत कहा, “रहस्यमयी तहख्ाने में एक दुर्घटना घट गई थी, प्रोफेसर लॉकहार्ट -! 

क्या मैं प्रोफेसर हूँ ” लॉकहार्ट ने हलके आश्चर्य से कहा “बहुत बढ़िया। मुझे तो लग रहा था कि मैं किसी लायक 
नहीं हुँ!” 

रॉन्‌ ने डम्बलडोर को शातिपूर्वक बताते हुए कहा, 'लॉकहार्ट ने हम प्र याददाश्त भुलाने का मत्र पढ़ने की कोशिश 
की थी, प्रतु छड़ी ने पलटकर उन्हीं प्र मत्र दे मारा” 


“अच्छा,” डम्बलडोर ने कहा और अपना सिर हिलाया। उनकी लंबी सफेद मँँछे फड़क रही थी। “अपनी ही तलवार 
से चोट खा गए, गिल्ड्रॉय/” 


“तलवार? लाकहार्ट ने सकपकाते हुए कहा “मेरे पास तलवार नहीं है। उस लड़के के पास है। उन्होंने हैरी की ओर 
संकेत किया 'वह आपको तलवार दे सकता है!” 

डम्बलडोर रॉन्‌ से बोले, क्या तुम प्रोफेसर लॉकहार्ट को अस्पताल ले जा सकते हो? मैं हैरी से अकेले में कुछ 
बातें करना चाहता हूँ 


लॉकहार्ट टहलते हुए बाहर चला गया दरवाज़ा बद करते समय राँन ने डम्बलडोर तथा हैरी की तरफ प्लटक्र अजीब 
निगाहाँ से देखा। 


डम्बलडोर आग के पास वाली एक कुर्सी तक पहुँचे 


फिर वे बोल, बैठ जाओ, हैरी! और हैरी न जाने क्‍यों घबराहट महसूस करते हुए बैठ गया। 

हैरी, सबसे पहले तो मैं तुम्हें धन्यवाद देगा चाहता है,” डम्बलडोर ने कहा! उनकी आँखों में एक बार फिर चमक 
दिख रही थी। तुमने तहखाने में मेरे प्रति सच्ची वफादारी दिखाई होगी। इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ ज्वाला को तुम 
तक नहीं पहुँचा सकती थी? 

उन्होंने ज्वाला को थपथपाया, जो अपने पंख फड़फड़ाते हुए उनके घुटने प्र बैठ गया था। जब डम्बलडोर ने उसे 
देखा, तो हैरी अजीब ढग से मुस्कराया 

“तो तुम टॉम रिडल से मिल लिए,” डम्बळडोर ने सोचते हुए कहा “मै कल्पता कर सकता हैँ कि तुमसे मिलते 
में उसकी सबसे ज्यादा रुचि रही होगी...” 


हैरी को जो बात सबसे ज़्यादा प्रेशान कर रही थी, अचानक वह उसके मुँह से धड़धड़ाती हुई निकल गी 


“प्रोफेसर डम्बलडोर ... रिडल ने कहा था कि मैं उसकी तरह हूँ। उसने कहा था, हमारे बीच अजीब सी समानताएँ 


“उसने ऐसा कहा?” डम्बलडोर ने अपनी मोटी सफेद भौंहों के नीचे से हैरी की तरफ विचारपूर्वक देखते हुए कहा। 
“और तुम्हें क्या लगता है, हैरी? 


“मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी तरह हूँ!” हैरी ने अपनी उम्मीद से ज़्यादा तेज आवाज़ में बोलते हुए कहा “मेरा 
मतलब है, मैं तो - मैं तो र्हड़द्वार में हुँ, मैं तो ...” 


प्रतु वह खामोश हो गया उसके मन में छुपी शका दुबारा उभरने लगी। 


उसने एक पल बाद दुबारा बोलना शुरू किया, प्रोफेसर, बोलती टोपी ने मुझसे कहा था कि अगर मैं - अगर 
मैं नागशक्ति में होता, तो बेहतर होता! कुछ समय के लिए सब लोग यही मानने लगे थे कि मैं ही नागशक्ति का वारिस 


. क्योंकि मैं सर्पभाषा बोल सकता हूँ 

“तुम सर्पभाषा इसलिए बोल सकते हो, हैरी,” डम्बलडोर ने शाति से कहा, क्योंकि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट - जो नागेश 
नागशक्ति का आखिरी बचा हुआ वारिस है - सर्पभाषा बोल सकता है। अगर मैं गूलत नहीं हूँ, तो जिस रात उसने तुम्हें 
यह निशात दिया था, उसी रात को उसने तुम्हें अपनी कुछ शक्तियाँ भी दे दी थी। हालॉकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें 
शक्तियाँ देने का उसका कोई इरादा नहीं था...” 

हैरी ने भौचक्के होते हुए पूछा, 'वोल्डेमॉर्ट ने मुझे अपनी कुछ शक्तियाँ भी दी हैं ? 

“निश्चित रूप्‌ ऐसा ही लगता है! 

हैरी ने डम्बलडोर की तरफ हताशा से देखते हुए कहा, “तब तो मुझे नागशक्ति में होना चाहिए। बोलती टोपी को 
मुझमें नागशक्ति की शक्तियाँ दिख गई होंगी और उसने -! 

“इसके बावजूद तुम्हें ग्छड़द्वार में रख दिया,” उम्बलडोर ने शांति से कहा। “मेरी बात ध्यात से सुनो, हैरी तुममें ऐसे 
कई गुण हैं, जिन्हें नागेश नागशक्ति अपने चुने हुए विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा पसंद करता था। उसकी ख़ुद की बहुत दुर्लभ 
क्षमता यानी कि सर्पभाषा ... चतुराई ... सकल्प ... कुछ हद तक नियम तोड़ने की आदत भी,” उन्होंने आगे कहा उनकी 
मँछ एक बार फिर फड़कने लगी थी। “प्रतु इसके बाद भी बोलती टोपी ने तुम्हें ग्छड़द्वार में रखा। तुम जानते हो, ऐसा 
क्यों हुआ सोचो!” 


हैरी ने हारे अंदाज़ में कहा, “उसने मुझे गछूड्द्वार में सिर्फ इसलिए रखा, क्योंकि मैंने उससे अनुरोध किया था कि 
वह मुझे नागशक्ति में न भेजे 


“बिलकुल ठीक,” डम्बलडोर का चेहरा ख़ुशी से एक बार फिर चमकने लगा था “इसी वजह से तुम टॉम रिडल 
से बहुत अलग हो। हम क्या हैं, यह हमारी योग्यताआं से नहीं, बल्कि हमारे फैसलों से जाहिर होता है।” प्रतु हैरी अब 
भी अपनी कुर्सी पर स्तव्य और स्थिर बैठा रहा। “और हैरी, अगर तुम्हें इस बात का सबूत चाहिए कि तुम्हारी असली जगह 
ग्रड्द्वार है, तो मैं यह सुझाव देता हूँ कि तुम इसे ज़रा गौर से देखो!” 


डम्बूलडोर प्रोफेसर मैक्गॉनेग्ल की टेबल तक पहुँचे! उस पर से उन्होंने खन से सवी चाँदी की तलवार उठाई और 
हैरी को दे दी। हैरी ने उसे धीमे से प्लटकर देखा। आग की रोशनी में बड़े-बड़े माणिक चमक रहे थो और फिर उसने 
मूठ के टीक नीचे लिखा नाम देखा 

गौरव गहड़द्वारा 

डम्बळडोर ने समझाते हुए कहा, हैरी, सिर्फ एक सच्चा गछड़द्वार वाला ही इस तलवार को टोपी में से निकाल 
सकता था!” 

एक मिनट तक दोनों चुप रहे। फिर डम्बलडोर ने प्रोफेसर मैक्गॉनेगल की टेबल से एक ड्रॉअर बाहर खींचकर उसमें 
से एक कलम और स्याही की बोतल निकाली 


“अब तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है हैरी - वह है अच्छा भोजन और अच्छी नीदी मैं तुम्हें सुझाव देता हैं कि तुम 
वीचे जश्न में जाओ। तब तक मैं अज़्काबान में एक पत्र भिजवाता हुँ - हमें हमारा हैग्रिड वापस चाहिए और मुझे दैनिक 
जाद्वगर में छप्वाने के लिए एक विज्ञापन भी तैयार करना होगा,” उन्होंने सोचते हुए कहा हमें गुप्त कलाओं से रक्षा के 
एक नए टीचर की ज़रूरत है। न्‌ जाने क्यों, हमारे यहाँ गुप्त कलाओं से रक्षा का कोई टीचर टिक ही नहीं पाता है, है 
ना? 


हैरी उठा और दरवाज़े की तरफ बढ़ा उसने अभी हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि तभी दरवाज़ा इतनी जोर 
से खुला कि दीवार से टकराकर वापस लौट गया। 

वहाँ प्र लूसियस मैल्फॉय खड़े थे! उनका चेहरा गुस्से से लाल था। और उनकी बाह के नीचे डॉबी खड़ा था, जिसके 
पूरे शरीर प्र पट्टियाँ बँधी थीं। 

“गुड ईवनिंग, लूसियस,” डम्ब्लडोर चहकते हुए बोले! 


मिस्टर मैल्फाँय जब कमरे में तेज़ी से घुसे, तो उन्होंने हैरी को लगभग गिरा ही दिया डॉबी उनके पीछे-पीछे दौड़ते 
हुए अदर आया वह उनके चोगे के सिरे को पकड़े खड़ा था और उसके चेहरे पर दहशत का भाव था। 

“तो! लूसियस मैल्फाँय ने अपनी ठंडी नजरें डम्बलडोर प्र जमाते हुए कहा “आप वापस आ गएी गवर्वरों ने आपको 
बर्खास्त कर दिया था, परंतु इसके बावजूद आपने हॉगवर्टस लौटना बेहतर समझा।' 


“देखो लसियस,” डम्बलडोर ने एक शात मुस्कान के साथ कहा, “बाकी ग्यारह गवर्नरों ने आज मुझसे सपर्क किया 
था सच कहा जाए तो एक तरह से मैं उल्लुआं के तूफान में घिर गया था। उन्हें यह पता चला था कि आर्थर वीज़्ली 
की बेटी की हत्या हो गई है और वे चाहते थे कि मैं यहाँ तत्काल लौट आऊँ। उनके ख्याल से इस स्थिति से निबटने 
के लिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। उन्होंने मुझे बहुत अजीब कहानियाँ सुनाई! उनमें से कुछ ने तो यह बताया कि मेरी बर्खास्तगी 
के लिए उनके दस्तखत करवाते समय आपने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने दस्तखत नहीं किए, तो आप उनके परिवारों 
का शाप द दंगा 


मिस्टर मैल्फॉँय हमेशा से ज़्यादा पीले दिखने लगे, परतु उनकी आँखें अब भी आक्रोश में सिकुड़ी हुई थी 


“तो - क्या आपने हमले रुकवा दिए हैं?” मैल्फॉय ने यम्य से पूछा क्या आपने अपराधी को पकड़ लिया है? 


हाँ,” डम्बलडोर ने मुस्कराते हुए कहा] 

“अच्छा ? मिस्टर मैल्फॉय ने तेजी से कहा वह कौन है ?” 

“वही जो पिछली बार था, रुसियस,” डम्बूलडोर बोले। “परतु इस बार लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट किसी दूसरे के माध्यम से 
काम कर रहा था। इस डायरी के माध्यम से! 

उन्होंने छोटी काली किताब उठाई, जिसके बीच में बड़ा छेद साफ दिख रहा था। फिर उन्होंने मिस्टर मैल्फॉय को 
गौर से देखा! बहरहाल, हैरी डॉबी को देख रहा था 

घ्रेळ जिन्न बहुत अजीब हरकतें कर रहा था। उसकी बड़ी आँखें हैरी को अर्थपूर्ण ढंग से देख रही थी वह डायरी 
की त्रफ इशारा कर रहा था, फिर मिस्टर मैल्फॉँय की तरफ और फिर अपनी मुट्टी से ख़ुद के सिर प्र कसकर मार रहा 
था। 

“अच्छा ...” मिस्टर मैल्फॉय ने धीमे से डम्बलडोर से कहा। 

“बहुत चतुराई भरी योजना थी,” डम्बलडोर ने सामात्य लहज़े में कहा वे अब भी मिस्टर मैल्फाँय की आँखों में आँखें 
डालकर देख रहे थे। क्योंकि अगर हैरी -” मिस्टर मैल्फाँय ने हैरी पर गुस्से भरी तीखी निगाह डाली, “और उसका दोस्त 
रॉत्‌ इस डायरी को नहीं खोजते तो - जिनी वीज़ली प्र ही सारा दोष मढ़ा जाता! कोई भी कभी यह साबित नहीं कर पाता 
कि उसने अपनी मर्जी से यह काम नहीं किया था...” 


मिस्टर मैल्फॉय कुछ नहीं बोले! उनका चेहरा अचानक एक मुखौँटे की तरह हो गया 


“और कल्पना करो,” डम्बलडोर ने आगे कहा, “उस स्थिति में क्या हुआ होता ...वीज़ली परिवार हमारे सबसे प्रमुख 
शुद्ध-खून वाले परिवारों में से एक है। जगा सोचो, अगर लोगों को यह पता चलता कि आर्थर वीज़्ली की बेटी मगलुआं 
प्र हमले कर रही थी और उनकी हत्या कर रही थी, तो आर्थर वीज़्ली और उनके मगल सरक्षण अधिनियम पर इसका क्या 
प्रभाव पड़ता? यह तो बहुत अच्छा रहा कि हमें यह डायरी मिल गई और इससे रिडल की यादें मिट गई। अगर ऐसा नहीं 
होता, तो न जाने इसके क्या परिणाम होते ...” 


मिस्टर मैल्फॉय ने खुद को बोलने के लिए विवश किया 
“बहुत अच्छा रहा,” उन्होंने कड़क आवाज़ में कहा 


अभी भी डॉबी मैल्फाँय की पीठ के पीछे से इशारे कर रहा था - पहले डायरी की तरफ, फिर लूसियस मैल्फॉय 
की तरफ और इसके बाद वह माथे प्र हाथ ठोंक रहा था 


और अचानक हैरी समझ गया उसने डॉबी की तरफ सिर हिलाया। डॉबी खुद को सज़ा देते हुए कान उमेठने लगा 
और पीछे एक कोने में चला गया 


“मिस्टर मैल्फॉय, क्या आप यह नहीं जानना चाहेंगे कि जिती को यह डायरी कैसे मिली?” हैरी ने पूछा 
लूसियस मैल्फॉय मुड़कर उसकी तरफ घुमे 
वे बोले, “मुझे क्या मालम, यह डायरी उस मूर्ख लड़की तक कैसे पहुँची? 


“क्योंकि यह आपने ही उस तक पहुँचाई थी,” हैरी ने कहा 'फ़्लरिश एंड ब्लॉट्स नामक किताबों की दुकान में! 
आपने रूप-परिवरर्तत की उसकी पुरानी किताब उठाई थी और डायरी उसके भीतर रख दी थी, है ना? 


उसने देखा कि मिस्टर मैल्फाँय के सफेद हाथों की मुट्ठी बार-बार बद हो रही थी और खुल रही थी। 


“इसे साबित करके दिखाओ,” उन्होंने फुफकारते हुए कहा। 


“अरे, कोई भी यह साबित नहीं कर पाएगा,” डम्बलडोर बोले और हैरी की तरफ देखकर मुस्कराए। “अब नहीं, जब 
रिडल उस डायरी से गायब हो गया है। परंतु लूसियस, मैं आपको यह सलाह देवा चाहूँगा कि आप लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की स्कूल 
की बाकी पुरानी चीज़ें भविष्य में किसी तक न्‌ पहुँचा अगर और कोई चीज़ मासूम हाथों में पहुँची, तो मैं सोचता हूँ 
कि आर्थर वीज़्ली उसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराने की पूरी व्यवस्था करना चाहेंगे ...” 


लूसियस मैल्फाँय एक पल के लिए खड़े रहे! हैरी को साफ दिख रहा था कि उनका दायाँ हाथ हिला, जैसे वे 
अपनी छड़ी बाहर निकालने के लिए बेताब हो! बहरहाल, इसके बजाय वे अपने घरेलू जिन्न की आर मुड़े। 

'डॉबी, वापस चली!” 

उन्होंने दरवाजा जोर से खोला और जब घरेळ जिन्न जल्दी से उनके पीछे आया, तो उन्होंने उसे लात मारकर 
सीधे दरवाज़े से बाहर कर दिया। पूरे गलियारे में डॉबी चीख़ते हुए गया और उसकी दर्द भरी चीख दूर-दूर तक सुनाई दे 
रही थी। हैरी एक पल के लिए ठहरा और सोचता रहा! फिर उसके मन में एक विचार आया। 


“प्रोफेसर डम्बलडोर,” उसने जल्दी से कहा, “क्या मैं यह डायरी मिस्टर मैल्फॉँय को वापस कर सकता हूँ, प्लीज? 
क्यों नहीं, हैरी,” डम्बलडोर ने शांति से कहा “परंतु जल्दी! याद रखता, तुम्हें जश्न में भी जावा है।' 


हैरी ने डायरी उठाई और आँफिस से बाहर दौड़ लगा दी। वह मोड़ के पास डॉबी की दर्द भरी चीख़ों को धीमा 
होते सुन सकता था। वह यह सोच रहा था कि उसकी योजना सफल होगी या नही। बहरहाल, उसने जल्दी से अपना एक 
जूता उतारा और फिर अपने गदे मोजे को बाहर खींचते हुए उसके अदर डायरी रख दी। फिर वह अँधेरे गलियारे में दौड़ 
पड़ा 


वह सीढ़ियों के ऊपर उनके पास पहुँचा 

“मिस्टर मैल्फॉय,” उसने हाँफते हुए और दौड़ना बद करते हुए कहा, "मुझे आपको कुछ लौटाना है।' 

यह कहते हुए उसने अपना बदबूदार मोजा लसियस मैल्फॉँय के हाथ में जबरदस्ती पकड़ा दिया 

“क्या है -! 

मिस्टर मैल्फाँय ने डायरी के ऊपर से मोजे को हटाया और मोज़े को एक तरफ फक दिया फिर वे गुस्से से कभी 
डायरी को, तो कभी हैरी को देखते रही 

इसके बाद मिस्टर मैल्फॉय धीमे से बोले, हैरी पॉटर, तुम्हारा भी किसी दिन वही बुरा हाल होगा, जो तुम्हारे मा-बाप 
का हुआ था वे भी मूर्ख थे और दूसरों के मामलों में टाँग अड़ाते थो? 

मैल्फाँय पलटकर चलने के लिए आगे बढ़े! 

“चलो, डॉबी। मैंने कहा, चला!” 

प्रतु डॉबी हिला तक नहीं। उसके हाथ में हैरी का बदबूदार गदा मोजा था और वह इसकी तरफ ऐसे देख रहा 
था, जैसे उसे कोई अनमोल खज़ाना मिल गया हो। 

मालिक ने डॉबी को मोजा दिया है,” घरेळ जिन ने हैरानी से कहा “मालिक ने डॉँबी को मोज़ा दिया है! 

“क्या? मिस्टर मैल्फॉय ने थूक उड़ाते हुए कहा यह तुम क्या कह रहे हो? 


“डॉबी को एक मोजा मिल गया,” डॉबी ने अविश्वास से कहा “मालिक ने इसे फंका और डॉबी ने इसे पकड़ लिया, 
और डॉबी - डॉबी अब आज़ाद है! 


लुसियस मैल्फॉय अपनी जगह प्र जमे रह गए और घरेल जिन्न को घूरते रहे! फिर उन्होंने हैरी पर छलाँग लगाई 
लड़के, तुमने मुझसे मेरा गुलाम छीन लिया!” 
प्रतु डॉबी चिल्लाया, “आप हैरी पॉटर को कोई नुकसान नहीं प्हुचाएँगे!” 


एक्‌ तेज धमाका हुआ और मिस्टर मैल्फॉय पीछे की तरफ फिका गए एक बार में तीन सीढ़ियाँ पार करते हुए 
वे मुड़ी-तुड़ी हालत में नीचे जाकर फर्श प्र गिरे! उठते समय उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उन्होंने अपनी छड़ी 
बाहर निकाली, प्रतु डॉबी ने उन्हे चेतावनी देते हुए अपनी लंबी उंगली उठाई 


“आप अब चले जाएँ,” उसने मिस्टर मैल्फॉँय की तरफ उँगली हिलाते हुए गुस्से से कहा, “आप हैरी पॉटर को हाथ 
भी न्‌ लगाएँ अब आप यहाँ से चले जाएँ 


लुसियस मैल्फाँय के पास और कोई विकल्प नहीं था। उन दोनों पर आखिरी बार कहर ढाती निगाह डालने के बाद 
उन्होंने अपता चोगा अपने चारों तरफ लहराया और तेज़ कदमों से चलते हुए ओझल हो गए 


'हैरी पॉटर ने डॉबी को आजाद कर दिया!” घरेळ जिन्न ने चीख़ते हुए हैरी की तरफ देखा सबसे पास वाली खिड़की 
से आती चाँदनी उसकी गेंद जैसी गोल आँखों में चमक रही थी। हैरी पॉटर ने डॉबी को आजाद कर दिया!” 


“मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता था, डॉबी,” हैरी ने मुस्कराते हुए कहा “बस इतना वायदा करो कि अब 
दुबारा कभी मेरी जान बचाने की कोशिश नहीं करोगे” 


घरेळ जिन्त के बदसूरत्‌ भूरे चेहरे प्र अचानक एक चौड़ी, दाँत दिखाने वाली मुस्कान आ गडी 


जब डॉबी ने कापते हाथों से हैरी का मोज़ा पहना, तो हैरी ने कहा, “डॉबी, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता 
है। याद है, तुमने मुझसे कहा था कि इसका तुम-जानते-हो-कौन से कोई लेवा-देवा नहीं था! तो -! 


“यह एक इशारा था, सर,” डॉबी ने कहा उसकी आँखें फैल गई थीं, जैसे यह इतना स्पष्ट इशारा था कि हैरी 
को उसे पहली बार में ही समझ लेवा चाहिए था डॉबी आपको इशारा कर रहा था। शैतानी जादूगर के नाम बदलने से 
पहले सब लोग उसका नाम ले सकते थे! अब आपको समझ में आया? 


हॉ, समझ में आया,” हैरी ने धीमे से कहा “अच्छा तो बेहतर होगा कि मैं चल दूँ! जश्न हो रहा है और मेरी 
दोस्त हर्माइनी भी अब तक जाग गई होगी ...” 


डॉबी ने अपनी बाँहें हैरी की कमर में डाली और उससे लिपट गया 


“डॉबी हैरी पॉटर को जितना महान मानता था, हैरी पॉटर तो उससे भी महान निकला!” वह सुबकते हुए बोला! 
“अलविदा, हैरी पॉटर!” 


और एक तेज चुटकी की आवाज़ के साथ डॉबी गायब हो गया 


मई 


हैरी कई बार हॉगवर्टस के जश्नों में शामिल हो चुका था, प्रतु इस बार जैसा जश्न पहले कभी नहीं मनाया गया 
था। सब अपने पायजामे पहने सारी रात वहाँ खुशियाँ मनाते रहे! हैरी नहीं जानता था कि सबसे अच्छी बात कौन सी 
थी : जब हमडिनी उसकी तरफ चीख़ती हुई भागकर आई, “तुमने इसे सुलझा दिया! तुमने इसे सुलझा दिया!” या जब जस्टिन 
तेजी से मेहनतकश की टेबल से उससे हाथ मिलाने आया और बहुत देर तक माफी मांगता रहा कि उसने हैरी प्र खामस्वाह 
शक किया। या जब हैग्रिड रात को साढ़े तीन बजे आया और उसने हैरी तथा रान के कधों पर इतनी जोर से शाबासी 
दी कि वे लगभग अपने केक की प्लेट प्र गिर गए या जब उसके और रान के चार सौ पॉइंटों के कारण ग्छड़द्वार लगातार 


दूसरे साल हाउस कप जीत गया। या जब प्रोफेसर मैक्गॉवेगल ने खड़े होकर उन सबको यह बताया कि इस उपलक्ष्य में 
प्रीक्षाएँ निरस्त कर दी गई थीं (जिस पर हर्माइनी बोली, “अरे नहीं/)। या जब डम्बलडोर ने यह घोषणा की कि दुर्भाग्य 
से प्रोफेसर लॉकहार्ट अगले साल नहीं पढ़ा पाएँगे, क्‍योंकि उन्हें जाकर अपनी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करना पड़ेगी। 
इस्‌ ख़बर प्र खुश होकर जिन्‌ बहुत से लोगों ने तालियाँ बजाई, उनमें कुछ टीचर्स भी शामिल थो 


“शर्म की बात है,” रॉत ने अपनी प्लेट में एक जैम वाला केक रखते हुए कहा। मैं अब उसे सचमुच पसंद करने 
लगा था” 


न 


स्कूल में सत्र के बचे हुए गर्मियों के दिन सूरज की चमकती धुंध में बीते। हॉगवर्टस एक बार फिर सामान्य हो 
गया था, सिर्फ कुछ छुटपुट परिवर्तत हुए थे : गुप्त कलाओं से रक्षा के विषय की क्लासें अब नहीं लगती थीं (“प्रतु हमने 
उसका वैसे भी काफी अभ्यास कर लिया है,” रन ने असतुष्ट हर्माइनी से कहा) और लूसियस मैल्फॉय को स्कूल के गवर्त्र 
पद से हटा दिया गया था। ड्रेको अब स्कूल में इस तरह इतराता नहीं फिरता था, जैसे वह यहाँ का मालिक हो! इसके 
विपरीत, वह चिडचिडा और अप्रसन्न दिख रहा था। दूसरी तरफ जिनी वीज़्ली एक बार फिर पूरी तरह खुश दिखने लगी 
थी। 


बहुत जल्दी ही हॉगवर्टस एक्सप्रेस से घर वापस लौटने का समय आ गया। हैरी, रॉन, हर्माइनी, फ्रेड, जार्ज और 
जिनी एक ही कम्पार्टमेंट में साथ-साथ बैठे छुट्टियाँ शुरू होने के बाद उन्हें जादू करने की मनाही थी, इसलिए उन्होंने उन्‌ 
आखिरी घटां की आजादी का भरपूर आनद लिया। उन्होंने एक्सप्लोडिग स्नैप खेला, फ्रेड और जॉर्ज के फिलिबस्टर पटाखे 
चलाए और एक-दूसरे को जादू से निरस्त करने का अभ्यास किया। हैरी इसमें बहुत निपुण हो गया था 


वे लोग लगभग किग्स क्रॉस स्टेशन प्र पहुँच गए थे कि तभी हैरी को कोई चीज़ याद आई 

“जिनी - तुमने पर्सी को ऐसा क्या करते देखा था, जो उसने तुम्हें किसी को भी बताने से मना किया था? 
“अच्छा, वह,” जिवी ने हँसते हुए कहा देखो - पर्सी की एक गर्लफ्रेंड है!” 

फ्रेड ने जॉर्ज के सिर प्र किताबों का ढेर गिरा दिया 

क्या ? 


जिबी बोली, “वो है चीलघात की प्रिफेक्ट, पेवीलोप क्छियरवाटरी पर्सी ने पिछली गर्मियों भर उसी को ख़त भेजे 
थे। वह उससे स्कूल में छुपकर मिलता भी था! एक दिन जब वे एक खाली क्लास रूम में एक-दूसरे को चूम रहे थे, तो 
मैंने उन्हे देख लिया वह इतना परेशान हुआ, जब पेनीलोप प्र - तुम जानते हो - हमला हुआ तुम उसे चिढ़ाओगे तो 
नहीं ना ?” उसने चिता से आगे कहा 


“इस बारे में तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते,” फ्रेड बोला जबकि उसकी शक्ल से साफ लग रहा था, जैसे 
उसका जन्मदिन जल्दी आ गया था 


बिलकुल नहीं,” जॉर्ज ने खी-खी करते हुए कहा 
हॉगवर्टस एक्सप्रेस धीमी हुई और आखिरकार रुक गडी 
हैरी ने अपनी कलम बाहर निकाली और चर्मपत्र भी फिर वह रॉव और हर्माइनी की तरफ मुड़ 


उसने चर्मपत्र प्र दो बार कुछ लिखा, फिर उसे दो हिस्सों में फाड़ा और उन दोनों को एक-एक हिस्सा दे दिया 
इसके बाद उसने रॉव को बताया, “इसे टेलीफोन नबर कहते हैं। पिछली गर्मियों में मैंने तुम्हारे डैडी को टेलीफोन का इस्तेमाल 


करता सिखा दिया था, उनसे पूछ लेगा। डर्स्ळी परिवार में मुझे फोन करते रहना, ठीक है? मैं सिर्फ डडली के साथ बातें 
करके पूरे दो महीने नहीं गुज़ार सकता! यह मुझसे सहन नहीं होगा ...” 


जब वे ट्रेन से उतरे और जादू के बैरियर की तरफ जाती भीड़ में शामिल हो गए, तो हर्माइवी बोली, “तुम्हारे 
अकल-आटी तो गर्व के मारे फूले नहीं समाएँगे, जब वे सुनेंगे कि तुमने इस साल क्या कमाल किया, है ना?” 


“गर्व” हैरी ने कहा क्‍या तुम पागल हो गई हो? इतने सारे मौके थे जब मैं मर सकता था और फिर भी मैं 
बच गया ? वे लोग अपने सिर के बाल नांच लगे...” 


और फिर वे मगलुआं की दुनिया में ळे जाने वाळे बैस्यिर से एक साथ बाहर निकल गए। 


अ 


